समन्वय 


सकाशक 
* सार्वेण्ड उपाध्याय, मंत्री, 
सस्ता साहित्य सण्डल, नई दिल्ली 





प्रथम संस्करण, १९२८ 
द्वितीय संस्करण, १९४७ 


हक 


मूल्य 
साढ़े पांच रुपये 





मुद्रक 
भीनाथदास अग्रवाल, 
टाइम टेघुल प्रेस, बनाश्स | 


नये संस्करण के सम्बन्ध मे निवेदन 


“समन्वय? के प्रथम संस्करण की प्रतियोँ, प्रायः तीन वर्ष हुआ, समाप्त हो 
गईं। 'सस्ता साहित्य मंडल? के व्यवस्थापक और मंत्री, भरी मार्तेड उपाध्याय 
के उत्साह से यह नया संस्करण छापों गया है। पूर्व संस्करण की श्रपेज्षा 
इस में बहुत से प्रकरण नये लिखे हैं; प्रभाण-भूत प्राचीन संस्कृत अन्थों के 
आछोक अधिक दिये हैं, और जहॉ-जहोँ वाक्य उलमे और अर्थ संदिग्ध जान पड़े 
वहाँ वहाँ उन को सुलभाने और विस्पष्ट करने का यत्न किया है। मैं चाहता था 
कि टाइप कुछ बड़े होते, पर प्रृष्ठ संख्या डेढ़ी या उस से भी श्रधिक हो जाती । 
और काग़ज़ के दुर्मिज्ष और सब्र प्रकार के मूल्यों की अ्रतित्रद्धि के कारण, 
जिस का हाल प्रत्येक भारतवासी को विदित है, पुस्तक का मूल्य बहुत अधिक 
रखना पढ़ता | इस अन्थ का 'कापीराइ मैने “सस्ता-साहित्य-मंडल? को, पॉच 
वर्ष के लिए, श्रर्थात्‌ संवत्‌ २००९ के अन्त तक के लिए दिया है। इसके 
पश्चात्‌ यह ग्रन्थ 'कापीराइट? से मुक्त हो जायगा; जिस का जी चाहे छुपा 
सकता है | अन्य भाषाश्रों मे अनुवाद के लिए अभी से छूट है । 


गम काशी , ३) ) झआपका सेवक शुभ चिन्तक-- 
स्वराज-देवस, १५ अगस्त, १९४७६३०) ४ न 
सौर ३० श्रावण, सं० २००४ वि० ॥ भगवान्‌दात 


प्रथम संस्करण का निवेदन 


भारती-भण्डार का यह सौभाग्य है कि 'समन्वर्या के रूप मे उसे 
तक्वदर्शी मुनिवर श्री भगवान्‌दास का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भण्डार को 
इस बात का गये है कि इस के द्वारा पहले-पहल आप की पुस्‍्ठक मातृभाषा 
हिन्दी मे निकल रही है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिस के प्रकाशन से 
हिन्दी ही नहीं, समस्त देशी भाषाओं का सल्ष्कक ऊँचा हुआ है, क्योकि 
ग्रन्थकर्ता खसतार के उन इने-गिने छोगों में हैं जो मानवीय जगत्‌ के 
विचारो को कोई वास्तविक निधि दे सकते हैं | हमारा भ्रुव विश्वास है 
कि यह हिन्दी की एक ऐसी पुस्तक होगी जो केवछ भारतीय भाषाओं मे 
ही नहीं; बल्कि विदेशी भाषाओं मे भी अनुवादित होगी। क्योकि जिन 
समस्याओं का इस मे समन्वय हुआ है वे केवल भारत मे द्वी नहीं सभी देशों 
मे, किसी-न-किसी रूप मे, विद्यमान हैं । 


कारण कि यों तो मनुष्य अपने को--बुद्धि-बल के कारण--एथ्त्रीमात्र 
के प्राणियों भे श्रेष्ठ समझता है, और वास्तव मे बुद्धि है भी एक अमोघ 
शक्ति; किन्तु उसी बुद्धि का मानवता ने ऐसा दुरुपयोग मचा रखा 
है कि उस ने अपने को एक बड़े जाल मे जकइ दिया है। क्या उपासना, 
क्या शान, क्या कर, तीनो ही मार्गों में मनुष्य इस समय एक भूल- 
ओुलेया मे पड़ा हुआ दै। और उस में पग-पग पर उसे रूढ़ियों की ऐसी 
ठोकरें खानी पहती,५एँ कि वह मुंह के बल आ जाता है | खेद कि 
अपने फो ऐसी स्थिति में फुँसा देने का जअिम्मेदार स्वय॑ मनुष्य ही है। 


५ न ++५%-- 
ऐसे समय “समन्वय” सहश ग्रंथ ही अन्धकार मे पड़ी मानवता लात 
प्रदान कर सकते हैं, और उन्हें उन रूढियों के टक्कर से बचा सेकते हैं।-.ज) 
किसी समय की सामानत्षिक आवश्यकता की अब ऐतिहासिक चिन्ह मात्र हैं । 
ऐसे द्वी निमनन्‍्धों से हमारा मोह से निबेरा हो सकता है, और मोह से निवेरे 
में ही कल्याण है। तभी भगवान्‌ गीता में कहते हैं--- 
यदा ते सोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति, 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतत्य च |_ 
सो, हमे पूरी आशा है कि समन्वय द्वारा छोक अवश्य ही प्राचीन का नवान 
के साथ देश-्काछानु मार उपयोग करेगा, और उसी के आदर्श पर पुनः एक 
'ऐसे समाज की रचना कर सकेगा जो--- 
कुणुध्व॑विश्वमायस्‌ 
“-इस वेद-मंत्र को सिद्ध कर सके | 


आशा है, इस पुस्तक फा हिन्दी-संसार खूब स्वागत करेगा । 


काशी प्रकाशक 
आवण झुक ११, १६८० वि० | ( राय ऋष्णदास ) 


' अस्तावना 


सगीरथ के रथ पीछे ढछगी भग़ी भागीरथी जग त्तारिबे कौ, 
ढिग भाई जबैे तबै न्हाइबे, पाप मिटाइबे, पुण्य -कमाइबे को 
बेगि चरण विध्याद्िं धरयी जछ पे अति भानन्द ते जड होइ के 
भूलि गयौ है बढ़ाइबे कौ, भरु भुकछि गयो है निसारिबे को 
काशी से प्रायः दस कोस उच्तर-पश्चिम, भंगा के जल में अध्नन्मर्त, 
न जाने कितने सहख वर्षा से, विध्य पर्वत का एक शेल तपस्या कर रहा 
हैगें कुछ दूर से, पू की ओर से देखने से, उस का आकार ठीक मनुष्य 
के न्नरण के ऐसा जान पड़ता है। इसी से उस का नाम चरणाद्वि पड़ा है। 
' ब्रायः दो सहस्स वर्ष पूर्व, विक्रमादित्य के समय से, उस पर दुर्ग बना है। 
“कथा प्रथित है कि विक्रमादित्य के बड़े भाई भतूंहरि ने, विरक्त हो कर 
भाई को राज सौप कर, इसी स्थान मे आ कर तपस्या की, योग साधा 
मोक्ष पाई, अमर हुए। ,किलि मे अमर राजा भरयरी ।” हुगे के भीत्तर 
उन का ससाधि-स्थान अन्न तक दिखाया जाता है। गिरि-दुग के नीचे 
गंगा,के किनारे, एंके छोटी बस्ती बसी है, जिस को गिरि के नाम से ही, 
हिन्दी मे संस्कृत शब्द के रूप का परिवत्तन कर के, ( चरण-ग्रिरि चरनारगढ़, 
चरनार ) घुनार कह्दते हैं। बस्ती सेडेढ कोस पर, पर्वत की दरी मे, झरने के 
किनारे, दुर्गा देवी का पुराना मन्दिर है। किंवदंती है कि कहीं उसी के 
पास, शड्डी ऋषि का आश्रम था, जो मद्दराज परीक्षिप्त को, राजधर्म का 
अल्य ही उल्लूघन करने के लिए, शाप के द्वारा अति उम्र दण्ड दे कर, 
शीमद्धागवत पुराण के अवतार के, परम्परया, कारण हुए. | 
इक बस्ती मे; गंगातट पर, ढाई वर्ष से में ने शरण लिया है। कभी-कभी 
छाशी जाता रद्दता हूँ। प्रीदि-पात्र राय कृष्णास जी ने सौर २८ माघ, १२८१, 
(० के दिन, वहाँ एक बार यदह्द इच्छा प्रकट की, कि मेरे कुछ हिन्दी 
लत और व्याख्यानों का संग्रह छापा जाय। उन की विशेष आस्था उठ 


लेंख-मालछा, पर थी, जो “समन्वय! के चाम.से, मरे प्रिय -मित्र श्रीरल्थिचप्र॒ताद 
गुस के 'आज' नामक देनिक पत्न मे, छुबो', थी ।- इन लेखों "मल एक 
व्याख्यान था जिसे, उन्हीं शिवप्रसादज़ी:का उदास्ता और लोकोंपकार- 
बुद्धि से स्थापित काशी विद्यापोठ *सें,- समावत्तेन- सैस्कोीर के समय, एक 
वार्षिकात्सब से, मैं ने दिया था । इस़ 'के प्रायः एक वर्ष पूर्व, सौर ८ चेत्र 
१९८० वि० को, स्वामभी द्धानन्द जी के अनुरोध से, पुरतुल कागड़ी के समावचन 
संस्कार के अवसर पर, इसी आशय-का व्याख्यान में ने किया था। स्पार्मी जी ने 
उस को छापने की इच्छा की थी; छिपिबद्ध कर के काशी से उन्‌ के पांस भेजा; 
उप्ती व की वर्षोऋतु मे, हृषीकेश, हरद्वार, कांयड़ी, आदि के सन्निकट, गंगा 
* मे संहार-कारक आपूर, संप्लब, आया; गुरुकुछ की सत्र शाल्ाए, पुस्तकें, सामप्री- 
संचय, ध्वस्त हो गये; मेरे व्याख्यग्न की लिपि को भी गगा -ने प्रहण कर के पर्चित्र 
किया; गुरुकुछ को, कनखल मे, नया जन्म लेना. पढ़ें॥ भेरेः व्याख्यान को भरी: 
काशी में; उस के साथ, कुछ और लेख और व्यारुपान भी मिलाये गये। दो , 
केख नये भी इस-सग्रह के लिए. में ने लिखे। कृष्णदात जी की श्रद्धा से सुझे मी: - 
उत्साह हुआ। सब संग्रह का नाम समन्वय” ही रक्‍जा गया, क्योंकि सभी छेखों 
का अभिप्राय, विविध विचारों, भावों, रीतियों का "विरोध-प्रिद्दार और परस्पर 
सम्पन्ध, सम्वाद, समन्वय करना ही है । ; 

राय कृष्णदापत जी ने, अपने मित्र, विख्यात सुकति श्री मेंयिछीशरण गुप्त जो 
के साहित्य प्रेस” मे, इस संग्रह के छपने का प्रशन्व किया। में ने प्रूफु देखा 
तो सही, पर छापाखाना चिरगांव ( जिछ झाती ) मे, और में चुनार में, प्रायः 
डेढ़ सी कोस की दूरी पद; तथा, गर्मी के दो महदीनो मे, ( सन्‌ ६९२८ ४०; 
सम्बत्‌ १९८५ बि० ) नेनीताल और अल्मोड़ा के बीच रानीखेत पंत पर, 
प्रायः चार सो कोस दूर; इस से अशुद्धियां रह गई हैं; अध्येता सज्नन सहज 
में अपनी बुद्धि से इन की शुद्धि कर छेंगे। कृष्णरास जी को जितना ये लेख 
दुचे, उन का चतुर्थाश भी यदि अन्य पढने वाले सज्जनों को रुचें, तो उन का 
और भ्रौ सेयिलीशरण जी का उत्साह, इस संग्रह के छपाने का, सफछ हो; 
और में भी कृतार्थ और घन्यम्मन्य होऊँ | 


ब्मन्‍न्‍न्‍ा».. ५. मन्‍नभनथ 


भतृहरि की कौर्ति से व्याप्त प्रदेश मे आया हूँ, इस लिए जिस शछोक सेः 
उन्‍्हो ने अपने प्रसिद्ध नीति-#ज्ञार-वेराग्य-शतकी का आरस्म किया है, उसीर 
के कुछ परिवर्तित रूप से इस पल्तावना का अन्त करता हूँ । 

याँ ( विद्यां, अहं, जीवात्मा, गूढेन अव्यक्त वेराग्य-बीजेन ) चिंतयामि 

सतत, मयि (जीवात्मरुपे/ सा (विद्या) विरक्ता; सा तु अन्यम्‌ इच्छृति 

जन (परसात्मान), स जनो उन्यसक्तः ( अविद्यायां सक्त;, स्वमहिसानं, 

विद्यापतित्वकुत॑, विहाय, भद्गपं अविद्याडाश्लिष्ट', जीवात्मत्वं घारयति); 

अस्मत्कृते च ( अस्माकं, जीवात्मनां, उद्धरणाय, तारणाय, पूर्वा' बच्घ- 

स्थ <नुभ् दत््वा, “भविद्यया झत्यं तीत्त्वा”, पश्चात्‌, स्व॑ेसगिन्याः 

सपत्न्याश्च विद्यायाः द्वारा मोक्तणाय, * विद्यया इम्रतम्‌ अश्चुते?”, बन्धादू 

उद्ध रणाय, परोक्षेण, गुप्तरूपेण, निरंतर यतमाना जगत्‌कन्नीं भविद्या ) 

परितुष्यति काचिदू अन्या (सा अविद्या एवं); धन्या वय नज्ञु 

परस्परभावबद्धाः । 


“विश्राम चुनार, ही 
सम्बत्‌ू ११९८५ वि० | -संगत्रानद्ासः 


पुनश्च 


यह पुस्तक मूलतः भारती भंडार, काशी! से, श्री रायक्ृष्णदास जी के प्रयत्न 
से छपी, पर अब इस का सारा स्टाक, सस्ता-साहित्य-मंडल”', नई दिल्‍ली, ने 
खरीद लिया है; यह उस संडल के मंत्री श्री मारतण्ड उपाध्याय के पत्र से मुझे 
विदित हुआ | अब यह पुस्तक 'मंडल” की ओर से ही प्रकाशित मानी णानी 
चाहिए । 





शान्तिसदन, घिगरा, 


बनारस फेट, ६०-५०-४० ६० सगत्रानदासल 


विषय-छूची 


हु 


गणपति-पूजा ५५४ कक १ 
स्वे-मत-समन्व॒य हा २३४ ८ 
चित्रगुप्त न श २०६ 
सव-धर्म -समन्व॒य ( सब धर्मो-मज़हवों की एकता ) २७० 
प्रणव की एक पुरानी कहानी ध २७१ 
प्रशव की कद्दानी का परिशिष्ट मा २६६ 
सहाससन्बय॒ ,, कर ३०४ 


(प्रत्येक प्र्ठ पर नये शीपेक रख दिये गये हैं; पाठक सज्मन 
उन का इस सूची का सविस्तर उपबूंहण जाने। ) 


समन्वय 
456 70 


१, गणपति-पूजा& 
॥ 
गणानां त्वा गणपत्ति हवामहे, 


प्रियाणां सवा प्रियपदि हवामहे, 
निधीनां त्वा निधिपतति हचामहे | 
अमृत-विप-पान 
नेषध चरित नामक प्रसिद्ध काव्य मे श्लोक है--- 
सततमअम्तादुपुवा5द्वाराद्‌ यदूभापदूभारो चक, 
तदूअखतभुजां भर्त्ता शंभुगविषं छुआुजे विश्वुः । 
देवता सदा अमृत पीया करते हँ। उन के पति, सत्रसे बडे देवता, महा-देव 
का वया कहना है। वे तो नित्य नित्य उत्तमोत्तम अमृत बहुत दी पीते होंगे | पर 
इस नित्य-नित्य के अमृतपान से वें उठ्िम हो गये। उन की अरोचक दो गया । 
तो मनफेर के लिए उन्हों ने हलाहल विफ पी लिया। 
आप लोगों को अच्छे-से-अच्छे शान्पत्ष विद्यान्‌ अध्यापकों के व्याख्यान 
सुनते सुनते अवश्यमेव अ्रजीर्ण हो गया है, दसी लिए व्गप को मेरी हृटी-फृदी 
घने मुनने की इच्छा हुई, और आप ने अनुगेघ कर के मुक्त को यहाँ बुलवाषा | 
पर मे, गयपतिउत्सन के 
बह प्रधम अध्याय ए। 


शक 








काशी विश्व विद्यालय में, भाद्रपद्र सं० ३ 
सम्बन्ध में, व्याख्यान हुआ; उस का परिद्वश्त रूप ये 


श्‌ उत्सवों के प्रकार [ सम० 


मुझे सचमुच व्याख्यान देने का अभ्यास नही | इस प्रकार से सभा मे बोलने मे 
बहुत श्रम ओर थकावट मानता हूँ, और उस पर अधिक कठिनता यह है कि 
भमभटठ के कामो से अवकाश भी नहीं कि कुछ अध्ययन कर के, कुछ सोच-विचार 
के, व्याख्यान की सामग्री एकत्र करूँ। आज ही कथंचित्‌ घटे दो घटे मे एक 
दो पुराण उलट-पलट कर, गणेश जी की कथा कुछ देख पाया हू | गणपति- 
उत्सव मे गणपति की कथा ही कहना उचित है । 


उत्सव और हिन्दू धर्म 


छात्रो को विशेष कर, और मनुष्यमात्र को सामान्यतः, उत्सव बहुत प्रिय 

होते हैं। खेल, मन-बहलाव, किस को नहीं अ्रच्छा लगता १ सब देशों मे, सच्र 
जातियों मे, किसी न किसी बहाने से उत्सव मनाये जाते हैं ।. मुस्लिम बस्तियों में 
ईद, शवेबरात, बारावफात, मौलूद, मुहर॑म आदि के नाम से; पच्छिम के ईसाई 
देशो मे ईस्टर, क्रिस्सस, कार्निवल, घुब्दौड़, नावदौड़, आदि के व्याज से; और 
थियेटर, सिनेमा, तो बड़े शहरों मे हर रात जारी रहते है, जैसा अब सभी देशों 
मे हो चला है। यहाँ की भी पुरानी प्रथा रही है कि उत्सव प्रायः धर्म के नाम 
के संबन्ध से मनाये जायें । प्रसिद्ध है कि हिंदू का खाना, पीना, सोना, जागना, 
उठना, बैठना, छींकना, खासना, रोजगार, व्यवहार, सभी धर्म के नाम से होता 
है | यहाँ तक कि चोरी और ठगी भी भवानी की पूजा कर के और श्रच्छा मुहूर्त 
देख के चोरधर्मशातत्र के अनुसार होती रही है। महामहोपाध्याय श्री दरप्रसाद 
शास्त्री को सचमुच एक चोरघमंशास्त्र की, सस्क्ृत मे, प्राचीन पुस्तक मिली । यदि 
धर्म? का अर्थ हेत॒युक्त, कार्यकारण-सम्बन्ध के अनुसंघान से पूर्ण, लोक-'धारकः?, 
लोक-सग्आाहक सत्कर्मोपयोगी ज्ञान समझा जाय, जो ही 'सायंस? और शास्त्र का भी 
सच्चा अर्थ है, तो प्राचीन ओर नवीन भावों का समन्वय हो जाय; यथा सब ही 
कर्म, सब ही आहार, विहार, व्यवहार, धर्म! अर्थात्‌ सायस? अर्थात्‌ दृष्ट- 
अहश्-फलबवोधक सजजान रच्छास्त्र के अनुसार होना ही चाहिये | अस्तु | उत्सवों 
का धर्म से इस देश मे घनिष्ठ सम्बन्ध बहुत काल से हो रहा है । यदि सूची 
तयार की जाब तो स्यात्‌ वर्ष के तीन सो पेंसठ दिनो के लिए; कम से कम सात 


१. गण० ] प्रमोद भी, शानइड्धि भी 


सौ बीस त्यौहार निकल आचेंगे। पर मुख्य त्यौहार दो प्रकार के'हैं,' ऐंक 
युगादि पर्व अथवा ऋतुपरिवर्तन सम्बन्धी, जैसे वसतपचमी, होलिका, देवशयन;“ 
देवोत्थान, आावणी, दीपावली, शरत्‌-पूर्णिमा, कार्तिकी-पूर्णिमा, आदि । और 

दूसरे ऐतिहासिक, पौराणिक घटना सम्बन्धी, जैसे रामनवमी, विजयद्शमी, कृष्ण- 

जन्माष्टमी, शिवरात्रि, वामनह्वादशी, हर्सिहचतुर्दशी, हनुमानचतुर्दशशी आहठि। 

गणेशचत॒र्थी को पौराणिक इति-इत्त का स्मारक उत्सव समभना चाहिये | 


परिश्रम और विनोद 

अंग्र जी मे कहावत है “आल वर्क ऐर्ड नो गले मेक्‍्स जैकू ए. डल ब्वाय ,?? 
अर्थात्‌ यदि लड़का पढने लिखने ही मे दिन रात परिश्रम करता रहे, और 
खेल कूद कुछ न करे, तो उस की बुद्धि मन्द हो जाती है। इस न्याय का परि- 
णामरूप दूसरा न्याय, छात्रों ने अपने लिए, बना लिया है कि “आल प्ले ऐड 
नो वर्क मस्ट मेक जैक ए. ब्राइट व्वाय ,” अर्थात्‌ यदि लड़का खेल कूद ही मे 
लगा रहे, और पढना लिखना न छूवे, तो अवश्यमेव उस की बुद्धि बड़ी तीजत्र 
ओर स्फूर्तिमती हो जायगी ! इसी से आप देखते हैं कि स्कूल, कालिज, 
पाठशाला, मदरसों मे, प्रायः सात-आठ महीने अनध्याय होता है और पॉच 
चार महीने पढाई । पर छात्रशुमचितक अ्रध्यापक-मडली इस फिक्र में रहती हे 
कि किसी प्रकार से अनध्यायो मे भी अध्ययन का काम करा लिया जाय । इस 
लिए, उत्सवो मे भी आप लोगो को किसी व्याज से लेकचर, व्याख्यान, ही सुनवा 
दिये जाते हैं । ठीक ही है, खेल से काम को, और काम से खेल को, मदद 
मिलनी ही चाहिए | 


कमंणि भकमे यश पश्येदू, अकसंणि व कस यः, 
स चुद्धिसान्‌ मनुष्येपु, स युक्तः कृत्खकसंझत्‌ । 


कर्म मे भ्रकर्म को, ओर अकर्म मे कर्म को, जो देखता ओर पहिचानता हे 
वही तो मनुष्यों मे बुद्धिमान्‌ है, योगी है, सब कामो को करने वाला है |? 
इस गीता के श्लोक का भी कुछ ऐसा ही अर्थ होगा । और भी--- 


है परस्पर सहायकता [ सम० 


सहयज्ञा॥ प्रज्ञा: सट्टा पुरा उवाच प्रजापतिः, 
देवान्‌ू भावयता5नेन, ते देवा भावयंतु बः 
परस्पर भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 


“प्रजापति ने यज्ञ की विधि के साथ मानव प्रजा की रचना कर के कहा कि 
तुम लोग इस यज्ञ से देवताओं का पोषण करो, तब वे देवता ठ॒म्हारा पोषण 
करेंगे; परस्पर सहायता करते हुए, दोनो परम श्रेयस को पाओगे ।! 

इस का भी अर्थ यो लग सकता है--देवनात्‌ खेलनादू देवाः, मननाद्‌ 
अध्ययनान्‌ मनुष्या:, देवनं च मनन च परस्पर भावयतः । खेलने से छात्र 
हृष्ट पुष्ट होते हैं, उस से अध्ययन के लिए, उत्साह और बल अधिक होता है । 
तथा उत्साह और बल से अध्ययन करने के बाद खेलने की इच्छा भी अधिक 
उत्कग होती है । उचित खेल से, हर्ष की, ह॒ष॑ से प्राण का, इड्धि होती है । 

इस प्रकार खेल-कूद का और ज्ञानवृद्धि का, उत्सवो का और व्यावहारिक 
परिश्रम का, अ्रन्योड्न्याश्रय है। 


गणपति की उत्पत्ति 

आप लोग तोन दिन से गणेशोत्सव मना रहे हैं, तो गणपतिपूजन का 
समयोपयोगी अर्थ भी कुछ लगाना चाहिये | 

पच्छिम की रीति से पढ़े लिखे विद्वान्‌ यह कहते हैं, कि गणेश मूलतः 
आर्यों के देवता नही, किठ भारतवर्ष की किसी असम्य ग्राचीन जाति के विरूप- 
कुरूप देवता हैं, जिन को आय लोगो ने उस असम्य जाति को जीतने के बाद उस 
के सांत्वनार्थ अपनी देवमए्डली मे मिला लिया। इस विचार मे कितना अ्रश सत्य 
है कितना मिथ्या, इस के विवेचन की शक्ति मुझ में नहीं। इस का निर्णय आप के 
महाविद्यालय के महापरिडत पुरातत्ववेत्ता अपनी सक्ष्मेक्षिका से करेंगे | मै तो 
भरी गणेश जी के रथूलकाय के अनुरूप स्थूल दृष्टि से इतना ही देखता हैँ कि, 
पहिले जो कुछ रहे हों, अच तो ये आयों के परम आर्य देव, विकृत रूप होते 
हुए. भी चड़े सुन्दर रूपक के आश्रय, हो रहे हैं। तो भी यहाँ इतना कहना अनु- 
चित न होगा कि इन पाश्चात्य विद्वानों का विचार सर्वथा निर्मल नहीं है | 


१, गण० ] गणेश के नाम-रूप 


मानव-ण्ह्यसूत ( २। १४ ) से जान पड़ता है कि पहिले।) चार «विनायुक माने, 
जाते थे, ( १) शालकटकट, (२ ) कृष्माडराजपुत्र, ( ३०) अजस्मिते; (.४“) 
देवयजन | तथा यह माना जाता था कि ये मनुष्यों मे, ज्लियो मे, बॉलेकों मे 

प्रेततत्‌ आवेश प्रवेश कर के विविध उपद्रव करते-कराते थे । और इन की शांति, 
मद्यममासादिक के अपंण तर्पण से, की जाती थी, जैसे आजकाल भी, विशेष कर 
“छोटी? अथवा नीच” कहलाने वाली जातियो मे, और पर्वतों मे अधिकतर, 
भाड-फूंक, टोना-टोटका, उतारा, डोला आदि के विविध उपचारो प्रकारो से, 
भूत-प्रेतादि की और रोगादि की, की जाती है। याशवल्क्यस्मृति के समय आने तक 
ये चार एकत्र कर के एक बना लिये गये थे, पर नाम इस एक उपदेव के छ रहे, 
जो उक्त चार के ही रूपातर हैं, यथा, शाल, क्कट, कूष्माड, राजपुत्र, मित 
आर सम्मित ( १-२७१, र८४ )। # 


% वाल्मीकि रामायण में, तथा महामासत मे, सालकटंकट और शाल- 
कटंकण शब्द राक्षुस-राक्लसी के नामो मे मिलते हैं। आधुनिक मंगोलियन जाति 
इस 'राक्षुस?-नामक महाजाति की वश-परंपरा मे जान पडती है। यथा भुद्रा-राक्षस? 
नाटक से विदित होता है कि नद्‌ का मंत्री 'राक्षुसः, अर्थात्‌ तिब्बती या चीनी, 
था| इस प्राचीन महाजाति का वासस्थान, अय्लाटिस महाद्वीप, जलग्रलय से 
समुद्र-मम्न हो गया, सहसों वर्ष पू्वे, ऐसा कुछ वैज्ञानिको का विचार है। सभव है कि 
यह नाम ओर रूप चीनियों तिब्बतियों के द्वारा अदल-बदल कर भारतवर्ष में 
पहुँचा हो | बुद्धदेव के पहिले, पुराण काल मे, तथा उन के पीछे, सम्राट हर्ष- 
वर्धन के समय तक “चीन? देश और भारत में परस्पर व्यवहार और यात्रियों 
का आना-जाना था, यह प्रायः असदिग्ध है। हिमालय समूह के अतर्गत गध- 
मादन पवेत पर, 'नर-वाहन? कुबेर के “यक्ञ-राक्षुसो? से, भीम के युद्ध का वर्णन 
महाभारत भे है, कुबेर पहिले भारत के दक्षिण 'लका” में रहते थे, उन की वह 
राजधानी, जब उन के छोटे भाई राक्षस-शिरोमणि रावण ने उन से छीन ली, तब 
उत्तर मे आ बसे, ओर 'अलका? की रचना कराई; इत्यादि कथाओं से, भारत के 
दक्षिण, पूवे, और उत्तर मे 'राक्षुस? जाति के मनुष्यों के विस्तार की सूचना होती है । 


६ जैसे पूजक वैसे पूज्य [ सम० 


इस परिवत्तन से कया अर्थ निकालना चाहिये ! ६ कक 
बात यह है कि सभी संसार परिवर््तनशील है | सम्यता-शालीनता, इ्ट-पूज्य, 
पूजा-अर्चा, विश्वास-आचार, रहन-सहन, ,सभी के रूप बदलते रहते है । मूलतत्त्व, 
जिन का ग्रतिपादन दर्शनों में किया है, नहीं बदलते । मनुष्य की प्रकृति के 
बहुविध अंशो, अबयवो, अलो, पहलुओं, गुणो के परिवर्चमान अभिव्यजनो- 
प्रस्वापो, आविर्भावों-तिरोमावो, के अनुसार, उस की सभी सामग्री बदलती रहती है । 

श्रद्धामयो<थं पुरुष), यो यच्छुदछः स एव सः; 

यजंते सालिका देवान्‌, यक्षरक्षांसि राजसा:, 

प्रेतान भूतगणांबचान्ये यजंते तामसा जनाः; 

देवान्‌ देवयजों यांति, मद्भक्ता याँति मामपि । ( गीता ) 

यदन्नः पुरुषो भवति तद्ल्वास्तस्य देवताः | ( रामायण ) 

“्रद्धा ही पुरुष का स्व-भाव है, तात्विक स्व-रूप है, जिस की जो श्रद्धा 
है, हृदय की इच्छा है, वही वह है, सात्विक जीव देवो को पूजते है, राजस, 
यक्ष-राक्षसों को; तामस, भूत-प्रेतों को। देवताओं के पूजने वाले, देवताओं के 
पास जाते हैं, मेरा भक्त मेरे पास आता है। जो अन्न मनुष्य खाता है वही 
उस के देवता खाते है |? 

अर्थात्‌ तामस प्रकृति के मनुष्यों के देवता भी तामस, राजसो के राजस, 
सात्तिकों के सात्तिक | गुणो से परे, गुणों के मालिक को, स्वामी को, आत्मा को, 
पहिचानने वाले आत्मवानो के लिए, एक आत्मा सर्वव्यापी स्बंेवमय दी 
देवता है । 

ज्यों ज्यो मनुष्योे। की प्रकृति मे, अर्थात्‌ प्राकृतिक ग्रुणो के आविष्कार मे, 
उत्कर्प होता है, तमस्‌ कम और रजस्‌ अधिक, फिर रजस्‌ कम ओर सत्त्व अ्रधिक, 
त्यों त्यों उनके देवताओं मे भी उत्कर्ष होता है । 

इस से यह नहीं समझना चाहिये कि राजस तामस उपदेवता कहिये, शक्तियाँ 
कहिये, भूत-प्रेत-पिशाचादि कहिये, सर्वथा मिथ्या हैं, केवल कल्पना हैं, अत्यता- 
सत्‌ हैं | ऐसा नहीं। उन मे भी वेसी व्यावह्वारिक सत्ता है जैसी सात्विको में | 
किठु पूजकों भावकों की भावना, कल्पना, वासना, के अनुसार, भावित इष्ट का 


१. गण० ] देवो का भी क्रमिक उत्क्षे 


आकार और बल भी होता है, घटता, बढ़ता, और लता हे भा की वक्त, 
भावित-इन शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि पूजक की भावना ही, देवता 
का आकार, विग्रह, सम्भूत होता है । 
“ “जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ।”? 
मननात्‌ ब्ायते इति मंत्रः । मंत्रमूतिदंचः । 
भक्तानामअनुकपाथ देवो चिग्रहवान भवेत्‌। 
ये यथा मां प्रप्॑ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | इत्यादि । 

“मनन करने से जो त्राण॒ करे वह मत्र। देव की मूर्चि मत्र है, मंत्र के अनु- 
सार है। निराकार परमात्मा ही,तो भक्तों के अनुग्रह के लिए, उन की भावना के 
अनुसार, विग्रह, श्र्थात्‌ शरीर, धारण कर लेता है। जो जैसामुमे मजते हैं, मे 
भी उन्हे वैसा ही मजता हूँ, वैसा ही देख पढ़ता हैँ ।? हर 

यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि, मनुष्य, जैसे दृश्य स्थूल 
पदार्थों और पशुओं से अपने प्रयोजन, अनुसार काम लेता है, उन के आकार 
प्रकार बदल लेता है, और उन को सिखा लेता है, वैसे ही अदृश्य, अल्पदृश्य, 
सूछम देवोपदेवो के विषय मे भी काम करता और लेता है | पर इन के विषय 
में मानस भावना सुख्य साधन है | जगली शिकारी, मगयु, व्याध मनुष्य की 
सामग्री, हथियार, कुचे, आदि, जगली होते हैं, कृषक और नागरिक की 
नागरिक, परिष्कृत, सस्कृत, अन्न, वस्र, णह, रथ, हृष्ट पुष्ठ गाय, बैल, घोडे, 
आदि | क्रमशः उत्कष होता है। ऐसा उत्कर्ष और परिवर्तन हो सकने मे हेतु 
यह है कि तीनो गुण, सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌, सर्वदा अन्योन्यसबद्ध हो कर, 
घट्ते बढते रहते हुए, अप्रथकृकार्य हैं| रुद्र ही शिवशकर हो जाते हैं, भव ही 
संहारकर्ता हर हो जाते हैं | विषूणु ही मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह,वामन आदि | 
गौरी ही काली, चंडिका ही अन्नपूर्णा । वही मनुष्य अभी स्नेही अभी क्रोधी, 
अभी हँसमुख अभी रोनीसूरत, अभी आलसी अभी उत्साही | 

निष्कर्प यह कि, पूर्वरूप गणेश जी का ज्वाहे विकट शाल्कटकट आदि का 
रहा हो, पर अन्न तो चिर्काल से शुद्धि ओर सस्कार होते होते सर्वप्रिय गोलमोल 
बालक का हो गया है। 


* गणपति का अर्थ पू सम« 


जिस सुन्दर अवँन में इस समय हम आप सब बैठे हैं, उस को यदि कोई कहे कि यह 
मूलतः मत्तिका है, तो अवश्य अंशतः सत्य है| पर क्या सर्वथा सत्य है ! क्‍या 
यह केवल मृत्तिका ही है? क्‍या इस मे इस के बनाने वालो की बुद्धि का सौदर्य नहीं 
है ! हम सब के शरीर ही पाचमौतिक हैं । पर क्या केवल पंचभूत ही इन मे हैं ! 
आत्मा भी तो है। गणेश जी चाहे कही से आये हो, इस समय तो सब देवताओं के 
आगे उन की पूजा हो रही है | उन की उत्पचि के विविध पौराणिक आख्यान ही 
कहते है कि वे मिट्टी से बनाये गये | पर बनानेवाले की शक्ति भी उन में है, और, 
इस कारण, पीछे जो उन की महिमा हुईं वह उन के नाम ही से सिद्ध है, 'सर्वदेव- 
गणाना ईशः पतिः, गणपतिः, गणेश; ।? मभिन्‍न भिन्‍न पुराणों मे थोड़े थोडे भेद 
से कथा कही है, पर मुख्य बातें समान हैं। शिवपुराण की शान-सहिता मे 
कहा है, 


कियता चैव काछेन जया च विज्ञयया सखी, 
पावत्या व मिलित्वा च विचारतत्परा5भवत्‌ ; 
रुद्वस्थ व गण। सर्व नंदिस्टंगिपुरःसराः, 
प्रसथावच ह्यसंख्याताः, हस्मदीयों न कश्चन; 
द्वारि तिष्ठंति सर्वेडपि शिवस्याज्ञापरायणाः--- 
इत्युक्ता पावेती देवी सखीभ्यां रुचिरं बचः । 
मदीयः सेवकः कदिचद्‌ भवेत्‌ शुभतर३, तदा 
ममा5क्षायाः पर॑ न अन्यद्रेखामान्न॑ चलेद्हह; 
इति विचाय सा देवी करयोः मरूसंभवस्‌ 
पकमउत्साय तेनैव निर्ममे पुम्नक॑ छुभम्‌ । 


, दला-दली 
पर्वत की बेटी पार्वती की दो सल्ली, जया ओर विजया | नाम ही से इन 
लड़कियों की लडाकी प्रकृति का परिचय होता है| पर्व॑तनिवासी जातिया प्रायः 
दूसरों से जित बिजित नहीं होतीं, स्वय दूसरों पर जय विजय पाती रहती हैं | इन दोनो 
ने पार्वती को सलाद दी कि रुद्र जी के तो नन्‍्दी, #ूंगी, आदि असंख्य प्रमथ-गण 


$. गण० ] अहता, राग-द घ, कलह 


पक | चृिहबाणछ आर मय 


श्र 


नौकर हैं, जो सदा उन की आज्ञापालन के लिए सिर ऊँचा किये, हुएं-तंयाएक 
हैं, पर आप का कोई एक नौकर भी नही जो आप के कहे को रेखामात्र भी न 
टाले । बस क्‍या पछुना था, ,ऐसी सलाह तो झट मन मे बैठ ही जाती है; घर 
मे पहले छोटे बच्चे लबते हैं, तब उन की धाय अपनी अपनायती दिखाने को 
लडती हैं, फिर उन की माय उन का उन का पक्ष लेकर लड॒ती हैं, फिर उन के बापो 
को, आपस के सगे भाइयों को, विवश हो कर लड़ना पड़ता है, और घूल्हे अलग- 
अलग किये जाते हैं | जो दशा मनुष्यलोक की, सो दशा देवलोक की । जीव की 
प्रकृति तो रागद्व घात्मक सभी लोकों भे एक सी है। पार्वती देवी ने पानी मिद्दी 
से, ( किसी पुराण मे लिखा है, अपने पसीने की मैल से ), भादों सुदी चौथ को, 
खूब मोटा ताजा 'पुत्र॒क' (पुत्तलक) बेटा बना कर महल के दरवाजे पर खडा कर 
दिया, और हुक्म दे दिया कि कोई न आने पावे, विशेष कर के शिव-शकर तो घुसने 
ही न पावे । हुकूमत मे बढ़ा रस है, और हुकूमत का अर्थ है दूसरों की निष्कारण 
भी रोक टोंक, डाँट घोंट, करमा, और अपनी शान मशीखत दिखलाना। 


'सफ्राजेटिज़्म' ( स्रीराज्यं ) 


लोग समभते हैं कि 'सफ्राजेटिज्म?, अर्थात्‌ स्लियो का शासनादि कार्य में 
पुरुषों के तुल्य अधिकार चाहना, यह एक नई बात पब्छिम के देशों ही मे पैदा 
हुई है । एसा नहीं। बडा पुराना भाव है, और इस के पोषक उद्र-हृदय पुरुष 
भी हो गये हैं। आर्य-शिरोमणि भीष्म-पितामह इसी कोटि मे हैं | त्ल्रियों की, 
अपनी माताओं, बहिनो, पत्नियों की, सदा निन्‍्दा करना, इस अभागे देश की 
चाल बहुत काल से हो रही है। मध्यकालीन संन्यासी शकर से भी न रहा गया, 
कह मारा, “द्वारं किमिक नरकस्य नारी ।” संन्यासी को ऐसी निनन्‍्दा करने से क्‍या 
मतलब १ स्वयं भी तो माता के गर्भ से ही जनमे थे, और तमाशा यह कि बड़े 
मातृभक्त थे, यहाँ तक कि सन्यासी होते हुए भी, उस आश्रम के विरुद्ध, इन्हों ने 
माता का अन्त्य-सस्कार किया ! उत्तम ऋषियों के माव दूसरे थे | , 
जीणें भोजनसात्नेय,, गौतमः श्राणिनां दया; 
चृहस्पतिरविश्वास. ; भागवः स्त्रीपु मादेवस्‌। 


१० नारी निर्दोष; पुरुष ही दोपी [ सम॒० 


“जत्र पहिले किया हुआ भोजन पच जाय तब ही फिर भोजन करो, अन्यथा 
नहीं, यह आज्रेय ऋषि का उपदेश है; सत्र प्राणियों पर दया करो, यह गौतम 
का; अत्यन्त विश्वास किसी पर मत करो, यह बृहस्पति का;. ल्लरियो से सदा मृढुता 
का व्यवहार करो, यह भागव का |? 

' वीरश्रेष्ठ भीष्म ने पुनः पुनः ( शान्तिपर्व, अ० २७२, चिरकारी उपाख्यान 
में ) कहा है--- 


एवं स्त्री नापराप्षोतरि, नरः एवापराध्यति; 
च्युश्वरश्ष भद्दादोषं नर एवापराध्यति । 
नापराधो5स्ति नारीणां, नर एवापराध्यति; 
स्वेकार्यांपराध्यत्वान्नापर।ध्यन्ति . चाज्ना३ । 


अर्थात्‌, त्री चाहे जो कुछ करे अपराध पुरुषों का ही है, जो कुछ अपराध 
होता है वह ज्लियो के विरुद्ध पुरुष ही करते हैं। त्री नही अपराध करती। पुरुषो को 
कोई हक नही कि स्त्रियों को गाली दे । स्त्रियों को गाली देना स्त्रियो के ही जिम्मे 
छोड़ा जाय तो इस गाली देने के काम मे कभी कोताही न होगी। एक दूसरे की 
बुराई पीठ पीछे खूब कर लेती हैं ! पुरुषों को क्या प्रयोजन कि अबलाओ को 
गाली दे कर अपना गौरव गाम्भीर्य खोबें और छिछोरापन दिखावें ! 


तो इस तुल्याधिकार की अमिलाषा ओऔरः प्रतिस्पर्धा से गणपति की सृष्टि 
हुईं। आज काल भी प्रत्यक्ष ही देख पढ़ता है कि तुल्याधिकार के दावे से ही तो 
दलबन्दी होती है । और दल हुआ तो उस दल के शअ्र्थात्‌ गण के पति की, 
नेता-नायक की, आवश्यकता होती है, और नायक बनाये जाते हैं, चाहे मिद्ठी के 
ही क्‍यों न हों। इसी वास्ते गणपति का दूसरा नाम भी वैसा ही अन्वर्थ और 
अर्थगर्भ है। वि-नायक, लीडर, शब्द का अर्थ ही है, विशिश्टे नायकः | 

अच्छा तो अच नायक ही हो कर क्‍या लाभ, जो दलों मे मिड़न्त न हो ? 
त्रिना इस के दलादली का रस कैसे आवे १ तो गणेश जी को हुक्म हुआ कि 
शिव जी को रोक देना | 'लीडर! लोग, दलपति गणपति लोग, अपने दल की 
टेक रखने के लिए, 'शिव? को भी, भलाई को भी, रोक देते हूँ, जब तक अपने 


श्र 'मियो-बीत्री की लडाईं * [ सम्‌० 


नोबत आई; फिर मारो? की | हुईं मारपीय। गणपति तो मोदे ताजे खास इस 
काम के लिए बनाये ही गये थे । 
भवद्भवनदेहलीविकटतुण्ड दण्डाह ति- 
ब्रुन्‍न्मुकुदकोटिमिमघवदादिभिभू यते । 
'सूँड की झपेट हृटत सुकुट देवराज को ।* 

शिव के गणो को उन्हों ने मार भगाया । और जिन देवो को, इन्द्र, वरुण, 
कुबेर आदि को, अपनी सहायता के लिए वे बुला लाये उन की भी यही दशा 
हुईं। इधर से चंडिका लोग सब प्रकार से अपने गणपति की सहायता करती 
रहीं | अ्रन्त मे, आगे हो कर विप्णु लड़ने आये, उन से लड़ने मे गणपति जी जो 
उलमे तो शिव ने मौका पा कर पीछे से जा कर गणपति का सिर निशूल 
से काट डाला। दूसरे दल के लीडरो को धोखे से भी परास्त करना आज काल 
भी शुद्ध धर्म समझा जाता है। दूसरा भी अर्थ हो सकता है, 

विसिनोति, व्याप्नोति, जगत सर्वे, इति विष्णुः । 

महतूतत्त्व बुद्धितत्व का सारभूत, परम सात्विक, अव्यक्त हो कर व्यापक, 
आध्यात्मिक शञान। यदि अहंकार की अधम तामस राजस बुद्धि से प्रेरित, अशानी, 
अल्पश्ञानी, कोई जीव उस ज्ञान से लड़ेगा, तो उस जीव का शिरशछेद, शिव 
अथात्‌ रुद्ररूपी उत्तम तमसू द्वारा होना उचित ही है | आगे फल अच्छा होगा । 

पर तत्काल इस जीत का फल अच्छा नहीं हुआ | चडिका देवियाँ परम 
ऋुद्ध हुई । बच्चे पर आपत्ति आवे तो गाय भी सिहिनी हो जाय | प्रलय की 
तयारी हो गई । जब्र मियो-त्रीनी मे लड़ाई ठने तो सिवा ग्रहस्थी के प्रलय के 
और क्या हो सकता है १ सर्वनाश होते देख कर नारदादि ऋषियों ने, जो उस 
समय के “एडिटर, पत्र-सम्पादक-स्थानीय, थे, इधर उधर की “रिपोर्ट” जमा 
किया करते थे, ससार का हाल घूम घूम कर बडे शौक से देखा करते थे, और 
कलह ओर युद्ध मे विशेष रस मानते थे, क्योंकि इन के बिना तो “पेपर” की 
बिक्री ही कम हो जाय--इन ऋषियों ने दोनो पक्चो को, 'मैन वर्सस घुमन? को, 
समभा-बुका कर सुलह कराई । ग्लव ही हो जाय तो फिर तमाशा देखने की 


१. गण॒० ] गणेश की अकल का बदलना १३ 


कहॉ मिले, 'पेपरः बिलकुल बन्द ही हो जाय | यदि अशान का सबंदा उच्छेद 
हो जाय तो ज्ञान का भी प्रयोजन बाकी न रह जाय, स॒ध्टि समाप्त हो जाय, लीला 
बन्द हो जाय | चाहिए यह कि अज्ञान थोड़ी मात्रा में बना रहे, और ज्ञान की 
हुकूमत उस पर हो, तब लीला मे सुख आवै | इस लिए, विनायक के रूप मे परि- 
वर्तन होना आवश्यक हुआ | गणेश जी का अपना पहिला निरुंद्धि लड़के लडके 
का सिर तो मिला नही; नष्ट हो गया; विष्णु कहीं से खोज कर एक दॉत वाले 
हाथी का सिर लाये; वही चिपका दिया गया, और गणेश जी चंगे हो कर चटपट 
उठ बैंठे | 'लीडर? को, गणपति को, सब से बड़ा मूँड चाहिये ही। पार्वती के 
पुत्र तो थे ही, शिव ने भी उन को अपना बड़ा पुत्र माना, और गणमात्र के पति 
नियुक्त हो गये । सभी गयणो के | 


गणानाँ त्वा गणपत्ति हवामहे + 


नारद 

जीवस्य नरसस्‍्य इद नार॑, संसरण, भ्रमण, तद्‌ ददाति इति नारदः, बुद्धे: 
कलहप्रवर्तंको राजसो भावः । जीव को ससार मे भ्रमण कराने वाली कलहिनी 
बुद्धि की जो वासना है वही नारर। पर उस वासना के भी हृदय मे विष्णुभक्ति 
छिपी है। आपो नारा: अयन॑ शयनस्थानं॑ युस्य स नारायण, तत्‌ स्थान नार, 
मोक्तं, अपि भ्रामणानन्तरं ददाति, इति बुद्धे! कलहनिवर्त्तकः सात्िको भावः अ्रपि 
नारद: । परमात्मा के अयन शयन के स्थान को, मोक्ष को, जो ससार में भ्रमण 
कराने के अनन्तर, जीव को दे, वह बुद्धि का सात्विकजशञानात्मक भाव भी नारद | 


गणपति की प्रतिष्ठापना तथा विवाह 
पर सूखे साखे नीरस कुरस महा मँकेटवाले गणपतित्व से गणेश जी को 
सन्तोष नहीं हुआ । “लीडर लोगों को, मिहनत के बदले मे कुछ रस भी तो 
मिलना चाहिये | थोद्य अज्ञान तो रही गया है। फर्माइश किया कि मेरा व्याह भी 
होना चाहिये । पर लीडर” महाशय अकेले कहाँ लीडरीं का रस चीखने पाते 
हूँ ! शंकर के पहिले पुत्र, छः मुख वाले, जिन के कई नाम हैं, पस्मुख, पाण्मातुर, 


श्ड छः सुख के बडे भाई [ समृ० 


कात्तिकेय, स्वामिकात्तिक, साम्ब, ख़हाण्य, सनत्कुमार, सेनानी, गुद्द, कुमार, स्कद, 
महासेन, तारकारि, आदि, वे भी आ पहुँचे। एक एक नाम का अर्थ है। छ 
मुख से छुः कत्तिकाओं का दूध पीया था। 


वि यः तस्तस्भ षड्‌ इमा रजांसि 
अजस्य रूपे किमपि स्विदेकस्‌। ( ऋग्वेद ) 


सौर सम्प्रदाय मे, सौरजगत्‌ मे, सौर व्यूह-समूह मे, जो प्रथिवी के सहश छः 
अन्य अह आकाश मे थमे हुए घूम रहे है, उन सब्च मे से, अनेकानेक जन्म जन्सा- 
न्तर में घूमता हुआ, सब का अनुभव कर के, सब का ज्ञान सचय कर के, सब के दूध 
से पुष्ट हो कर, जो महापराक्रमी जीव, इस प्रथिवी पर, देवसेना का सेनानी हो कर 
आ! टठपका है, 'स्कन्‍न! हुआ है, वह षण्सुख स्कंद, गणपति का भी बडा भाई। 
छादोग्य उपनिषत्‌ ,७-२६-२, में कहा है कि सनत्कुमार-स्कद, तप से शुद्ध हुए जीव को 
८“तमसस्पारं दर्शयति”; अन्य उपनिषदों मे कहा है, “अविद्यायाः पार तारयति” 
*धतूरं ब्रह्म व्याच्ट?; सनत्कुमार-गुह के जन्म की, प्रथिवी पर उतरने की, “तारक? 
दैत्य को मारने की, कथा, महामारत मे, वन, शल्य, प्रभ्वति पर्वो से कही है | 
प्तारक' मंत्र के उपदेशक, तारक? दैत्य के मारक, सनत्कुमार परमर्षि भी, देव- 
सेनानी भी--यह सब पुराण-रुह्मय आर्ष-रहस्य है। माडम ब्लावाटस्की के 
अन्थों मे इन का कुछ उद्घाटन किया है। 'लीडरी” मे हिस्सा लगाने को, काम में 
अडचन डालने को, और लीडर? को बहँकने से रोकने को भी, ऐसे बड़े भाई 
लोग आ ही जाते हैं। 
अच्छा तो स्क॑द जी ने भी और गणपति जी ने भी साथ ही व्याह की फर्माइश 
की। और मेरा आगे, मेरा आगे, की स्पर्धा हुईं। जान छुदाने के लिये, और 
समय दालने के लिए, शिव जी ने कहा कि त॒म दो मे से जो प्रथ्वी प्रदक्षिणा 
कर के पहिले लौट आवें उस का व्याह पहिले किया जायगा | श्राज काल काला- 
पानी की चड़ी नाव पर पैर रखते ही, हिन्दू को, हिन्दू के भाई जात बाहर कर देते 
६। पहिलें समय में सात समुन्दर पार कर के सारी पृथ्वी की परिक्रमा की हिम्मत 
दिखाये त्रिना व्याह ही नहीं होता था। बोदे वेहिम्मत को, जो दुनिया का 


१, गण० ] चतुर गणेश का विवाह पहिले श्धू 


हाल कुछ जानता नही, कौन कन्या दे ! अस्त । घस्मुख जी फिर भी अपनी 
पुरानी घुमन्तू प्रकृति के अनुसार कट लाठी उठा कर पृथ्वी परिक्रमा को चल दिये। 
, गणेशजी ने क्‍या किया ? गणेश जी भी उठे, और सात बेरु शिव पार्वती 
की परिक्रमा'कर के सामने खड़े हो गये | 
“ग्रब्बा जी, अम्मा जी, ब्याह कर दीजिये ।?? 
“अरे ! प्रथ्वी-परिक्रमा को न कहा था ९? 
“श्राप ले एक वेर को कहा था, मैं तो सात 'बेर कर छुका, आप ने देखा 
ही नही १? । 
५कैसे ??? मु ४ 
“आप की और माता कीं, पुरुष परमात्मा की और “उमा? 'मा-या? मूल-प्रकृति 
की, कई बेर परिक्रमा कर ली, अपनी बुद्धि के भीतर ही इन का तत्व पहिचान 
लिया, तो फिर इन के बाहर कौन प्रथ्वी है जिस की परिक्तमा बाकी है १? 
“सचमुच तुम बुद्धिसागर हो, तुम्हारा ही व्याह पहिले होना चाहिए |”? 
चले शंकर पार्वती कन्या की खोज मे । हू ढते,ह्वेंढ़ते विश्वकर्मा विश्वरूप की 
दो कन्या, बुद्धि और सिद्धि, मिली । उन से ब्याह किया गया | यही दो तो समस्त 
विश्व की सारभूत रत्न हैं । 
इत्युक्त्वा तु समाश्वास्य गणेश चुद्धिसागरम, 
विवाहकरणे तो द मति चक्रतुरुत्तमास्‌ । 
एतस्मिज्ंत्तरे तन्न विश्वरूपसुत्ते उसे, 
सिद्धिजुद्धी इति ख्याते सर्वाद्नसुन्दरे शुभे। 
ताभ्यां चेव गणेशरय विचाहं चक्रतुसु दा । 
यथा चैव शिवस्थेच गिरिजायाः मनोरथः, 
तथा च विश्वकर्मा>सौ विवाह कृतवांस्तदा | , 
कियता चैच काछ्ेन तस्य पुत्नी बभुवतुः ;, 
सिद्धेलक्ष्ः तथा छुद्देऊाभः परमशोभनः। 
मालूम पड़ता है कि दहेज भी कुछ ठहराया गया था, नहीं तो यह जरूर दी 
करार विश्वकर्मा से कर लिया गया था कि खिलाना-पिलाना बरात को अच्छी 


$+४॒ 


१६ दो पत्नी, बुद्धि-सिद्धि [ सम» 


तरह । क्योकि पुराण, जो कदापि भकूठ नही कह सकता, ओर जिस मे क्षेपक का 
संदेह भी करना महापाप है, लिखता है कि जैसा जैसा शिव पाव॑ती का मनोरथ 
हुआ, वैसा वैसा बिचारे विश्वकर्मा ने विवाह मे किया ! न करता तो उस की 
मुसीबत आ जाती । आजकाल हिन्दुओ के विवाहों मे देख ही पड़ता है, कि 
लड़की वाले की कया क्‍या फ़जीहंत होती है। हिन्दू धर्म, .हिन्दू' शिष्टता ' और 
सभ्यता, की ऐसी ,खूबी ही है। 

अब नये जमाने, नये युग, के “स्पिरिट”', रूह, भाव, चित्त, के अनुसार, 
लड़के-लड़की, नहीं, युवा-युवती, बिना बाप जी, माँ जी, पुरोहित जी, ज्योतिषी जी, 
हजाम नापित घटक जी, भाई बन्धु जी, से पूछे ही, अपनी पसंद से 'स्वयंवरः 
ब्याह ठहरा लेना शुरू करेगे, तब यह फ़जीहते बचेंगी | पर, हां, दूसरे चाल की 
नई फजीहतें, आपत्तियों, ज़रूर ही पैदा होगी, इन्द्र न्याय से; यह कथा न्यारी। 

अच्छा, विवाह हुआ, तो अब विवाह का फल भी होना चाहिये। तो सिद्धि 
को एक पुत्र हुआ, उस का नाम लक्ष्य; और बुद्धि को भी पुत्र, लाभ | 

छुपी पोथी मे नाम लक्षः लिखा है, पर इस से विधि मिलती नही। 
“लक्षु-<”, “लक्ष-द??, लाख रुपया का एक साथ दान करने वाले की महिमा 
दानप्रशसक कवि लोगों मे बहुत प्रसिद्ध है, जो चाहते हैं कि किसी गॉठ के पूरे 
अकल के अधूरे राजा साहूकार की वाहवाही एक दो कवित्तों मे कर दे, और वे 
अपनी खुशामद से खुश हो कर उन को लाख रुपये की यैली उठा कर दे देवे, चाहि 
भारी मिहनत करने वाले किसान पेट भर खाने को पावे या न पावे । स्यात्‌ ऐसे 
ही भावों के कारण पोथी मे 'लक्ष! छुप गया है। यह ठीक है कि कार्यसिद्धि 
होने से लक्ष रुपया मिल जाता है। १२ लक्ष क्यों, कोटि क्‍यों नही ! लक्ष तो 
छोटी चीज है । पुराने ऋषियों के भाव ऐसे नहीं थे। (ाच्ने दान? की प्रशसा 
उन्हों ने यदि की दे तो “संतोष” की प्रशंसा और भी अधिक की है | आज काल 
“दान? ही की प्रशसा सुन पढ़ती है, संतोप” की नहीं | कथा प्रसिद्ध है, पर जितनी 
पसिद्ध होनी चाहिये उतनी नहीं, कि एक राजा ने सोने की मुद्राओं की यैली मत्री 
को दी, और कहा कि किसी साधु महात्मा को देना। कुछ दिन पीछे राजा ने मंत्री 
से पूछा, “किस को दी? | उत्तर मिला, “अपने को”? । “क्यो” १ तो, “लो 


] गे है 
१. गण० ] ततपसी घनवन्त, द्रिद्रंगही! (-.. 7 # १७, 


से पूछा, 'किस को दी?। उत्तर मिला, अपने को,-।' <क्यों हट ““सांधु 
महात्मा ये वे लेते नहीं, जो लेते थे वे साधु महात्मा नहीं; मै-हीः-एँके ऐसा 
मिला जिस मे दोनो गुण, साधु भी और लेने वाला भी |? 

बहुधा देख पढ़ता है कि लंबे चौड़े मोटे ताजे गेरवाधारी बेंफ़रिके महांशिय, 
दुबे पतले सूखे साखे तरह तरह की चिन्तांश्रों और आंभितों के बोभों से लदे 
हुए गहस्थ के सामने आ बैठते हैं, और कहंते हैं, आप भाग्यवान्‌ हो, आप को 
आज साधु महात्मा का दर्शन हो रहा है, आप दॉनी सुन पढ़ते हो, कुछे'सेंवा 
करो, हमारे साथ पचांस मूर्तियों हैं, आज आप ही के जिम्मे हंलेवा पूँरी की सेवा 
हो? । और हिन्दू गहस्थ की बुद्धि आज 'सैक॑डों वर्ष से ऐसी कुंठित और अन्ध- 
श्रद्धा से जड़ बनाई जा रही है कि इस से यंह उत्तर देते नहीं बनता, कि “महाँशिय ! 
आप अपने मुँह से साधु महात्मा बनते लजाते नहीं हो; आप स्वयं भी कुछ 
दूसरों की सेवा करते हो, या दूसरों ही से सेवा चाहते हो ? आप ने मुझे दोनी 
सुना है तो मे भी आप को संतोषी सुना चॉंहंतां हूँ; आप के पुरखा सच्चे साधु 
महांत्मा ऐसे होते थे कि दूसरों का काम साधते थे ( संन्नोति परेषाम शुभाव्‌ 
कामान्‌ इति साधुः.), और मॉगना तो दूर रहा, कोई कुछ देता था तो भी नहीं 
लेते थे । यह श्लोक बहुधा सुनाया जांता है, 

शत्तेपु जायते शूरः, सहस्तधु व पंद्ितः, 
वाभ्मी दशसहसेंपु, दाता भवति चा न वा ॥ 

किन्ठ॒ मेरी'पोथी मे, एक तीसरी पंक्ति और लिखी हे, “संतोषी छम्यते नैव, 
या्चेकास्तु पदे पदे!। वर्तमान समय में न ४ंचित ' सतोष ही, न उचित 
दान ! लक्ष॑द” 'लक्षदः कर के, अपांत्रे कुपीत्र को रॉजंस तामस दान की मिंथ्या 
प्रशंसा का फल यह हुआ है, कि थोड़े से मिंथ्यांदानी होते हैं, और जनता'का 
बहुत बढ़ा भाग मिखमंगा और मोधजीवी हो गया है; और बुद्धि सिद्धि! देश से 
दूर चली गईं और पच्छिम के देशों मे जा बसीं; ओर अधघायुषों, मोधजीवियों, 
मुफ्तखोरों, ' मिथ्या-वेश-धारियों से भारत भर गया। तुलसीदास जी ने, दूसरे 
पहलू से, रामायण में लिखा है, 'तपती घनवन्त, दरिद्र यही, कलिकोतुक बात 
न जात कही? | मा्णते मागते, मूसते भूँसते, 'तपसी” तो धनवत हो गये हैं, और 


का 


श्य्र “उलटि चोर कोतवालहि दास्डै? [ सम० 


उन को देते देते शहस्थ द्रिद्र हो गये है | इसी मिथ्या भाव के कितने ही अन्य 
रूप देख पड़ते हैं। लोग आते हैं, कहते हैं, “एक कष्ट देने आया हूँ, छमा 
कीजियेगा,” कष्ट का दान लेते लेते भले आदमी का घर मर जाता है, और नया 
कष्ट रखने की जगह नहीं रहती, पर कष्ट का दान देने वाले लोग चले ही अ्राते 
हैं; उनका तॉता ओराता ही नहीं ( 'तति उबेरितः नहीं होती )। और कहते हैं 
'सजन का काम यही है कि दूसरों का काम कर दे, दूसरो की इच्छा पूरी कर दे, 
दूसरों का बोझ उठा ले, हल्का करे, इस लिये, ( यदि ) आप सजन हैं, ( तो ) 
मेरा यह काम करदो, मुझे इतना रुपया दे दो, भेरे पुत्र को पाल पोस पढ़ा लिखा 
और रोज़गार भी लगा दो, मेरी बेटी का ब्याह करा दो, इत्यादि | यदि उन से 
कहा जाय कि जो परिभाषा आपने 'सजन? की की है, उस के अनुसार, आप ही मेरा 
यह काम कर दो, तो उत्तर होता है, 'में किस थोग्य हूँ,? इत्यादि । कितने ही 
लोग कहते आते हैं कि आप को, अमुक अधिकारी से जान पहिचान है, इस 
लिये मेरी सिफारिश ऐसी ऐसी उस से कर दो |? मानो 'उन! से जान पहिचान 
इसी लिये है कि अन-जाने आदमियो की सिफ़ारिश करता रहै ! हे भाई ! स्वार्थी 
लोग 'सजन! की परिभाषा उस प्रकार से करते हैं जैसी आप ने की है, 
और जिस से प्रायः अनुचित काम कराना चाहते हैं, मिक्षा मॉँगते हैं, प्रार्थना 
करते है, उसी को शिक्षा देते है, आदेश उपदेश देते हैं, डॉय्ते हैं ! भाई ! 
यह तो धृष्टता है, “मिक्षु-पाद-प्रसारण-न्याय है? “अंगुली पकडढ़ते, पहुँचा 
पकडना है !? 'स्वार्थी दोप न पश्यति?, स्वार्थान्धता है, ग्रजमन्द बावला |! 
धर्मार्थी सलन की परिभाषा दूसरी है; धर्माथीं सलन वह है जो न स्वय॑ 
कोई अनुचित काम करता है, और न किसी दूसरे से अनुचित काम 
कराना चाहता है। कभी कभी यह भी लोग कह देते हैं, वाह, साहब, दो कलम 
लिख देने मे आप का क्या होता है ! आप का इस मे क्‍या बिगड्ता है ! आप से 
कुछ रुपया नहीं मॉगते हूँ ।? हे भाई ! जरा समझो यदि दो कलम कोई चीज़ 
ही नही, तो क्‍यों लिखवाना चाहते हौ ! अपना मतलब भी साधना चाहते हो, 
झपमान भी करते हो उसी का, ओर उस की कलम और समझ और नीयत 
का, जिस से मतलब निकालना चाहते हो !; यह तो बढ़ी घृष्ठता है; 'उलटि चोर 


१. गण॒० ] काम करो तब दाम लो? १९ 


कोतवालहि दारंडै? | किसी भी राह-चलतू से ही दो कलम क्यो नहीं लिखवा लेते १ 
स्वय ही क्‍यों नहीं लिख लेते ! और झाप को तो आज प्रथम बार देखता हूँ, 
आप के विषय मे कुछ जानता नही, कया भूठी सिफ़ारिश लिख दूँ ! | रुपया 
तो नहीं मॉगते हो, पर झूठी सिफ्कारिश के बल शआजीव जीविका वा अन्य कोई 
बड़ा लाभ चाहते हो ! ऐसी भ्ूठी सिफ़ारिशों का फल यही होगा, कि आप का 
काम तो होगा नही, मै वेवकूफ़ -समझा जाऊँगा, और जान पहिचान भी 
मिंटेगी | इत्यादि | तो उचित बीच का रास्ता यह है कि कुछ दो तब कुछ लो | 
तैदत्तानूअप्रदायएभ्यो थो भुंक्ते स्तेनः: एवं सः 
प॒व॑ प्रवतितं चक्र न भज्जुवत्तेवयति इह य३, 
अधघायुर्‌इंद्रियडारामो मो्, पार्थ ), स जीवति। (गीता) 
ऐसे हेतुओं से, सिद्धि का पुत्र तदनुरूप होना चाहिये न! तो उस का 
अनुरूप पुत्र 'लक्ष्यः ही है। जो ही कुछ जिस किसी का लक्ष्य हो उसी का 
लाभ उस के लिये सिद्धि है। यदि वराटिका तो वराटिका, ही की सिद्धि। यदि 
इंद्रत्व, गणपतित्व, ब्रह्मत्व, तो इद्र॒त्व, गणपतित्व, ब्रह्मत्व की सिद्धि | 
जैसे सिद्धि का उचित प्रसव लक्ष्य! हुआ, वैसे ही बुद्धिको भी लाभ? 
नामक पुत्र हुआ, अथवा लाभोपाय कहिये। सच पूछिये तो मुझे ऐसा जान 
पडता है' कि यहॉ भी प्रचलित लिखी और छुपी पोथियो में पाठ का व्यतिक्रम हो 
गया है । श्र 
बुद्धेलेक्ष्यस्तथा सिद्धेर्लाभः परमशोभनः, 
ऐस़ा होता तो अधिक ठीक होता। बुद्धि तो लद्यय को और उस के लाभ 
के उपाय को, मार्ग को, निर्णय करती है, और क्रियाशक्ति, सिद्धिशक्ति, उस 
लक्ष्य को सिद्ध करती है, साध लेती है, लक्ष्य का लाभ करती है। 


. गणशपतवित्व की कठिन शर्तें । 


बस, गणपति जी महाराज, सिद्धि और बुद्धि को पत्नी, और लक्ष्य, और 
लाभ को पुत्र, प्राप्त कर के सुख से गरहस्थी करने लगे, और सब्र के अग्रपूज्य, 


२० गणपतित्व की कठिन शर्तें [ सम० 


बनें। जिस की ऐसी गिरस्ती हो उस की पूजा कौन न करे! ओर जो आज कले के 
शिक्षित मंहाशय एक-पत्नी-त पर बड़ा आग्रह करते हैं, उन को यदि ऐसी दो 
भार्याएँ श्रौर ऐसे दो पुत्र मिलने का सभव देख पड़े, तो में समभता'हूँ कि 
अवश्य ही वे अपना एकपत्नीत्रत का आग्रह छोड़ दें | पर, मित्रो | गणपति होने 
और ऐसी दो भार्या और ऐसे दो पुत्र मिलने के जो 'समय? हैं, जो शर्तें हैं, 
उन का पालन करना सरल नहीं है, इस को खूब सममिये--पहिले एक सिद्धान्त 
पर, एक पक्त पर, अय्ल हो कर सब से लड़ाई लड़ना, और उस में अपना सिर 
तक कटा देना, फिर एक़ दोत वाले एक हाथी का सिर पहिनना ! अपनी आँख 
के सामने की 'हिस्टरी? को, 'इति+हन+-आस? नहीं, आप तु 'इति+ह+अस्ति! को, 
देखिये। जो जन लीडर! बनना चाहते हैं, बुद्धिपूवक, अपने यत्ञ से ; अ्रथवा 
अबुद्धिपूर्वक, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, पूर्वकर्मानुसार, दूसरों के हठ से, जबरदस्ती 
“लीडर? बनाये जाते हैं; उन को क्या क्‍या दुर्दशा भोगनी पड़ती है ! पढ़िले तो 
वे प्राय; कुछ दिनों तक ऐकपाक्षिक और टेकी जिद्दी लड़ाके होते हैं; पर क्रमशः 
जब उन की युद्धशक्ति देख कर कुछ लोग उन के साथ हो जाते हैं तब उन को 
अपनी राय छोड़नी पढ़ती है, और जो 'सब की राय”, अर्थात्‌ भूयिष्ठ की राय, 
हो, वह माननी पड़ती है ! यथा 'सर्व' प्द हस्तिपदे निमम?, तथा सर्व मुण्डं 
हस्तिमुण्डे प्रविष्: सब से बढ़ा सिर, बहुतर बहुतम मत का सिर, द्वाथी का है; 
उस में भी दोत एक ही होना चाहिये; इन्द्र नहीं, ढोत नहीं, द्विविधा नहीं। और 
भी; मनुष्य के सिर में केवल श्ञानेद्रिय और शानशक्ति है, हाथी के घुण्ड मे 
शानशक्ति के साथ साथ प्रधान-कर्मेन्द्रिय-हस्त-रूपी नासिका-शुंड भी है। अर्थात्‌ 
लीडर महाशय को शानी भी और कर्मण्य भी होना चाहिये | 'जो ऐसे शान- 
कर्म-आत्मक बहुमत'को अपने कन्धे पर ओढ़ कर संभाल सकें; और छोटे से छोटे 
चूहों को भी ओर बड़े से बड़े हाथियों को भी एक ही घर में रख सकें; बल्कि 
हाथी का मूंड लें कर घूहों की पीठ पर इस नजाकत और होशियारी से, लालित्य 
ओर सौकुमार्य और सावधानी से, बेठे, कि चूहा चिपया हो जाने के ठिकाने 
और भी चेतन और जानदार हो कर दूसरे विरुद्ध दल वालों के रास्ते में बिल 
ही त्रिल कर दे; वे ही सब्च दलों, सब छोटे और बड़ा, का संम्मेलन कर के, लीडरी, 


£, गण ० ] सोच ब्रिचार,के 'काम करो २१ 


नायकी, चौधराहट, चतुधरता, पेशवाई, सर्वगणपतित्व को निबाह सकते हैं । यह 
सत्र तभी हो सकता है जब उन में कर्मयोग-साधक एक-दंतात्मक अद्दोतभाव हो; 
इुज़ागरी नहीं; नहीं तो मेदजुद्धि जोर कर के दलों को छित्र भिन्न कर देगी। एक 
को अधिक खुश किया तो दूसरे बिंगड़े , दूसरे को ज्यादा अपनाया तो एक 
भड़के | महा कठिन काम है सब्र को खुश रखना। अग्रेजी में कहावत है 'ज्ञीज 
आलू ज्ञीज नन?, श्रर्थात्‌ सब के तोषण के जतन, सब को रोषण होय; सबहि 
समेटन जो चले, सब ही देवै.खोय”; पर 'लीडरः को अपने दल के भीतर, यह 
करना पड़ता है। यदि ठीक ठीक एकदन्त हो तो स्यात्‌ कथंचित्‌ कुछ कतार्थता 
पावै। और इस के साथ साथ लीडर” महाशय को “लक्ष्य! का भी ज्ञान होना 
चाहिये, क्या लक्ष्य है जिस की सिद्धि चाहिये, तथा उसके लाभ के उपाय की 
बुद्धि भी होनी चाहिये, और बढ़ी एकद्तता, एकान्तता, एकाग्रता, एकलक्ष्यता 
से उस के साधने में लगना चाहिये। “इक साधे सत्र ही सधै, सत्र साधे सब 
जाय !! नहीं तो लीडरी बहुत दिन तक नही चल सकती | बढ़ी कठिन शर्तें हैं ! 
पर कितने ही लोग जिन में ऐसे गुण एक भी नहीं हैं, लीडरी की तृष्णा से 
पागल हो रहे हैं ! 


लक्ष्य और लाभोपाय और लाभ । 


आज काल तो प्रायः यही देख पड़ता है कि न लक्ष्य का ही स्पष्ट ज्ञान 
है, न उस के लामोपाय की सुविचारित सुव्यवस्थित बुद्धि है। बिचारी सिद्धि 
कहाँ पास आवे १ आप को क्‍या चाहिये, इस को यथाशक्ति सुस्षष्ट निर्णय कर 
लीजिये । तत्पश्चात्‌ किस एक प्रकार से, अथवा किन किन विविध प्रकारो से, 
चह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, इस को यथाशक्ति यथाडुद्धि पूरे परिश्रम से विचार 
कर के, लाभ के उपायों को स्थिर कर लीजिये | तब काम मे प्रवत्त हूजिये | 


सहसा विदधीत न क्रिया, अविवेक्ः परमापदूं पढें; 
घृणते द्वि विम्त॒प्यकारिणं गुणछुब्धाः स्वयमेव संपदः 4 
बन ५. (भारविः ) 


२२ शब्दों के व्यापक मार्मिक अर्थ [ सम० 


गुणवद्भगुणवद्दा कुबेता कायजातं, परिणतिरअवधार्या यत्नतः पण्डितेन; 
अतिरभसक्षतानां कर्मणांभाविपत्तेर भवति हृदयदाही शब्यतुल्यो विपाकः। ' 
ह ( भत्त हरिः ) 

''जल्दबाज़ी से काम नहीं करना। अविवेक से बड़ी बड़ी आपत्तियों सिर पर 
आ पढ़ती हैं। अच्छी तरह सोच विचार कर काम करने वाले के गुणों पर लुभा 
कर संपत्तियों आप ही उस के पास आती हैं | कार्य आरंभ करने के पूर्व, पंडित 
को चाहिये कि अ्रच्छी तरह से उस के गुण और अवगुण को विचार ले, और क्‍या 
परिणाम होगा इस का यथाशक्ति निश्चय कर ले । बहुत त्वरा से किये हुये कामों 
का फल ऐसा हो जाता है कि मरते दम तक हृदय में कॉठ चुमा और 
जला करता है |? 

पर इस बात का अर्थ यह मत लगा लीजियेगा कि चुप बैठना अ्रच्छा है। 


कर्मणि एवं अधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, 
सा कमफल्बुदिग्भू , मा ते संगोअ्श्तुअकर्मणि । ( गीता ) 
“उचित कर्त्तव्य कार्य करने ही का अधिकार ठुम को है, फल पाने का अधिकार 
नही है। कर्म का फल मुझको मिले--ऐसी बुद्धि मत करो, न ऐसी कि में कुछ कर्म 
न कर्रूँ |? 
काम अवश्य कीजिये, ओर निःस्वार्थ बुद्धि से कीजिये; पर आगा 
पीछा भी अ्रवश्य सोच लीजिये; और फल को परमात्मा पर छोड़िये; _ तन 
गणपतित्व चमकेगा। 


शब्द-निर्वेंचन और वुद्धि | 
गणपति के स्वरूप और सामग्री का और भी अर्थ किया जा सकता है। 
निरक्‍त शात््र मे पसिद्ध है कि वेद का अर्थ कई प्रकार से करना चाहिये, 
यौगिक, याशिक, ऐतिहासिक, आदि | सांख्य के शब्दों मे कहने से तीन मुख्य 
प्रकार ठहरते हैं, आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदेविक ) प्रत्यक्ष ही है कि 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मा, पक्ृति अर्थात्‌ भूत, और उन के सम्बन्ध की शक्ति अर्थात्‌ 


१. गण॒० ] आत्मज्ञानी बुद्धि हि नि्णत्री २३ 


'देव,” की ही लीला यह सब संसार है। संसार के प्रत्येक पदार्थ मे ये तीनो हैं । 
इसी से तीनो भाव हर जंगह मिलते हैं। वेद के वाक्यों के भी तीन मुख्य अर्थ होना 
उचित है, और जैसे वेद का निव॑चन (व्याख्या) करना उचित है, उस से भी अधिक 
आवश्यक है कि पुराणो के वाक्यों का निर्व॑ंचन किया जाय। पर काल की गति से 
वह सब शान इस देश से प्रायः लुप्त हो गया जिस के बलः से ऐसा निःशेषवचन? 
किया जा सकता है। उस के स्थान पर शब्दाडम्बर, वाचों विग्लापन,? मिथ्या 
दुरग्रह, परस्पर ईर्ष्या, छिद्रान्वेषण, गुणप्रच्छादन, यही अधिक देख पड़ता हे | 
यदि कोई गणपति के पुराणोक्त रूप को रूपक कह कर उस का निर्वंचन करना 
चाहे, तो स्थात्‌ वह नास्तिक, स्लेच्छ, पतित, अस्पृश्य, समझा जायगा। “धर्म के 
विषय मे बुद्धि को मत लगाओ्रोः, 'शात्र मे, अर्थात्‌ जिस पोथी को मे शास्त्र बताऊँ 
उस मे, लिखी सब बातों को ओँख बन्द कर के मानो?--यही हुक्म सुन पढ़ता है; 
यद्यपि अग्नरपूज्य गणपति का विशेष विशेषण “ब्ुुद्धिसागए है! हनुमान्‌ भी 
“बुद्धिमता वरिष्ठ” कहे जाते हैं, 'शास््रसागए और “शास्त्रि-वरिष्ट' नहीं । दर्शन का 
सिद्धान्त है कि सृष्टि का पहिला आविर्भाव, प्रकृति का प्रथम परिणाम, महत्‌ 
तत्त्व >- बुद्धि तत्त्व है। प्रकृतेमंहान्‌, अर्थात्‌ बुद्धि: ! सर्वमान्य भीष्म का आदेश है, 
तस्मात्‌, कौन्तेय !, विदुषा, धर्माधमंविनिश्रये, 

बुद्धिमास्थाय लछोके5स्सिन्‌ वत्तितव्यं कृतात्मना । 

( शान्तिपव, अ० १४१ ) 
उत्सगेंण, अपवादेन, ऋषिधभिः कपिलादिनि, 
भ्रध्यात्मचिन्तांभाशरित्य, शास्राणिउक्तानि, भारत ! 

( भ० ३६० ) 
जाजले ! तीथमात्मैव, मा सम देशातिथिभंव । 
कारणैधेमेमन्विच्छनू स छोकानाप्नते झुभान्‌ । 

( अ० २६५९ ) 
अर्थात्‌ धर्माधर्म का निर्णय, झृतात्मा आत्मशानी मनुष्य, बुद्धिसे ही कर 
सकता है, और ऐसी ही आध्यात्मिक बुद्धि के बल से कपिलादि ऋषियों ने सब 


6 


रड- चुद्धि-द्वोही पंडितम्मन्य [ समृ० 


शाह -बताये"। :उत्सर्गरूपी साधारण नियम भी बनाये, और-व्िशेष विशेष अब- 
स्थाश्रों के विचार से उन नियमों के अपवाद 'भी कहे | सब से बड़ा सच्चा तीथ 
आत्मा: ही है-। दूसरे तीर्था मे, देश देश ,मे, अ्रतिथि बने, क्‍यों मटको १ अपने 
ज्षीतरःही धर्माधर्म को देतपूर्वक विचारो॥ जो मनुष्य हेठयुक्त धर्म पहिचानता 
ओऔर-करता+है वही शुभ लोकों को पाता 'है । 


जिस-धर्म में धर्माधिकारी लोग बुद्धि का, बिशासा का, शंका-समाधान का, 
कार्य-कारणान्वेषण का, विचार का, ही तिरस्कार करेंगे, वह धर्म अवश्य छूबेगा; 
थुद्धियेस्थ बल॑ तस्य, निर्ब॑द्ेस्तु कुतो बल”; “बुद्धो'शरणमन्विच्छ, बुद्धिनाशात्‌ 
प्रशश्यतिः (गीता ) | यही कारण है कि जब से सनातन? धर्म मे यह “अघुना- 
तन! अ-बुद्धि दुर्बद्धि, घुसी है, और उस का “बौद्ध स्वरुप इस देश से बिल्कुल 
निकाल दिया गया, तब से; श्रर्थात्‌ कोई बारह सौ बे से, यह धर्म परायों की 
जूतियोँ खाता ही चला आता है और सिकुड़ता ही जाता है | 

अविद्यायांभंतरे वर्तमान, स्वयंघीराः पण्डितस्मन्यमानाः, 
जंघ्न्यमानाः परियन्ति मुदाः, अन्धेनैव नीयमानाः यथान्धाः । 
( कठोपनिषत्‌ ) 

अविद्ा मे बूड़े, भेद-बुद्धि मे सने; अपने को बढ़ा धीर बढ़ा परिडत मानते 
हुए; निष्कारण 'छूओ मत? से ही घन्यम्म-य पवित्रम्मन्य, समानरूप पॉचभौतिक 
त्रिशुणात्मक शरीरों मे, बिना प्रत्यक्ष अशुचिता आदि अस्पृश्यता का कारण हुए भी, 
छिपा हुआ आत्यन्तिक “जन्मना वर्णभेदः मानते हुए; प्रत्यक्ष ही जन्मना पशुओं 
को, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मैना आदि को, गोद मे खेलाते, गाय, बैल, मैस, घोडा, 
बकरी श्रदि को पालते; कितने ही पशुओं का मास उद्रस्थ करते हुए भी; अपने 
समान शआाकृति रखने वाले, नीरोग, स्वच्छ, मनुष्यों को, अदृश्यमान अप्रत्यक्ष 
“जनन्‍्मना? श्रस्पृश्यता का भाजन समभते हुए; वज्ञसूच्यादि वेदोपनिषदों की विस्पष्ट 
शिक्षा का, अहकास्वशात्‌ , अवहेलन करते हुए, ऐसे लोग ही यदि इस महा सार्थ 
के नेता गणपति बने रहेंगे, तो अवश्य यह सार्थ अन्ध-नीत-अंध की दशा को प्राप्त 
हो कर गहरे गढ़े मे गिरेगा | 


२, गणु० ] विश्लेषक बुद्धि श्भू्‌ 


इस लिये, प्रिय विद्यार्शीजन ! आप लोग, जिन ही पर देश के भविष्य 
उत्कर्ष की, उन्नति की, आ्राशा श्राश्नित है, जो ही हमारे भविष्णु, शुमंयु, पीति- 
पात्र हो, जो ही पूर्व. पुरुषों और उत्तर पुरुषों का उद्धार कर सकते हो, सच्चे 
गणपति का श्रनुकर्ण करना, मिथ्या गशपतियों का नहीं । अथ च, ससार का 
तथा अध्यात्म का अनुभव ग्रात्त- कर के, स्वय॑ सच्चे गणपति बनने का यत्ञ करना | 
तभी पतित देश का उद्धार करोगे । पूर्व पुरुषों का उद्धार यों करोगे कि 'यदि तुम 
अपने सत्कायों से सत्‌ कीत्ति कमाओगे, तो तुम्हारे पूर्व पुरुषों को भी लोग याद 
करेंगे, और उत्तर पुरुषों का, अपनी संतति का, तो प्रत्यक्ष ही भला करोगे । 


आध्यात्मिक अर्थ | 


गणपति के रूपक का जो अर्थ आप लोगों से अ्रत्र तक मैने कहा वह अधि- 
भूत और अधिदेव मिश्रित है। एक और सीधा सादा अ्र्थ यह है कि, प्रत्यक्ष 
ही, घर के भीतर सब से अधिक आदर और फ़िक्र, सब से छोटे बच्चे की, की जाती 
है; तथा जितना ही मोटा ताजा बच्चा हो उतना ही सब्च को प्याग और अच्छा 
लगता है; और हाथी के बच्चे से बढ़ कर कोई बच्चा श्रधिक गोल मोल नहीं होता। 

अब दूसरा अर्थ सुनिए मेरे एक मित्र ( श्री चम्पतरायजी जैन, अवध प्रान्त 
के हरदोई नगरके बारिस्टर ) ने ( अपनी 'गऊ-बाणी? नाम की छोटी पर बढ़ी उत्तम 
पुस्तक मे ) बड़े यक्ञ से इस रूपक का शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ भी निकालने का 
यज्ञ किया है। वह-भी कुछ घट बढ़ा कर, और शब्दों को बदल कर, आप को 
सुना देता हूँ । 

वस्तुओं को काठ डालने वाले चूहों का श्र्थ विवेचक, विशेषक, विभाजक, 
विच्छेदक, भेदकारक, विस्तारक, व्यासकारक, विश्लेषक ( “'एनालिव्किल? ) बुद्धि 
है; जो बुद्धि संकरमय ससार के अबयवों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर के पदिचानती है, 
विशेषों को पकड़ती है; “अरुरपि जिशेषोड्ध्यवसाय-करः?, तथा धुगपज्‌ शानानु- 
सत्तिमनसो लिगम! (न्याय-सूत्र); वस्तुओं के सूक्तम सृक्तम विशेषों को ही पहिचानने 
से उन के विषय मे निश्चयात्मक ज्ञान होता है। और मन का यह विशेष लक्षण 
है कि चह दो शानो को एक साथ उत्तन्‍्न नहीं होने देता । 


२६ आश्लेषक बुद्धि [ सम० 


अपना नेसगिक सिर कटना अहंकार का नाश है। 

हाथी के सिर का, नर शरीर से जुटना--यह संयोजक, समाहारक, समासकारक, 
समूहक, अनुगमक, अमेद-साधक, समन्वय-कारक, विरोध-परिहारक, संश्लेषक, 
आश्लेषक, शान है, ( 'सिथेटिकल! ) बुद्धि है। सब से बडा हाथी का सिर 
“महद्‌-बुद्धि? का सूचक है, जिसी का दूसरा नाम 'महानआत्मा? है। 


सर्वेषामेव भावानां सामान्‍य छृद्धिकारणम्‌ ; 

हासहेतुविशेषत्रच, प्रवृत्तिहभयस्य तु; 

सासान्यमेकत्वकरं; विशेषस्तु पुथकल्वकृत; 

तुल्याथंता तु सामान्य; विशेषस्तु विपयंयः | ( चरक ) 

धदि सामान्य अश पर ध्यान दें, तो एका और विस्तार बढ़ता है;दि य 

विशेष अश पर ध्यान दें, तो भेदमाव, प्रथक्त्व, और संकोच बढ़ता है; संसार मे 
दोनो ही सदा काम कर रहे हैं |! यथा, यदि कहे, हम मारतवासी?, तो भारत- 
बासिता रूपी सामान्य शुण पर ध्यान देने से अड़तीस कोटि मनुष्य एक मे आ 
जाते हैं; यदि कहें कि हम ब्राह्मण, वा क्षत्रिय, वा वैश्य, तो कुछ लाख ही रह 
जायँगे; उस पर भी, कनौजिया, उस पर भी पंक्तिपावन, तो दस ही बीस बच 
जायेंगे; वा रघुवशी, वा राठोर, वा बिसेन, वा डोगरा, वा कायस्थ, वा माहेश्वरी, 
वा अग्रवाल, वा श्रोसवाल आदि, तो भी कुछ सह वा कुछ सौ ही । 


' शुद्धि रात्मा मनुष्यस्थ, बुद्धि रेचात्मनों गति: । 
यदा विकुरुते भाद॑ तदा भवति सा सनः | 
( म« भा० बप्लांति० ज० २७४ ) 
'(जिकालददशिनी छुद्धि/ । 'स सदंधीवृत्यनुभूतसचे£' | 

अर्थात्‌ बुद्धि ही आत्मा है; आत्मा की गति, आत्मा का स्फुरण, आत्मा की 
ज्योति का ही नाम बुद्धि है; बुद्धि ही जब विशेष भाव को पकड़ती है तब मन हो 
जाती है; बुद्धि ही तीनो काल देखती है; सब बुद्धियों का साक्ली, सत्र अनुभवों 
का अनुभव करने वाला, आत्मा है; ऐसे वाक्यों से इस बुद्धि के स्वरूप और 
कार्य की यूचना होती है । जैसे मन का लक्षण यह कहा है कि वह एक ऋण में 


'१, गण॒० ] समास-व्यास, एक अनेक २७ 


एक ही (ऐन्द्रिय) ज्ञान को पकद़ता है, वैसे ही बुद्धि का लक्षुण यों किया जाय कि 
वह, एक साथ, बहुत से, भूत, भवद्‌, भविष्य (स्म्रृति-संकल्परूप) के ज्ञानो का, 
समाहार करती है, तो अनुचित न होगा । जीव को दोनो प्रकार के ज्ञान की 
आवश्यकता है; धघूहों की भी, हाथी की भी; विशेष श्ञान की भी, सामान्य शान 
की भी; अनेकशान की भी, एकज्ञान की भी । 


संभत विहुषां हिएतद्‌ समासव्यासधारणम्‌ । 
यदा भूतप्ृथरभाव॑एकस्थंजनुपश्यति, 
तत एव च विस्तार, तद्य सपयते तदा । ( गीता ) 

“विद्वानो को यह प्रिय है कि ज्ञान के समास-व्यास दोनो को सक्तिस रूप को 
भी विस्तृत रूप को भी, सूत्र को भी भाष्य को भी, बुद्धि मे रखे | जब ससार के 
अनंत नानात्व को एक आत्मा में बैठा हुआ, और उसी एक से सब नाना वस्तुओ्रों 
को निकला हुआ, जीव पहिचान लेता है, तभी उस का ब्रह्म अर्थात्‌ वेद श्रर्थात्‌ 
शान सपन्न होता है, ओर वह स्वय॑ ब्रह्मतत््व हो जाता है |? 

भेद देखना, व्यक्तियों देखना, यह साधारण जीव का काम है। वैद्दश्य में 
साहश्य देखना, व्याप्तिग्रह के द्वारा अनुगम करना, 'सिमिलारिटी इन्‌ डैवर्सिटी? 
पहिचानना, यह न्यायशास्री, 'साय॑ंटिस्टः का काम है। अ्रनेक मे एक देखना; 
भेद में अमेद के, व्यक्तियों मे समाज के, व्यक्तियों में समष्टि के, वैदश्य में साइश्य 
के, कारण को, परमात्मा का ऐक्य जानना; “यूनिटी इन्‌ मल्टिज्ञिसिटी? समभना; 
यह वेद की अंतिम बात, शान की पराकाष्टा, चेदान्त है । 

प्रवृत्ति व निवृत्ति च, कार्याकाय, भयाभये, 

बधं मोक्ष च, या चेत्ति बुद्धिः, सा, पाथे |, साच्विकी । 
स्वभूतंपु येनएक भावं॑अव्ययंइक्षते, 

श्विभक्त विभक्तेषु, तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकं | ( गौता ) 

ध्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष के 
सच्चे स्वरूप को जो बुद्धि पहिचानती है, वही बुद्धि सात्तिक है। जिस ज्ञान से 
सब वस्तुओं मे एक अस्तित्व को, सब्च विभक्त पदार्थोंमे उन सब को एक मे 


रश्द “आँख नहीं तो ऐना किस काम का? [ सम० 


चांधने वाली परमात्मा की अविमक्तता को, पहिचानता है, वही शान सात्तिक है। 

इसी बुद्धि. के बल-से गणेश को बुद्धिसागर का विशेषण प्राप्त हुआ है; विद्या- 
र्थियों के विशेष रूप से: इष्टदेव बने हैं; सब ,विद्याओं, सब शास्त्रों; के शिक्षक, 
अवरत्तंक, निर्माता. हैं | बिना इस चुद्धि- के शास्त्र बेकार हैं | 


यस्य नार्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम | 
छोचनाभ्याँ विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ? 


(जिस को अपनी निजी बुद्धि नहीं उस को दूसरे की बुद्धि से उत्पन्न शात््र 

क्या सहायता कर सकता है ! जिस को ओंख नहीं वह दर्पण ले कर क्या करेगा !! 
एकदतता इसी अद्वौत बुद्धि का सूचक है। घूहों का अर्थ यह भी हो सकता 

है कि इस बुद्धि के प्राप्त करने में हजारों छोटे मोटे विश्न होते हैं । महात्व इस को 
न मिले, जीव मेरे ही काबू मे रहे, इस लिये अविद्या देवी हजारो विज्न किया 
करती हैं। जो वाहन और साधक हैं, 'वे ही बाधक बना दिये जाते हैं। यश्ञा, 
शौचास्सांगजुगुप्सा, परैससंसर्ग?, शुचिता की जब बृद्धि होती हे तब॑-पहिले अपने 
शरीर से जुगुप्सा, और पीछे दूसरो से असंसर्ग होना चाहिये; पर देखा क्या जाता 
है ! सच्ची शुचिता तो है नहीं, केवल दंभाव्मक ढ षात्मक पविच्रमन्‍्यता अधिकतर 
कैली है; अपने शरीर से तो ज॒गुप्सा के स्थान मे परम राग, हमारा शरीर दूसरों 
के शरीरों से बहुत पवित्र है, जन्मतः ही; उत्तम रूप रज्जञ से, वा स्नान सदाचार 
औषध्या आहार श्रादि से, इस हेत॒ुविचार की कोई आवश्यकता ही नहीं; तपस्था से 
उस को कृश करने के स्थान मे सुस्निग्ध पालन पोषण, दूसरों से गअसंसर्ग का 
अर्थ, व्यवह्याखर्जन नहीं, किन्तु केवल मिथ्या 'छूओ मत”, छूओ मत? | इस सन्च 
का क्या फल है ? जो ही शौच, सात्तिक होने से तह्नज्ञान का साधक होता, वही 
राजस तामस हो कर, अहकार, द्ोह, और द॑भ से प्रेरित हो कर, उस अमेददर्शन 

मे नितान्त बाधक हो जाता है । 
मनुष्याणां सदस्लेषु कविचदू यतति सिद्धये । 
यतत्ता व सहस्नाणां कशिचन्मां चेत्ति तत्ततः। ( गीता ). 
“हजारों में एक, सिद्धि पाने का यत्ष करता है; और हजारों यक्ष करने वालों 


१. गंण० ] गणपति को मोदक क्यो प्रिय ! २९ 


में कोई, मुझे, 'मै? को, आत्मा को, परमात्मा को, ठीक ठीक पेहिचानता है ।” 
(प्रसिद्ध पाठ “यततामपि सिद्धाना? है; पर इस ग्रसग में तो (सिद्धि! का लक्ष्य! 
आत्मशान ही जान पढ़ता है; और यदि ऐसा, तो “सिद्धाना” कहने से श्रमिप्राय 
ठीक नहीं बनता) । 
ऐसे आत्मशान में, अभेद-बुद्धि मे, जो मानव परिणिष्ठित है, वही, विद्न 
करने वाले घूहों की, विन्चकारी शंकाओ की, सेना को दबा कर अपने काबू में ला 
सकता है, उन पर सवार हो सकता है, गण-पतित्व कर सकता है | 
यह अमेदबुद्धि 'बहूना जन्मनाश्रन्ते” जीव को प्राप्त होती है। इस लिये 

एतत्सवेरूप गंणेश, सब से छोटे, सब से पीछे जन्मे, बालक रूप हैं। पर छोटे 
होने पर भी बृद्धों से इद्ध हैं, 'पूरवेघामपि गुरु, कालेनानवच्छेदात”; पुरानों से 
भी पुराने हैं, कालातीत हैं, प्रधानप्रकृति के पेहिले आविष्कार हैं| इस लिये सब्र 
के आगे इन को पूजा होती है; पूजा तो होती है, पर *“बुद्धि-पूर्वक” नहीं होती; 
गणेश? की पूजा से पूर्व, पहिले, “बुद्धि! की पूजा होनी चाहिये। यह सजन भी हैं 
ओर विद्वजन भी हैं, 'गण? के पति, नेता, बनाने योग्य हैं--इस ज्ञान के लिये, 

गण? को “बुद्धि! की आराधना पहिले करनी चाहिये; यदि शुद्धि! ही की पूजा 
नही, तो कार्य की सिद्धि? कहों ! आज काल के बुद्धि-द्रोहियों को इस पर विचार 

करना चाहिये । पर यदि विचार कर सकते तो बुद्धिद्रोही क्‍यों होते ! यदि बुद्धि- 

द्ोही हैं तो विचार कैसे करेंगे ! अभेद्य चक्र है ! कोई श्रमिमन्यु, अभिमानी, 

किंतु परमात्माभिमानी, ही, इसे मेद सकता दै। स्यात-उन की मृत्यु-भी इसी 

भेदन मे हो | पर रिपु अवश्य परास्त होंगे । 

. अच्छा, इस हाथी को 'मोदक? बहुत प्रिय हैं। क्‍यों न हों १ अद्षबुद्धि वाला 
जीव, नित्यानन्दः परमसुख़दः केवलो शानयूत्ति;,” तो मोदस्वरूप ' ही, सदा 
ब्रह्मानन्द मे, 'भूमा वै सुख” मे, मम्न ही है । उस को 'मोदक” के सिवा और क्या 
अच्छा लगे १ और मोदकों का बल न मिले, तो दुष्टों से लड़ें, कैसे ! 

एकदन्त है, अछ तवादी है, लम्बोदर है | अनन्त ब्रह्मांड रूप प्रत्यह् गोल 
लड॒डुक जिस के उदर में हैं, “जगंति यस्यां सविकासंआसत?, प्रत्यक्ष चमड़े की 
आँख से देख पडने वाला आकाश-ब्रह्म, जिस में ये सब॒' ब्रह्म के अंड, 'तद्यांड, 


३० तत््वतः परमात्मा ही सच्चे गणेश [ समृ० 


सूर्य, चन्द्र; पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, तारागण, फिर रहे हैं, ऐसा महा- 
प्राणी, महाविराट्‌ , लम्बोदर न हो तो और क्या हो ! 
यह हुआ गणपति का आध्यात्मिक रूप। बक्नवैवर्त पुराण, गणेश खण्ड, में 
लिखा ही है-- 
जानार्थवाचकों गइच, णश्च निर्वाणवाचकः, 
तयोरीशं पर ब्रह्म गणेशं प्रणमास्यहस्‌ । 
था! का अर्थ शान, “ण का अर्थ निर्वाण, दोनो का ईश गणेश अर्थात्‌ ब्रह्म, 
उस को नमस्कार है । 
तथा लिगपुराण में भी यही बात दूसरे शब्दों से कही है | शिव ही गणेश 
रूप हो गये । े 
ततस्तदा निशम्य वे पिनाकष्टक्‌ सुरेश्वरः, 
गणेश्वरं सुरेश्वर वपुदंधार सः शिवः । ( अ० १०५ ) 
घूम फिर के सभी देवता परमात्मा ही के नाम और रूप हैं। और असली 
गणपति भी और महादेव भी वही हैं । 
इढ्व॑ं मिन्नं वरुणमप्निमाहुरभथों दिव्यः स सुपर्णों गरुत्सान्‌; 
एक सद्‌ विश्रा बहुधा चद॒न्ति, अप्ि यम सातरिश्वानंभाहु:। (ऋग्वेद) 
एतमेके वर्ृत्यसि मनुसन्ये प्रजापतिम्र्‌, 
इन्द्रमेके, परे प्राण, भपरे ब्रह्म शाश्वतस्‌ | ( सन ) 
जो गणपति के इस असली आध्यात्मिक स्वरूप को हृदय मे सदा धारण 
करेंगे, वे ही सच्चे गणपति स्वय॑ बन सकेगे | 
- अश्रद्धासयोअय परुषप्, यो यच छुद्धः स एवं सः 
जिसकी जैसी भ्रद्धा, अमिलाषा, हार्दिक कामना, वही उस का तात्तिक 
सार्मिक रूप । 


गणपतित्व की सुसीवततोें | 


गणपतित्व की मुसीबर्ते आप लोग आँख के सामने देख रहे हो। यह नई 
चात नहीं है, बहुत पुरानी हे। पोच हजार वर्ष पहिले, कृष्ण, इसी विषय का 


१. गण० ] इन्द्र (राजा) की खुशामद, परमात्मा की याद नहीं ३१ 


अपना रोना नारद से रोये। उन की जीवनी के ऐसे अंशों पर आज काल भकक्‍त- 
जन कम ध्यान देते हैं। देना चाहिए, | बड़ी व्यवहार-शिक्षा मिलती है। अपने 
मामा ऋ्र कंस को मार कर, कृष्ण ने, नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा कर, 
मथुरा मे काम चलाना चाह्य, और शरात्र-कबात्र-प्रधान मद्च-मास-भूयिष्ठ इन्द्रमल 
को बन्द कर के कृषिप्रधान गोमख की प्रतिष्ठा करने का यत्ञ किया | 


यांडूमां पुष्पितां बा प्रवदंतिभविपक्षिततः, 
चेदवादरताः, पार्थ |, नान्‍्यदस्तीति चादिनः, 
क्रियाविशेषयहुलां, ***तयापहतचेतसाम, 
व्यवसायात्मिका घुद्धि! समाधों न विधीयते । ( गीता ) 
' फलश्र॒तिं झुसुमितां न वेदज्ञाः चद॒न्ति हि; 
'भश्निज्यग्धा:, घूमवांता;, स्व॑ं छोक॑ न बिदुन्ति ते ; 
हिंसाविहाराः, हिआछब्चेः पशुमि३, स्वसुखेच्छया, 
यजन्ते देताः यज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खरा 
उपासते इन्द्रसुख्यान्‌ देवादीच्‌; न तथेव सास्‌ | ( भागवत ) 


“यह जो, वेद वेद कर के, ना-समझ लोग, छोटी छोटी व्य4 क्रियाश्रों से 
भरी कर्मकारड की बात सदा किया करते हैं, मानो दूसरी कोई बात है ही नहीं, उस 
के भुलावे में आ कर, भोग और ऐश्वर्य मिलैगा इस लालच में पढ़ कर, मनुष्य 
अपना सच्चा कल्याण नहीं पहिचानते, ओर ब्रह्मज्ञान के लिये हृढ़' निश्चय कर के 
समाधि मे बुद्धि को नही लगाते । इस फूलपत्ता सी फैलाई, लुमावनी, फलश्रुति 
के फेर में पड़ कर, अमि जलाते ओर घूआ खाते है, जिह्ा के सुख के लिये यश 
के बहाने हिसा करते हैं, राजस तामस देवताश्रों की पूजा करते हैं, और मुझ को, 
मै? को, परमात्मा को, भूल जाते हैं |? 

ऐसे वाक्‍्यों से, कृष्ण के समाज-सुधार सम्बन्धी भाव जान पढ़ते है। 
शांतिपरव, अ० २७१, में भी, 'हिंसायज्ञों? को धू्त॑प्रवर्तित कहा है | बुद्ध, शंकर, 
आदि ने भी, अति-क्रिया-महुल बुद्धिनाशक कर्मकाड की निन्‍्दा की। पर समाज 
के सुधारकों की जो दशा सदा होती है, वही कृष्ण की हुई ' एक सौ आठ वर्ष 


शेर कृष्ण का नारद से मंखना [ सम० 


( कहीं 'साम्र वर्षशत?, सवा सौ वर्ष, भी लिखा है ), प्रथ्वी पर रहे । स्थात्‌ही 
कोई दिन बीता हो जिस मे लाठी सोंटा डंडा अख्र-शेस्र उन से और दूँसरों से 
नही चला। मारखाना ओर मारना ही मुख्य काम रहा | मथुरा मे उर्नकों उन के 
पड़ोसियों ने, उद्धत, मह्य 'मिलिटरिस्ट? सेनावादी, युद्धवादी, 'शज्वादी, चलेवेदी 
क्षत्रियों ने, अपने मनमाना सौम्य प्रबन्ध, प्रजा का, नहीं।करने दिया'। सतह बेर 
कस के श्वशुर जरासन्ध ने मथुरा पर धावा किया। अन्त में पॉच सौ कोस दूर, 
मरुधन्व के पार, समुद्र के किनारे, कृष्ण ने द्वारका बसाया। समुद्र ही से तो लक्ष्मी” 
देवी का प्रादुर्भाव होता है। जैसा अंग्रेजों को हुआ | जमीन से तो “अन्नपूर्णा! 
“वत्नपूर्णा? ही मिलती हैं। अस्तु | द्वारका में अन्धक-इृष्णि-संघ के रूप में कृष्ण ने 
एक चाल के संघराज्य, गयराज्य, 'रिपन्लिक” अथवा आलिगाकी? की स्थापना 
करने की परीक्षा, 'एंक्सपेरिमेंट', किया। बड़ी कठिनता पढ़ी | नारद से इसी का 
रोना रोये। “अपने दिल का हाल किस से कहूँ; तुम मेरे पुराने सच्चे मित्र हो, 
इस से तुम से कहना चाहता हूँ |? 'कहिये महाराज, अवश्य ॥? सुनो 


दास्य॑ऐश्वयवादेन ज्ञातीनां तु करोमिभहम्‌ ; 
अर्थ” भोक्तास्सि भोगानां, वारुरुक्तानि व क्षमे । 
भरणींभप्निकामों वा, मध्नाति हृदय सम; 
वाचा-हुरुकं ,देवष !, तन्‍्मां दहति नित्यदा । 
बल संकर्षणे नित्यं, सौकुमाय' सदा गदे, 
रूपेण मत्त+ प्रदयस्तग, सो5सहायो5स्मि नारद । 
स्पातां यस्थभाहुकाक्रो, कि न हुःखतरं ततः ? 
यस्य चापि न तौ स्पातां, किन दुःखतरं ततः 
सो5हं, कितव-माताइव, हयोरपि, भमहासुने ! 
एकस्य जय॑भादांसे, ट्वितीयस्य अपराजयम्‌ । 

( स० भा०-शान्ति० भ० ८१ ) 


प्नाम तो मेरा ईश्वर पुकारा जाता है, पर काम मेरा गुलामी करने का दे । 
मज़ा दूसरे लेते हैँ, पिसैनी में पीसता हूँ । सुख-भोग बहुत थोड़ा और गाली-भोग 


१. गण॒० ] जुआरियों की मा रे३े 


बहुत अधिक मिलता है। जिन का मला चाहता हूँ, जिन के लिये दिन-रात पसीना 
बहता हूँ, चिन्ता मे चूर रहता हूँ, वे ही सबसे अधिक मुझे बुरा कहते हैं। आग 
बालने के लिये जैसे आदमी अरणी के ऊपर, खूब मन लगा के, वेग से, अम्रि-काष्ट 
को मथता है, वैसे रस से ये सब मेरे रिश्तेदार मेरे छृदय को गालियों से और 
निंदा से नित्य मथा करते हैं; ( आंमीण स्ल्रियों की मूत्तिमती वाणी मे “छाती पर 
कोदो दरते हैं? ), इस के कारण दिन रात मेरा हृदय जला करता है। बलदेव, 
मेरे बढ़े भाई साहब, अपनी भुजा ही देखा करते हैं, और बल के मद मे मध््त 
रहते हैं । छोटे भाई साहब, गद, अपनी सुकुमारता के मारे मरे जाते हैं । 
ज्येष्ट पुत्र चिरक्षीव प्रयुम्न जी महाराज को अपना सुन्दर मुखडा ऐना मे 
निहारने ही से छुट्टी नहीं मिलती । दुनिया भर के रॉकेट का काम जो सिर पर 
लदा है, उस के ढोने मे कोई मेरी सहायता नहीं करता | उग्रसेन-आहुक और 
अक्रूर, दोनो, मेरे तो बढ़े भक्त बनते हैं, और हैं भी, पर आपस मे इतना लड़ते 
हैं कि मेरे नाकों दम रहता है। जिस के पास ऐसे दो भक्त न हों उस की जिदगी 
व्यर्थ है | और जिस के पास ऐसे दो भक्त हों उस का जीवन और भी व्यर्थ है | 
मेरी तो हालत उस अम्मा की ऐसी हो रही है जिस के दो जुझआरी पुत्र हों, और 
आपस में ही जूझ खेले, और उस का दिन यही मनाते बीते कि एक तो जीते 
और दूसरा तो हारे नहीं । सो, मेरे पुराने मित्र !, तुम को कोई उपाय सूझे तो 
सलाह दो |? 

नारद बोले, 'सुनिए. महाराज |, आपत्‌ दो प्रकार की होती है, एक तो 
दूसरों की की हुई, एक अपने आप बुलाईं। सो आप को आपत्‌ अपनी बुलाई 
हुईं है | आप को क्या जरूरत पड़ी थी कि कंस को मार कर उन के सठियाये 
बूढे पिता आहुक-उग्मसेन को गद्दी पर बिठाने गये, और फिर उन को अकर्मर्य 
बभ्नु” देख कर उन के ऊपर अक्रूर को 'भोज! बनाया। ( अक्रूरमोज-प्रभवाः. . . 
बश्र,असेनतः*** । बश्चु ओर भोज शब्दों के अर्थ का निश्चित पता नहीं 
चलता, पर ऐसा जान पड़ता है कि जब राज-गद्दी का अधिकारी कार्य-क्षम न हो 
तो उस को बश्चु कहते ये, और कार्य करने को जो नियुक्त किया जाता था, उसको 
, भोज, 'रीजेंड' )। आप को गोटैयाचाली का, चट्टे बह्दे लड़ाने का, हृदू-देश मे 
डे 


534 कठे पर नमक [ सम० 


स्थित हो कर कठ-पुतली। | ऐसा आदमियों को नचाने का, शौक है, तो फिर आप 
को भी उन के साथ नाचना पड़ता है। अब जो किया उस को निबाहिये। 
बिना लोहे के शत््र से इन ज्ञातियों की जीम.-काटिये |? 
सो कोन-सा शत्त्र है !? 
गाली के बदले मीठी बोली, चोरी के बदले और इनाम, अपमान के 
बदले सम्मान | 
नान्‍्यन्न बुद्धिक्षांतिभ्यां, नान्यन्रइंद्वियनिम्मदहात्‌ , 
नान्यन्न धनसंत्यागादू, ग्रुण: प्राशेज्वशिष्यते । ( म० भा० ) 


“दुनिया की गति को, आदमियों की चाल चलन को, देखना बूकना, ओर 
चूक कर के सहना, क्षमा करना, अपनी इन्द्रियों को वश मे रखना, धन को नित्य 
नित्य त्यागते रहना, इस के सिवा प्रशावान्‌ और विशेष कर बृद्ध पुरुष के लिये 
दूसरा कोई काम बाकी नहीं रहता ।? 

बहुत अच्छा, सलाह फड्डुई तो है, पर ठीक है। तत्काल तो आप ने जो 
मेरा श्राश्वासन किया वह मानो कटे पर नोन और जले पर अंगारा रखा। 
पर भाई, बात सच्ची कही ।? 

महाराज ', आप को मै क्‍या सलाह दे सकता हैँ | आप स्वयं गशुरुओं के 
शुरु, जगदगुरु हो, आप ने मेरे हृदय मे पैठ कर मेरे मुँह से जगद्‌ की शिक्षा के 
लिये जो कहलवाया वह मैने कह दिया ।? 


गशुराज्य | 


यह हुई कृष्ण की कथा; ब्रह्मवैवर्त मे कहा है कि गणेश, श्री कृष्णविषएु 
के ही अंश है। सत््व के देवता विष्णु; सत्त्व का अर्थ है, प्रकाशक ज्ञान, बुध; 
गणेश बुद्धिसागर; इस लिये विष्णु का अंश होना ठीक ही है। ऐसे ही कृष्ण के 
बेटे प्रचुम्न, स्वामिकातिक गुहं के, तथा कामदेव के, वथा सनत्कुमार के, 
अंश कहे गये हैं। यह सत्र पौराणिक रूपक, साख्य के तीनो गुणों के परस्पर 
सदचार तथा अभिचार, अनुरोध भी और विरोध भी, “अन्योब्न्य-अमिभव- 
डभ्रय, के रूपक हैं | 


१, गण० ] गणु-राज्य क्यों बिगढ़ते हैं ५ 


प्रकृते किंमआयाताम्‌ |? प्रकृत मे यह बात पुलः पुनः इन सब कथाओ्रों से 

निकलती है कि गणपतित्व कैसा कठिन है। भीष्म ने गणराज्य -के विषय मे 
कहा है-- 

भेदसूलो विनाशों हि गणानामडपलक्षये; 

मंत्रसवरणं दुःख बहूनां, इति में मतिः । 

गणानां च कुछानां च राज्ञां ( ? राज्ये ), भरतसत्तम !, 

चैरसंदीपनोएतो छोभम-अमर्षों, नराधिप [। 

भेदे गणाः विनश्येयुः, भिन्नास्तु सुजयाः परे॥ 

तस्मात्‌ संघातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सदा । 

कुछेषु कछहाः जाताः, कुलबूद्धेः उपेक्षिता$, 

गोन्नस्थ नाशं कुनति, गणसेद्स्य कारणम्‌ । 

अकस्मात्‌ क्रोधमोहाभ्यां, छोभाद्वापि स्वभावन्नात्‌ , 

अन्योज्न्यं नाभिम्राषंते; तत्परासवलक्षणस्‌ । 

जात्या च सदशाः सर्वे, छुलेन सदृशास्तथा, 

न चोद्योगेन, छुद्धथा वा, रूपद्वब्येण वा पुनः । 

भेदाच्चेव, प्रदानाध्व, नास्यंते रिपुभिगंणाः; 

तस्मात्‌ संघातसेवडाहुः गणानां शरण महत्‌ । ( शांतिपव ) 

धाणो का नाश एकमात्र परस्पर भेद से होता है, ओर रहस्य का, शॉसन- 

सबधी मंत्रों का, गुप्त रखना भी बहुत आदमियों की सभा के लिये दुष्कर है। 
गण मे जो मुख्य कुल होते हैं, और उन कुलों के जो मुख्य होते और राजा 
के नाम से कहलाते हैं, ( कुलपति भी नरपति, राजा, आदि शब्दों से व्यवहार 
किये जाते हैं; अथवा, 'राज्ञा? के स्थान मे, मूल मे, शब्द 'राज्येश था, अ्रथात्‌ 
गयो और कुलों के राज्य मे, 'डिमोक्राटिक ऑलिगार्किक पार्टी गवर्नमेट,? मे, ) 
उन मे आपस में अकस्मात्‌ बैर बढ जाने के मुख्य कारण लोभ और अ-मर्ष, 
श्र-सहन, होते हैं। इन कुलमुख्यो के चैर से कुलों मे वैर, और कुलो मे 
बैर से गण मे व्यापी भेद, पैदा होता है; तत्र पराये उन को सहज में जीत 
लेते हैं । इस लिये सघात, संघता, मेल, बनाये रहने का सदा यज्ञ करते रहना 


श्द सभी नायक बनना चाहते हैं ! न सम» 


गणो का परम धर्म है। मनुष्यों का स्वभाव ही है कि काम, क्रोध, भय, मद, 
मत्तर, लोभ, श्रकस्मात्‌ उन के हृदय में पैदा हो जाते हैं, ( अकस्मात्‌ श्र्थात्‌ 
अविद्या-रूप तमसू के, मोह के, कारण ), और उन के कारण एक दूसरे-से 
बोलना बन्द कर देते हैं | दूसरों के हाथ से पराभव पाने का यह साज्षात्‌ लक्षण 
है | इस लिये कुलबृद्धों का धर्म है कि जब ऐसे कलह कोई देख पड़े” तो तत्काल 
उन के रोकने ओर मिटाने का यत्ष करे, नहीं तो सारे गोत्र और गण का नाश हो 
जायगा | इस क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है कि 
गण मे, जाति तो सब की सहश, कुल में भी सब सहश, कोई किसी को ऊँचा 
नीचा नहीं कह सकता, पर उद्योग मे, बुद्धि मे, रूप में, द्रव्य में तो कोई दो 
आदमी ठीक बराबर, समान, नहीं। तो मी, जिन के पास ये गुण कम हैं, वे भी 
उन की बराबरी करना चाहते हैं जिन के पास ये गुण अधिक मात्रा मे हैं, और 
ये, अधिक गुण वाले, उस संघर्ष का अ-मर्ष करते हैं, उस को सहते नहीं | एक 
ओर लोभ और ईष्यां, एक ओर अ-मर्ष, सब ओर मोह | कैसे काम चले !” 

सर्वे यन्न प्रणेतारः, सर्च पंडितमानिनः, 

सर्वे प्राथम्य ( नेतृत्व ) इच्॑छंति, तद्‌ छूंद हिभाझु नश्यत्ति | 

“जिस समाज में सभी नेता बनना चाहें, सभी अपने को सर्वोत्तम पडित 
समझें, सभी चाहें कि सब से बड़ा अगुआ में ही होऊँ---ऐसा समाज बहुत 
जल्दी ही ट्डबता है |? 
संघे शक्ति! । 


'स॑घे शक्ति; कलौ युगे?; कलह-प्रधान देश ओर काल मे, कलियुग मे, जो 
ही दल, चाहे छोटा ही हो, आपस का मेल बनाये रहेगा, संघात-शक्ति, संघ- 
शक्ति, संहनन-शक्ति बनाये रहेगा, सं-हत संघ बना रहेगा, वही अन्य सब पर 
विजय पावेगा | है 

अंग्रेजी मे कहावत प्रसिद्ध है कि 'ए हनड्रोड डिसिप्लिन्ड आरगेनाइज्ड 
सोलजसे कैन ड्राइव एबाउट ए माब आफ़ टेन थाउजण्ड मेन, ऐज़ दे प्लीज! 


"6 #जावारत ठाइलए60 ४0065 280. तंए2 89008 ॥707 र्ण 
ईशा) ी0052॥0 ग)]छ॥ 85 [2५ 968५८. 


२, गण० ] संघ? बनाने और दृठ रखने का उपाय ३७ 


शी सिपाहियों का सन्नद्ध संग्रथित व्यूह, दस हजार आदमियों के असंग्रथित 
ख्यूढ कुड को मन-माने हाक सकता है?। भीष्म पितामह के उपयुक्त एक श्लोक 
का पूरा पूरा अनुवाद”, हाल की छुपी एक बृद्ध अग्नेज की कितात्न मे, जो प्रायः 
सस्क्ृत्‌ का एक अक्षर भी नही जानते थे, मिलता है। कारण यह कि अनुभव 
समान होने से विचार भी समान होते हैं। 'आलिगार्कीज आर एंप्ट ढ़ बी डिवाइ- 
डेड इन हु फेकशन्स बाई दि राइवलरीज ऐड जेलसीज आफ लीडिग फ़ेमिलीज? १ 
[ ब्राइस-कृत 'मा्डर्न डेमोक्रेसीज', भाग, २, पृ० ५९१ ]; अर्थात्‌ सघराज्यों मे 
सुख्य मुख्य कुलों की आपस की ईर्ष्या और कलह से परस्पर विरोधी दल पैदा 
हो जाते हैं । प्राककालीन सघराज्यात्मक औक ओर रोमन 'रिपब्लिकूसः, तथा 
मध्यकालीन इटालियन रिपन्लिक्स', के इतिहास, ऐसी दलादली के उदाहरणो 
से भरे हैं । 


संधात, संहनन, संग्रन्थन का उपाय । 


नैसगिक कठिनता कैसे सरल की जाय ! त्रिना संघ के शक्ति नहीं | बिना 
काव्य-व्यूह-वत्‌ , शरीर-संघात-वत्‌ , आर्गेनिजेशन?, सं-हनन, व्यूहन के, बिना 
अगागिभाव के, बिना मुख्य और गौण अवयव, सिर और हाथ पैर, बढ़े छोटे, 
नेता नीत, गणपति और गण के परस्पर सम्रनन्थन के, संघ नहीं । पर, गण मे, 
संघ मे, सभी बराबरी का दावा करने वाले; कौन किस का कंहना माने १ इस महा 
विरोध का परिह्दार कैसे हो ? बहुत ही कठिन है। इसी लिये इतिहास से जान 
पड़ता है कि 'रिपग्लिक' उयादा चलती नहीं। रोज उथल पुथल इन मे हुआ 
करता है। जो रिपब्लिक, गणराज्य, कुछ चले, वे नाम को गणराज्य थे; 
वस्तुतः गणुपति-राज्य थे। कृष्ण के ऐसे गशपति रहते हुए. भी, अंधक-इष्णि- 
संघ ने अपना संहार कर ही डाला | 

गणराज्य चलाने का एकमात्र उपाय वही है, जिस की सूचना आप के 





. /()॥एइछटा€४5 2 8 098 तीएंत४0 0 80॥075 59 ॥॥6 
गएबंतंट३ 0 [र्हा०एड४४५ रण €्ताए.. शिमभी४४; 390९, 3040६ 
400॥70%#'दट/४७, , 59[. 


७ बन 


श्द समुद्र-मंथन से विष भी अम्रत भी [ सम 


सामने, इस व्याख्यान के श्रार॑भ मे, शिव के विष-पान से की गई; तथा नारद ने 
कृष्ण से स्पष्ट शब्दों मे कहा। पुरुष-सूक्त मे भी वही सूचना दूसरे प्रकारसे की है। 
समुद-मन्यथन | 
पुराण का समुद्र-मन्थन का रूपक बड़ा उदात्त, उदग्र, ओजस्वी, सोरगर्म, 

बहुर्थ, श्ञानपूर्ण है। समुद्र नाम आकाश का भी निरुक्त मे कहा है | देव और 
दैत्यरूपी दो विरुद्ध शक्तियाँ, जो एक ही मूलशक्ति, माया, अविद्या-विद्या, के 
दो अश हैं, यथा इलेकट्रिसिटी? के 'नेगेटिव! और 'पाज़ियिव! अश, इस आकाश 
समुद्र में परस्पर सघर्ष की क्रीड़ा करती हैं | “इंद्रियस्येद्रियस्याथँ रागद णौ व्यव- 
स्थितौ? । प्रत्येक इद्रिय के प्रत्येक विषय के साथ, राग भी और हर ष भी, दोनो 
ही सदा लगे हैं; किसी इन्द्रिय को सुख देने वाले पदार्थ से जब राग होगा, तब 
उस सुख में विन्न करने वालो से दोष मी अवश्य होगा | यह बात चर्मचक्तु 
को भी प्रत्यन्ञ है। ससार का नाम द्व-ह&' है। सष्टि जब होती हे तब अनुरुदध- 
विरुद्ध जोड़ों की ही होती है। सब चीज जोड़ा जोड़ा हैं। कुरान में भी लिखा है, 
“खलकना मिन्‌ कुल्ले शयीन्‌ ज़ौजैन”, में ने ( आत्मा ने ) सब चीज़ें जोड़ा 
जोड़ा पैदा की हैं? | दुर्गा सत्तशती में यही बात मघु-कैटम के रूपक से कही है । 
ब्रह्मा सृष्टि का विचार कर ही रहे थे कि मधु-कैटम नाम के दो असझुर उन को 
मारने पर उच्चत हुए | 

विष्णुकर्णमलोदूभूतो अह्मार्ण हंतुमूडयतौ । 

मधुस्तु कामः सम्प्रोक्तत, कैटभः क्रोध उच्यते | 

भअहंकारस्ततो जातो ब्रह्मा शुसचतुस खः । 

स्‌ तामसो मधुर्जांतः, कैटभों राजसस्तु सः । 

( म० भा० शांति० क्र०. ३५७ ) 
ब्रह्मा नाम अहंकार का सात्तिक अंश; कहीं बुद्धितत्व भी कहा है; 

विसिनोति, व्याप्नोति, इति विष्णु:; व्यापर्क महत्तत्व ] उस के कर्ण के मल से, 
अर्थात्‌ दूषित राजस-तामस शब्दरूप, से (आकाश का गुण शब्द, जो कर्णग्राह्म है) 
मधु-काम और कैटम-क्रोघ पेदा हुए और ब्रह्मा को मारने दौड़े, श्र्थात्‌ थेद के 


१, गण० ] मधु-केटम का रूपक ३९ 


शुद्ध साचिक छुंद को दूपित करने पर उद्यत हुए । शब्द मे.वडी शक्तियां हैं; मधुर 
शब्द से बढ़ा आनन्द उठता है, स्वास्थ्य बढता है, संघरात की पुष्टि सत्र प्रकार से 
होती है, कर गर्जन आदि से कान के पर्दे फट जा सकते हैं, सचमुच मी कमी कभी 
फट जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तजनित प्रचड वायु वेग से मकान गिर जाते हैं । 
ध्रह्मा वेदमयो निधि, ज्ञान; उस के मारने वाले काम और क्रोध; दोनो मरें 
तो कैसे १ 'आवा जहि न यत्र उर्वी सलिलेन परिलुता |)? अपनी खुशी से ही मरेगे; 
चरिताधिकारे चेतसि', जैसा योग-माष्य मे लिखा है, जब उन का अधिकार 
उन का संवेग, कम हो जाता है, तत्र उस 'भमि? पर, चित्त की उस अवस्था में 
ये दोनो मरते हूँ, जहाँ पृथ्वी और जल का संयोग न हो। “अग्रीषोमी्य जगत? 
भू-स्थानी देवः अम्िः, अंतरिक्ष-स्थानी सोमः (पर्जन्यः वायु) चु-स्थानी सूर्य: 
जहों इन दोनो का, प्रथ्वी-जल का, संयोग न हो ( और ये दोनो भी काम और 
सूर्याग्नि क्रोध ही के दूसरे रूप हैं, जल काम का, अभि क्रोध का ), श्र्थात्‌ 
जय दोनो की मध्यावस्था मे, चित्त शांत और मध्यस्थ, तट्स्थ, होता है। 


यथा शीतोष्णयोसंध्ये नैवठष्णं, न च शीतता, 
नषुण्यं न च वा पापं, न दुःखं न सुख तथा, 
नरबंधो न च या सोक्षः, इत्येषा परमार्थता । 
शीत और उष्ण के बीच मे एक ऐसी अवस्था होती है जिस को न शीत 
ही कह सकते हैं न उपष्ण | परमार्थता का स्वरूप ही यह है कि उस मे द-ह 
नहीं, न काम न क्रोध न सुख न दुःख, न पुण्य न पाप, न बंध न मोक्ष ।! 
इस अवस्था मे भी कौन मारे १ तो सात्त्विक-शानात्मक पर्मार्थ-दुद्धि-त्वरूप 
विष्णु | और वह भी कहाँ पर १ 'ततस्तु जघने कऋृत्वा स॑च्छिन्ने शिर्सी तयोः |? 
जघन शरीर का मध्य भाग है, इस से मध्यस्थता की पुनर्वार सूचना होता है; 
इस भाग में स्थित उदर-शिक्ष पर वश होने से आहारैषणा और दारेषणा पर 
निगह होने से, काम क्रोध का निग्नह हो सकता है। भ्ोत्र पहिली इन्द्रिय है; वे 
इन का जन्म हुआ | कटि प्राण का एक मुख्य स्थान है; मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर आदि चक्र यहों हैं; इसी क्टि मे, इन दोनो की शांति भी होनी चाहिये । . 


ड० देव-दानव-संग्राम का रूपक '. सम» 


साथ ही यह द'द्व' आविर्भूत होता है, साथ ही तिरोभूत होता है। इस ६'इ", 
जोड़ा-जोड़ा, दो-दो मे, विरोध भी है ओर श्रनुरोध भी है । 

देव और दैत्य जब एक ही मूल शक्ति, वासुकि ( जगदू वासयति, व्याप्तोति, 
इति ) नाग को, जो मन्दर पर्वत ( मेरुदंड, प्ृष्ठचंश, ऊध्वमूल अश्वत्थ, इड़ा- 
पिगलादि नाड़ियों के स्थान ) के चारो ओर कुण्डलित है, दो ओर से खींचते 
हैं, तब इस जड शरीर मे चक्रवत्‌ परिवर्त आरम्म होता है, और आकाश- 
समुद्र मे से विविध प्रकार के रत्नभूत पदार्थ निकलते हैं |. पर इस उत्कट रगड़ 
का पहिला फल हालाहल क्रोधविष पैदा होता है। उस को पीने वाला और 
पचाने-वाला यदि कोई न हो तो सब खेल बिगड़ जाय | जो कुल के बृद्धतम 
हों उन्हीं का यह धर्म और कर्तव्य है कि वे इस जहर को पी कर बैठ, और सदा 
पचाते रहें। सब बोक ढोने का, मिहनत करने का, दौड़ धूप का, खींचा तानी 
का, काम, जवान लोग, देव-दैत्य करेंगे | यह तो हुआ क्लेश का बटवारा | शुल्क 
का भी बटवारा देखिये | महा-देव को अन्य कुछ मिहनत नहीं करनी पड़ी, इस 
लिये उन को भक्ति, परम भक्ति, परम आदर, पूजा, स्त॒ति ही, विष पीने के 
बदले मे दाम मिलता है | देव दैत्य, वारुणी और अम्रत आदि रत्न को आपस 
में बॉद लेते हैं; और उस बय्वारे के हेर फेर के लिये, कौन अधिकार किस 
को मिले, इस के लिये, सदा लड़ते रहते हैं । पर महा-देव का सब ही, देव पक्ष 
भी ओर दैत्य पक्ष भी, दोनो दल ('पार्टी)), पूजन, स्तुति, भक्ति, खुशामद, चाप 
लूसी, चाहुकारी, कर के अपना मतलब निकालने के लिये, पूजन करते रहंते हैं | 

यतूतदूभग्ने विषम्हव परिणामे5सतोपसम्‌ । 

जो आगे कड॒आ विष समान जान पड़ता है, वह पीछे मीठा अ्रम्गृत ऐसा 
फलदायी ओर गुणकारी होता है |? 

इस रूपक से गणपति और गण का कत्त॑व्य जान पड़ता है, ,जिस के पालन 
से उपयुक्त घोर विरोध का, जो गण के निसगे मे अन्तर्गत है, परिहार हो सकता है। 
कृष्ण-नारद-सम्बाद का भी यही अर्थ है | पुरुप-सूक्त-सचित पुरुष-बलि और वर्ण- 
धर्म-कर्म-इत्ति-जीविका-शुल्कादि के विभाग का भी यही त्रर्थ है । जत्र तक गणपति 
में ऐसा स्वार्थत्याग और ऐसी लोकहितबुद्धि होगी, वात्सल्ये'मन॒वन्‌ नृथा?, ग्रजा- 


१, गण ० ] ,एकदन्तता-अद्द तता - ४१ 


पति मनु के ऐसा प्रजा के लिये वात्सल्य होगा, और गण में ऐसे बृद्ध का आदर 
होगा, तब तक गण की संधशक्ति क्षीण न होगी | जब नहीं, तब गण नष्ट होगा। 
जब शिव भी हालाहल को गले मे धारण करते करते घबरा जाते हैं, तत्र 
हरः संध्ुभ्येने भजति भसितोद्धूछनविधि । 

'्रह्मांड को जला कर, पीस कर, भस्म कर, धूल उड़ा डालते हैं, और प्रलय 
होता है [! नित्य नित्य झंगडा निपणाते निपणते, दोनो ओर की मनौनी 
करते करते, जब वृद्ध लोग स्वयं थक कर कऋुद्ध हो जाते हैं, तब मनुष्य-समाज 
मे महाभारत होता है । 

क्या उपाय किया जाय, कि राजस भावों की रोक, ओर सात्विक उदार 
भावों का उद्भावन और परिपोषण, समाज में और समाज के नेता में सद्‌ 
होता रहे; यहाँ तक कि नेता तो सम्मान से भागता रहे, और जनता उस के पीछे 
सम्मान का उपहार लिये हुए दौड़ती रहे १ 

इस का एकमात्र उपाय यही है कि 'एकद्तता? सर्वप्राणेन साथी जाय | 
इस में जितना परिश्रम किया जाय वह थोडा है । बिना इस के कोई सत्काये 
सिद्ध नहीं हो सकता । गणपति के सारे कुनबे के आचरण की सिखिदन यही 
श्रद्न तता, अमेद्बुद्धि, और तजनित स्वार्थत्याग है। गणपति के पिद द् 
सब से बढ़े देव, अल्लाह-अकूबर [ अकूबर >: सबसे बढ़ा, अल्ताइन्न्देद ह ऋए 
स्वरूप ही यह है । 

महोक्षः, खटवॉँगं, परझुर, भजिनं, सस्म, ऋगेर:, 
कपारू च, इतीयतूतव, वरद |, तंन्रोपकरय ८ 
सुरास्तां तां ऋद्धि दृधति तु सवद-ऋद मिफिलिटः 
नहि स्वात्मारासं विषयस्गतृष्णा अचूपते 7 
भर्थात्‌ , 
बैल, भरु डमरू, भरु फरदा, छत गय को 
क भस्म, सप, माला हू कप्रर के ककार ऋऔी--- 
देवन के देव |, वरहाता वह्वन्नुत्र के ! 
भापनी छुल संप्रति दब एप की क्यरक्रट 


3: 52 7 


डरे जगद-धाता-जगद-धात्री [ सम* 


" तुमरी मौंह के इसारे पुनि देव पावत ऋद्धि सिद्धि, 
आप आत्माराम कौ न काम साया-सान्र की । 


उज्षुतिं, वर्षति, मेहति, बीजान्‌, जीवान्‌ , प्राणान्‌,, धर्मान्‌ , इति महोक्त, 
वृष:, धर्मः, चार पैर वाला, चार वर्ण-आश्रम-पुरुषार्थ-वेद-महावाक्य-दिशा-आदि- 
रूपी परमात्मा का वाहन ; कुडलिनी शक्ति की, इड्ा-पिगला-सुषुम्ना नाड़ियों मे, 
गति के आकार का अनुकरण करने वाला डमरू; परमे व्रह्मणि शाययति, 
आत्मनः अ्रन्यत्‌ इतरत्‌ पर जड़ जगत्‌ श्वणाति नाशयति, इति परशु३, श्रविद्या का, 
जड़ जगत्‌ का, बंध का, खंडन करने वाला, ब्रह्म मे शयन कराने वाला, मोक्ष देने 
वाला, ज्ञान, आत्मन्नोध; गजचर्मवत्‌ काला और अ्रति विस्तारशाली अनन्त नील 
आकाश; श्वेत भस्म के ऐसे ज्योती-रेशु-रूप नक्षत्र तारों के असंख्य अ्ह्माड; 
सपंवत्‌ चक्राकार भ्रमण करने वाली संसार के प्रत्येक अगु में व्याप्त 
शक्तियों, उत्कृष्ट महर्षि और देव और जगन-नियता, संसार के चलाने वाले, 
प्रत्येक नक्षत्र तांरा ब्ह्माड के अधिकारी जीव, कपालरूप, शिरोरूप, मुख्यांगरूप की 
माला-यही परमात्मा की प्रत्यक्ष सामग्री है । 

गणपति की माता सर्वशक्तिरूपिणी जगद्धात्री ने भी ऐसे ही .जगदूभर्ता को 
बड़ी तपस्या से भर्ता पाया | 


घृपो वृद्धों थाने, विषंभशनं, भाश्दा निचसन, 
स्मशानेषुआक्रीड़ा, सुजगनिवहों भूषणविधि:--- 

समग्रा सामझी जगति विदितैव स्मररिपोर्‌; 
यदूपतस्यऐश्चय, तव, जननि |, सौभाग्यसहिसा । 

शिवः शक्त्या युक्ती यदि, भचति शक्तः प्रभवितुं; 

न चेदूएवं, देवो न खल कुर्शछः स्पंदिम॒अपि; 
अतरस्त्वाआराध्यां, दरिहरविरिच्यादिभिरपि, 

प्रणंतुं स्तोतुं वा, कर्थंभकृतपुण्यः श्रभचति । ( भानन्दकहरी ) 
बूढ़े बैठ की सवारी, विष भोजन, दिशा वस्त्र है, 

सेज समसान, भ्रुजय भूपन ठाँच छाग है; 


तह 


१. गणु० ] तंत्र-शास्त्र के संकेत ४ ई 


जग मे नहिं जानत कौन अद्भुत चरिन्न इन के; 
ईंशता तौ इन की सब देवी कौ सुहाग है। 
युक्त होत शक्ति ( है ) से जब तब ही 'शिव' होत प्रश्ञ; 
नाहीं तौ 'शब? समान डोर हू ना सकतु हैं, 
हरि-हर-विरिंच जा की वंदना करंत हैं नित्य, 
वा की स्तुति पुण्यहीन बोल हू ना सकतु है । 
तत्र शास्त्र मे, अ>विषाु, इज-शक्ति, उ ब्रह्मा, मरुद्र, इत्यादि 
प्रत्येक वर्ण का विशेष साकेतिक अर्थ है। 
इन्हीं महादेव की महादेवी की, गणपति की माता की, हृदय से उपासना 
करने से ही, गणंपतित्व की भी और गण के कल्याण की भी सिद्धि होगी; 
सच गण-पति की, गण-पतित्व-योग्यता की, जननी, ये ही आत्म-विद्या रूपिणी 
महादेवी हैँ | इन महादेवी के रूप अनन्त हैं । 
था देवी सर्वभूतेषु बुद्धि-भद्धा-क्षुधा-तृषा- 
तुष्टि-पुष्टि-क्षमा-छज्जा-स्मृति-छति-कृति-स्ए्टहा- 
काम-क्रोध-सोह-निद्वानाधा-ईष्या-भी ति-सानिता- 
शांति-कांति-दुति-भविद्या-विद्या-रुपैश्व संस्थिता; 
सा देवी स्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, 
चिद्रपेण च सा कृत्स्नस्‌एतदुष्याप्य स्थिता जगत्‌। (दुर्गासघशती) 
सभी जीवों मे, प्राणियों मे, भूतों मे, वस्तुओं मे, चिद्रुप से, चेतना के 
नाम से, बुद्धि, श्रद्धा, छ्ुधा, तृषा, त॒ष्टि, क्षमा, लजा, स्वरति, घृति, कृति, स्पृह, 
काम, क्रोष, मोह, निद्रा, गर्धा, ईर्ष्या, भय, अमिमान, आति, काति, शात्ि, 
युति, अ्रविद्या, विद्या के असख्य रूपो से, वही देवी वत्तेमान है | “चेतना? कहा 
तो सब्च कह दिया | 
पर आप लोग विद्याथों हैं। आप के लिये विद्या: समस्तास्तव देवि मेदाः? 
यह रूप विशेष अभीड है। कितु इन सब्र अनन्त विद्याओं में मी एक मुख्य 
विद्या है। उस के उपासन आवाहन धारण से ही आप लोग आत्मोद्धार और 
देशोद्वार तथा मानव मात्र का उपकार करने के समर्थ गण-पति हो सकते हो । 


४ “विद्या: समस्ताः तब देवि [, भेदाः? | + [ सम० 


या सुक्तिहेतुर्‌ भविषिंत्यमह्यातता स्वस्‌ 
अभ्यस्यसे, सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः 

- मोक्षार्थिभिसु निभिरस्तसमस्तदोषैर्‌ , 
विद्याउसि सा भगवती परमा हि, देवि !। 

“देवी भगवती वह परमा विद्या है जिस से मुक्ति प्राप्त होती है; जिस विद्या 
का, बड़े बड़े व्रत कर के, इद्वियों का निग्रह कर के, मुनि लोग सदा श्रम्यास करते 
हैं। इस परमा विद्या, श्रध्यात्मविद्या, के प्रचार से ही पतितोद्धार हो सकता है। 
इसी से मोक्ष मिल सकता है। एक जीव का ही मोक्ष नेहीं, और किसी एक प्रकार 
'ी के बध से नहीं, किन्तु सब का सब प्रकार के ब॑धों से । 

बिना आत्मस्वरूप के ज्ञान के, हृढ सजज्ञान नही, बिना दृढ़ सजुशञान के, 
अभेदबुद्धि नही; बिना अभेदबुद्धि के, हढ सदाचार नही; बिना हृढ़ सदाचार के, 
परस्पर मेल और “अमय, सत््तसशुद्धिः, श्ञानयोगव्ययस्थितिः” नहीं, बिना इन के, 
आत्मवशता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता नही, बिना आत्म-वशता परमात्म-वशता, 
( जीवात्मा-वशता नहीं ) स्व-तंत्रता, स्व-राज्य नही, उत्तम स्वतत्रता नही, ( अ्रधम 
स्व-तंत्रता ही होगी ), ऐसी अविच्छेद्य कार्य-कारण की »ंखला है | 

से परवशं दुःख, सर्वभात्मवश सुख; 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन छक्षणं सुखदुश्वयोः । ( मनु ) 

भारतवर्ष में, वर्तमान काल मे, केवल एक ही गण का गणपति होने से कार्य-सिद्धि 
नही हो सकवी; सभी गणो का सर्व-मान्यए, पति होना चाहिये; हिन्दू , मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, सिख आदि सबका। यह कैसे हो ! जब वह एक-द॑त 
हो, सत्र मतभेदों का ऐकमत्य कर सके। यह शक्ति उसी भगवती परमा विद्या 
की उपासना से प्राप्त हो सकती है। जो बुद्धि, जो विद्या, सारग्राहिणी है; मूल 

बातों को, गम्भीर तत्वों को, पकढ़ती है; ऊपरी कृत्रिम विशेषों मे ही नहीं अटक 
रहती है; वह निश्चय से जानती है कि 'स्वेषु वेदेष्चहमेव वेयः?; अहम ?, मे, 
आत्मा, आइ! (अंग्रेजी) अना? (अरबी), खुद! (-- 'खुदा?, फारसी), यही एक 
अजर श्रमर वस्तु सत्र मतों के सब वेदों मे, सत्र धर्मग्रन्थों मे, कही है। उसी पर चारो 
ओर ज़ोर देने से लोकविग्नह घटेगा, लोकसंग्रह बढ़ेगा, ऐकमत्य सभैगा, विरोध- 


१, गणु० ] असख्य लोक यहीं, एक बुद्धि मे 8 


परिहार बनैगा; क्योंकि उसी के सर्ब-मान्य आध्यात्मिक सिद्धान्तों के श्रनुसार ऐसी 
समाज-व्यवस्था बन सकेगी जो सर्व-सग्राहक, सर्व-कल्याण-कारक, सर्व-शिक्षुक- 
स्ज्ुक-पोषक-धारक हो । 

देखिये; हम आप इस एक सभामवन मे इस समय बैठे हैं। देखने को तो 
एक ही स्थान है, पर इस एक स्थान मे इस एक क्षण मे सैकड़ों लोक, सैंकडों 
दुनिया, समन्वित हैं। “रूप की दुनिया? श्रलग ही है, पर यहाँ मौजूद है । 
'शब्द का लोक” भिन्‍न है, पर यहाँ है| 'गन्ध का संसार, स्पर्श का जगत्‌?, (रस 
का भुवन? दि वल्ड आफ ट्रंडः, (दि वलडे आफ लिटरेचर', “दि वल्ड आफ़ 
हिसरी?, 'सायंस का आलम? “कविता का विश्व, एक सायंस के अन्दर विशेष 
विशेष सैकडों विज्ञनो के जगत्‌ , कलाओं के लोक, आलमि-इश्क, आलमि-जग, 
आलमि-नाइत , आलमि-मिसाल, आलमि-मलकूत, भू, भुवः, स्वः आदि लोक, 
सूर्यलोक, 'दि वल्ड आफ लेठ”, वरुण लोक, आफ़ वाटर”, इत्यादि प्लेन! 
( अग्रेजी ), 'लौह? ( अरबी ), 'अर्द-अश? (अरबी), तल, भुवन-यह सभी इसी 
जगह उपस्थित हैं | जिसी का हम ध्यान करते हैं उसी में पहुँच जाते हैं । क्या 
बात हुईं ! द्रष्ट में, में? मे, आत्मा की बुद्धि में, ही इन सब का समन्वय होता है; 
सभी उसी मे सदा वर्त्तमान हैं, आत्मा ही सब का अनुभव आस्वादन, समाहार 
समन्वय, करता है। और, इस हेतु से कि सनातन-धर्म परमात्म-धर्म है , क्‍यों कि 
सिवाय परमात्मा के और कोई वस्तु सनातन सदातन नित्य नहीं, और परमात्मा 
को किसी से विरोध नहीं; बल्कि वह सब मे है ओर सब उस मे हैं; इसीलिये इस 
धर्म मे सब धर्मों का, देश-काल-निमित्त-अधिकार-भेदेन, समन्वय हो सकता है, 
ओर है; इस को किसी से विरोध नही। इस धर्म के सच्चे तात््विक सास्िक 
स्वरूप के विरुद्ध आज काल, जो इस का बर्ताव, परस्पर-विरोध-मय, भेद-मय, 'मत-- 
छू?-मय, 'छुई-मुई-रूप, हो गया है, उस का मूल कारण यही है कि सात्विक 
ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबुद्धि, आत्मविद्या का हास, ओर तजनित सदूधर्म का 
रागद्द घ रजसतमस्‌ के मुख मे ग्रास, हो गया है । 

न हिअनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलूमुपाश्चुते । ( मनु 
आत्मज्ञान की दृष्टि के बिना जो कोई कुछ काम करता है वह अच्छे फल को 


४५ आत्मा ही 'वि-नायक? [ सम० 


नहीं पाता; क्‍यों कि उस को सत्‌ लक्ष्य का ज्ञान नहीं, सत्‌ पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं 
ओर, इस हेतु से, वह अपनी शक्तियों का सत्‌ प्रयोग नही करता | : | 


तो आप लोग जो विद्यार्थी हो, इस परम विद्या आत्मविद्या का बहुत आदर 
से संग्रह कीजिये; तमी अन्य सब विद्या आप की सफल होगी। सच्चे गणपति 
आत्मा की पूजा नही की, तो कलह के चूहे सब रास्ता काट डालेगे। आत्मा में 
सब देवता वर्तमान हैं । 


विनयडाधाप्रकोअ्न्येषां, विशिष्टो चायकः स्वयस्‌ , 
नायकेन बिना जातः, तस्माज ज्ञातों विनायकः | 
जात्मैव देवता: सर्वाई, संसआत्मनिभवस्थित; 
सर्व॑सूभात्मनि संपश्येत्‌ , सच्चाय्नच्च समाहितः; 
स्वसूआत्सनि संपश्यनूनभाधघसें कुरुते मनः 
सवधामपि चेतेषामभात्मज्ञानं पर स्खत; 
तद्‌हिभग्रथ' स्चेविद्यानां, प्राप्यते हिजरूतं ततः 
उद्धरेद्‌आात्मनाउत्मानं, नआत्मानमअचसादयेत्‌ 
जआत्मैव हिआात्मनो बंधुरभात्मैव रिपुरआत्सनः ॥ 


आत्मा ही सब का विशिष्ट नायक है, विनयन करने वाला है, उस का कोई 
नायक नही है, त्रिना किसी नायक के, किसी माता पिता के, उत्पन्न हुआ है, स्वयभू 
है, वि-नायक है। आत्मा ही सब देवता है। सब कुछ आत्मा में है। जो सब को श्रात्मा 
भे, और आत्मा को सब में, देखता है वह अधर्म मे मन नही देता | सब से बढ 
कर आत्मशान है, सब विद्याओ मे श्रेष्ठ है। इसी से अमृत मिलता है, अमरत्व प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌, भूले हुए कितु सदा सत्‌ , सदा सिद्ध, अपने अमरत्व को फहिचान 
( प्रत्यभिज्ञान ) लेता है। आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिये; आत्मा 
को कभी अवसन्न नहीं होने देना चाहिये। आत्मा ही आत्मा का रिपु हो 
सकता है; क्‍यों कि दूसरे किसी को शक्ति नहीं जो आत्मा की हानि कर सके; 
और आत्मा ही सच्चा वधु आत्मा का है, क्‍योंकि दूसरे किसी मे ऐसी शक्ति नही 
जो इस की सहायता करे | दूसरे मे शक्ति क्‍या होगी, जब “इस के सिवाय दूसरा'; 


१, गण० ] क्ै-यह ( मै से अन्य )-नही, < " ४७ 


( अरबी मे 'मा सिवा अल्ला?, 'आत्मनः अन्यत्‌ः, ) आत्मनः इंतरव!, कुछ कोई 
है ही नहीं, ( अहं एतत्‌:अन्यत्‌ न! )। >.. 


बा 


यही बात सूफियों ने भी कही है । 
लौहि महफूज़स्त दर मानी दिलत्‌; 
हराचि सी खझुवाही शवद ज़ हासिलत्‌ । 
भ्रथांव्‌ , 
प्रद्मदेव की परमनिषि हृदय तुम्हारों हो; 
जो कुछ अभिराषा उठे, तातें पावहु सोह । 


भर भी, 
आनाँ कि तरकबगारि ख़ुदा एद, खुदा एद॥ 
हाजत ब-तलूब नीस्त, छुमा एद शुभा एड; 
चीज़े कि न गदींद गुम, भज़ बहरि थि जोयेद २ 
. कस गरि छुसा नीस्त, कुजा एद, कुजा एद ! 


भर्थात्‌ , 
इंचवर को जे खोजते |, सुनो हमारी बात 
खोजन को नहि काज कछु, तुम ही हो वह, तात ! 
जु खोयौ नाहि, तेहिं क्‍यों ढेंढुत अकुछात 
तुस सिवाय जग मे कछ दूजों नाहिं दिखात ! 
आप के हृदय मे महा गणपति परमात्मा का सदा वास है; यदि आप यत्त 
करोगे तो पहिचानोगे कि आप स्वय ही परम गणपति हो, और ऐसा पहिचानने 
से ही आप अपना मी और अपने समाज का भी कल्याण कर सकोगे | ४ | 
४» निधीनां त्वा निधिपत्तिं हवासहे । 
प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हचामहे । 
गणानां त्वा गणपति हवासहे | 3४ । 





२५३१ 
सर्व-मत-समन्वय& 
( अर्थात्‌ आत्मज्ञान द्वारा सब मर्तों का समन्वय ) । 


डक 
यो देवानां प्रभवश्नोकृनवश्च, विद्रवाधिपो, रुद्रों, महर्षि, 
हिरिण्यगर्भ पश्यति जायमानं, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु । 
3३% 
प्रिय विद्यार्थी जन, 
आज के ऐसे समावर्चन संस्कार के समय के व्याख्यानो मे, प्रायः विद्यार्थियों 
सस्‍्नातकों के जीवन के कर्तव्य के विषय मे कुछ उपदेश देने की प्रथा प्रचलित 
है | पर आप लोग त्यागशील, तपस्याशील, विद्वान्‌, आचार्यों और आध्यापकों 
के उपदेश और निदर्शन वर्षों सेसुन और देख रहे हैं। मे आप की कौन-सी नई 
बात सुनाऊँ ! 


पुरातन ही नित्य नवीन हे । 


आज सबेरे से इसी चिन्ता में में म्म हो रहा था, कि मुझे ध्यान आया कि 
जो सब से पुरानी बात है वही सदा नई है। 


* सौर ८ चैत्र ( मीन ) १९८०, वि० (२२-३-१९२४ ६०), को, गुरुकुल, 
कांगडी, मे, श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के सभापतित्व में, ज्ञातकों के समावर्चन 
संस्कार के अवसर पर व्याख्यान दिया गया | वथा, सौर श८् माघ ( मकर ) 
१९८१, ( १०-२-१९२५ ) को, काशी-विद्यापीठ में, ज्ञातकों के समावत्तेन 
संस्कार का जो प्रथम उत्सव हुआ, उस अवसर पर, उसी का आशय दुह्॒राया 
गया | उसी का परिवृ'हण यह दूसरा अध्याय है। 


१. गण० ] बहुत पुरानी बात ही नित्य नई ९ 


नवों नवो भवत्ति ज्ञायमानः भरा फ़ेतुः । 


दिवसों के पताकारूप सूर्यदेव, अति प्राचीन होते हुए. भी, नित्य नये हो कर 
प्रतिदिन जन्म लेते हैं | 


सो मैं आप लोगों को, बहुत पुरानी पर नित्य नई, कुछ बाते सुनाऊँगा | 


आज आप मे से कई विद्यार्थियों का दीज्ञान्त सस्कार हुआ है। और प्रतिवर्ष 
कई कई का होता जायगा | प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। उपनिषदों से 
जान पड़ता है, उस समय मे, आचार्य, समावरत॑मान विद्यार्थियों को, घर लौठने से 
पहिले, अन्तिम उपदेश, बहुत स्नेह से, बहुत गम्भीर भाव से, बहुत शुभ कामना 
से, देते थे, जैसा आज भी आप के आचायों ने आप को दिया । 


आचाये का विद्यार्थी को अन्तिम उपदेश । 


सत्य॑ चद, धर्म, चर, स्वाध्यायात्‌ सा प्रमदः, भाचार्याय प्रियं घनस॒भाहत्य 
प्रजातन्‍्तुं मा व्यवच्छेत्सी:; सत्याद, धमात्‌ , कुशछात्‌ न प्रमद्तिव्यम्‌; भूत्ये ज्ञ 
प्रसद्तिग्यस्‌ ; स्वाध्याय-प्रवचनास्याँ न प्रमद्तिव्यं; देवपितृकार्यास्यां न प्रमद्धि- 
तब्यम्‌ ; भातृदेवों भव, पितृदेवो भव, भाचायदेवों भव। यानिभस्माक् सुचरितानि 
तानिएवं त्वयाउपास्थानि, नो इतराणि। ये के च अस्मतश्रेयांसो ब्राह्मणाः, तेषां 
ल्वयाइसनेन प्रशवसितच्यम्‌ | श्रद्धया देय॑, अश्रद्धुयाउ्देयं, श्रिया देय, हिया द्ेय॑ 
भिया<देय॑, संविदा देयं। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ , 
ये तन्न प्राह्मणाःसंसर्षिणः युक्ता:, भायुक्ता,, भल्क्षाश, धसकासः स्युश), यथा ते तत्न 
पत्तरन्‌ तथा तत्न वर्तेथाः । एप भादेशः | एप उपदेशः । एपा वेदोपनिषत्‌ ।” 

( तैत्तिरीय उपनिषत्‌ ) 


“अन्तिम उपदेश, आदेश यही है---सत्य बोलना; धर्म के अनुसार आचरण 
फरना; स्वाध्याय मे, बुद्धिवर्धक शानवर्धक शाज्रों के नित्य अवलोकन करने मे, 
तथा, विशेष कर, अपनी विशेष जीविका के उपयुक्त ज्ञान के संग्रह करने मे, प्रमाद 
नहीं करना, पढना समाप्त हुआ, अब हम को पठन पाठन से क्‍या काम, ऐसा मत 
समभना। कुशलता साधने वाले, कौशल के, कामो के कर ने से मत चूकना | भूति, 


५० गहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ: [ सम& 


विभूति, विभव का सम्पादन करने वाले धर्मयुक्त कामो के करने से मत घचूकना | 
जिस आचार्य के गुरुकुल मे तुम ने विद्या संग्रह किया, उस की सहायता करते 
रहना, जिस से नई पुश्त के विद्यार्थी वहाँ शिक्षा पाते रहें, इस प्रकार से ऋषिऋण 
चुकाना | देवों, ऋषियों, ओर पितरों के ऋण चुकाने वाले कामो से भी मत 
पवूकना | जो अच्छे काम हैं वही करना, दूसरे काम नही करना | यदि हम ने भी 
कोई अनुचित काम किया है, तो यह विचार कर, कि आचार्य ने ऐसा किया है, उत 
का अनुकरण नहीं करना, जो हम से अच्छे काम बन पड़े हैं उन्ही का अनुकरण करना; 
हमारे अनुचित कामो का अनुकरण मत करना । हम से जो अधिक श्रेष्ठ सच्चरित्र, 
रूखे नही, मढु हृदय के, स्निग्ध, स्नेही प्रकृति के, धर्मिष्ठ, ब्रह्म के जानने वाले, 
संमर्षी, सहनशील, क्षमावान्‌, समश, सत्‌ परामश॑, देने की योग्यता रखने वाले, 
युक्त, युक्तियों के जानने वाले, आयुक्त, लोक-समत, जनता द्वारा पुरो-हित, 
अग्रेनिहित, नियुक्त, श्रग्नगण्य माने हुए, विद्वान्‌ मिले, उन की आसना करना, उन्ही 
की उपासना करते हुए! जीना, श्वास लेना, उन्हीं का दम भरना | अन्धभ्रद्धा मत 
करना, अपनी बुद्धि पर मरोसा कर के विवेक से काम करना । अपने मन 'में सा्व- 
जनिक स्नेह का भाव रखना। माता को, पिता को, आचार्य को, देव-रूप ही 
जानना । यदि कभी संशय हो, कि यह कर्म, यह बृत्त, अच्छा है या नहीं, तो 
उक्त प्रकार के सजन विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता जैसा आचरण करते हों वैसा आचरण 
करना । प्रजा-सन्तान का उच्छेद मत करना; अपने सुख चैन की स्वार्थी लालच से 
गाहस्थ्य के उत्तम धर्म का बोक उठाने से जान मत चुराना ।? 

प्रह्मचारी, भृहस्थरुच, वानप्रस्थो, यतिस्तिथा, 

एते ग्रृहस्थप्रभवाः ( तस्माज्ज्येष्ठा मो गुहदी )। 

यथा नदीनदाः सच समुद्ने यांति संस्थितिं, 

तथेवाश्नमिणः सर्वे मृहस्थे यांति संस्थितिं । 

यथा वायु" ससाश्नित्य वरत॑ते स्वर्जतवः, 

तथा गृहस्थमभाश्रित्य वतते सच आश्रमाः । 

यस्मातत्नयोडन्याभ्रमिण:, झानेनाज्ेन च भनन्‍्वहम्‌ , 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्मार ज्येष्ठाश्ममों गृही। ( मनु ) 


१. गण ० ] अपवाद-रूप 'निष्ठिक' ब्रह्मचर्य 8५ 


सर्वेपामपि चैतेपां, वेद श्रुति-विधानतः, 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ, स त्रीनअन्यान्‌ बिभत्ति हि। 

ध्रह्मचारी,गणहस्थ, वानप्रस्थ, यति - इन चारो आश्रमो की उत्पत्ति णहस्थ से 
ही है;इस लिये सत्र से बडा आश्रम शहस्थ का ही है। जैसे सब नदी नद, समुद्र ही मे 
सस्थिति, समाप्ति, ठहराव, आउरा पाते हैं, जैसे सब जीव जन्तु, वायु के ही सहारे 
जीते हैँ; वेसे ही सत आश्रम गहस्थ के आसरे रहते हैं। अन्य तीन आश्रमवालों 
को गहस्थ ही अन्न भी देता है, और शान भी देता है। इस हेतु से, वेद की 
भ्रुति ने, गहस्थ ही को सब्र आश्रमो मे ज्येष्ट भी ओर श्रेष्ठ भी कहा हे 

हा, सब्र उत्सगों के लिये, सच नियमो के लिये, अपवाद होते हैं । विशेष 
विशेष अवस्था में नैप्िक ब्रह्मचर्यादे हो सकता है, और परार्थ के लिये, परोपकार 
के लिये, निश्चित्त हो कर देश सेवा के लिये, यदि कोई नैष्ठिक, अथवा परिमित 
काल के लिये, ब्रह्मचर्य का त्रत बढ़ा दे, तो यह उन के और देश के बड़े सौभाग्य 
की बात है; और देश को ऐसे ब्रह्मचारी ( तथा वानप्रस्थ ) स्वयसेवकों की बढ़ी 
आवश्यकता है। नि-हा का अर्थ, “नितरा स्थितिः, आत्यन्तिक, आजीवन स्थिति, ऐसी 
निष्ठा वाला निष्ठिक' | पर साधारण धर्म इसी को जानना, श्रर्थात्‌ विद्याध्ययन 
से समाइत्त हो कर गार्ईसथ्य करना, ओर अपने त्रिविध ऋण को यत्र 
पूर्वक चुकाना । माता, पिता, आचार्य रूपी देवताओं ने आप के लिये बढ 
परिश्रम किया है; उन का ऋण आप के ऊपर बहुत है; उस को, अपने 
आगे की पुश्त के लिये वेसा ही परिश्रम कर के, चुकाना | माता पिता और 
श्राचार्य के लिये नम्नता भाव, स्नेह भाव, विनय भाव, अपने मन मे सदा बनाये 
रखना | इस से आप ही की आगे बहुत रक्चा होगी। मिथ्या-अहंकार-जनित कलह 
के दुप्फलों से बचोंगे | हम से आप से जो घृद्ध हैँ उन का अनादर मत करना | 
मातृमक्ति विशेष करना। शरीर को जन्म देने वाली माता की, तथा जन्मभूमि 
रुपियी माता की, जिस से जन्म देने वाली माता का भी भरण पोषण हुआ और 
छेत्रा है, तथा उस जन्मभूमि की भी माता स्वय जन्मरहित सर्वजगज्जननी, परमात्मा 
की स्वभाव-रूपिणी प्रकृति देवी की, परमपुरुष की प्रकृति की, निस की सारी ख॒ष्टि 
ही रुन्तान है, दृदय मे भक्ति बनावे रहना । 


पर पुत्र बूढ़ा भी, माता के आगे ब्रा ही [ सम्‌० 


भजाम॒एकरां लोहितकृष्णशुकलं सर्चाः प्रजा: रुजमानां नमामः। 


परमात्मा की जन्मरहित अनादि-अनन्त शक्ति, त्रिक-मयी, त्रियुणात्मिका, तीन 
रज्ञ वाली, सरस्वती रूपेण श्वेत, काली रूपेण कृष्ण, और लक्ष्मी रूपेय रक्त, 
देवी को, जो सब असंख्य प्रजाओ की जननी है, हम लोगों को नमस्कार करते 
रहना चाहिये; सदा हृदय मे, स्मृति मे, नम्नता से, विनय से, धारण किये रहना 
चाहिये | सत्त-शान-मयी सरस्वती, तमः-इच्छा-मयी काली, रज:-क्रिया-मयी लक्ष्मी। 

माता की सात्तिक भक्ति और वन्दना का भाव, परम-पावन ओर मनो-मल- 
शोघन है। मन ने कहा है, 

उपाध्यायान्‌ दशभाचाय:, शताचार्यास्तथा पिता, 
सहस्न' तु पितन्‌ माता गौरवेणभतिरिच्यते। ( मनु ) 

दस उपाध्यायो से बढ़ कर आचार्य, सौ आचारयों से बढ़ कर पिता, और 
सहख पिताओं से बढ़ कर माता की गुरुता है | 

चुद्ध पितामह भीष्म ने इस का फल थोड़े मे कहा है, 

जीवतः पितरौ यस्य, मातुर॒अंकगतो यथा, 
पश्टियनवर्षों5पि, स द्विहायनवच्चरेत्‌ । ( शान्तिपव ) 

(जस के माता पिता वर्तमान हैं वह साठ वर्ष की उमर पा कर भी वैसा 
निश्चिन्त और प्रसन्‍न रहता है जैसा मा की गोद मे दो वर्ष का बच्चा ।? 

“यतोड्म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घर्म:?” | जिस रहन सहन आचार विचार से 
अभ्युद्य भी और निःश्रेयस भी दोनो मिलें; इस लोक मे अभ्युदय भी, और संसार 
के सुखों के साथ सदा लिपटे हुए दुःखों के बंधनों से मोत्ष भी, मिले; वही धर्म 
है | इस लिये धर्मप्रधान सम्यता शालीनता के गुरुकुल का आचार्य, अ्रतिम 
उपदेश फिर भी धर्मविषयक ही देता है, कि यदि कभी संदेह हो, कि इस विशेष 
अवस्था मे क्या कर्तव्य है, क्या कृत्य है, क्या धर्म है, तो जो सत्पुरुष, सच्चे विद्वान, 
धार्मिक और तपस्वी जीव, जिन्हीं का नाम ब्राह्मण है, वे जैसा उस अवस्था मे, 
उस देश-काल-निमित्त मे, आचरण करते हों वेता ही आप आचरण करना | 

एपा वेदोपनिषत | 


९. गण० ] मानव-शात्न का रहस्य प३्‌ 


यही समग्र वेद अर्थात्‌ ज्ञान का निचोढ़, निष्क्र, रहस्य, उपनिषत्‌ है |# 


कर्चव्य धर्म विषयक सन्देह का निणय कैसे हो । 


वेद अर्थात्‌ सज्ञान कर्म-परक है; कर्मों का, व्यवहार का उपयोगी है, साधक 
है; आत्म-ज्ञान-अतिपादक नानकाए्ड को छोड कर | इस लिये त्रह्मचर्य-काल के 
विद्याध्ययन का साज्ञात्‌ और मुख्य प्रयोजन, जीवन के व्यवहार की शुद्धि, आचरणु- 
शुद्धि। इस लिये अन्तिम उपदेश इसी विषय का है, कि कर्मपरक धर्म के 
सम्बन्ध में यदि शका उत्पन्न हो तो उस का समाधान कैसे करना | 


इसी अर्थ का अनुवाद मनु ने किया है। 
मानवस्यास्य शाखस्य रहस्यसूठपदिश्यते । 
अनाज्नातेषु धर्मेषु, कर्थ स्थाद्‌, इति चेद्भवेत्‌ , 
य॑ं शिष् घराह्मणा ब्युः, स धर्मः स्थादूजशंकितः । 
घरंणभपिगतो येस्तु चेदुः स-परित्च हणः, 
ते शिष्टा श्राह्मणा श्षेयाः श्रुति-प्रत्यक्ष-हेतवः । ( सनु ) 

“स मानवशास््र का रहस्य यही है कि, यदि ऐसी नयी अवस्था उत्पन्न हो 
जिस के सुलझाने के लिये प्राचीन प्रामाणिक धर्मग्रन्थों मे कुछ आम्रात न 
मिलै, आदेश न हो, और प्रश्न उठे कि क्या करना चाहिये, तो शिष्ट ब्राह्मण जो 
निर्णय कर दे, वही धर्म माना जाय; तथा शिष्ट आह्षण वे मनुष्य समझे जोयें, 
लिन्हों ने इतिहास-पुराण-सहित, धर्मपूर्वक, वेदों का, सच्चे ज्ञानो का, अध्ययन 
किया है, और जो वेदों मे, शानग्रन्थों मे, कही सुनी बातों को प्रत्यक्ष कर के 
दिखा सकते हैं |? 

“८एघा वेदोपनिषत्‌ः और “मानवशास्रहस्य” दोनो एक ही बात है। क्‍यों कि, 


का आयुर्वेद के प्रसिद्ध अन्थ चरक सहिता के “विमान-स्थान! के आठवें 
अध्याय में, अध्ययन और अध्यापन की विधि बहुत अच्छी रीति से बताई 'है; 
मनुस्मृति और उपनिषत्‌ के आशय के अनुसार .ही है, पर श्रायुवेद के शिक्षक 
और विद्यार्थी, तथा मिषक्‌ , के विशेष उपयोग की बाते विशेष रूप से कही हैं। 


8 महाजन! शब्द का अर्थ [ सम० 


यः कव्रिचत्‌ कस्यचिद्धर्मो सनुना परिकीतिंतः, 
स स्वोमिह्वितों वेदे, सवेशानसयों हि सः। ( मन ) 
'जो जिस का धर्म मनु ने बताया है, वह सब वेद भें कहा है, वेद भी 
ओर मनु भी सर्वकज्ञानमय हैं, सर्वज्ञ हैं? । 
यह अंतिम उपदेश कर्ममार्ग का है, कि सशयावस्था में जिस को श्रच्छे 
लोग कहें वही धर्म है। महाभारत में इसी विषय को दूसरे प्रकार से अनुवाद 
किया है । | 


तकॉ5प्रतिष्ठ,, श्रतयो विभिन्नाः, नैको ऋषियेस्थ वच: प्रमाणं; 
घमंस्य तत्व निद्वितं गुह्ययां; सहाजनों येन गतः स्‌ पन्‍्थाः । 
( चिहुरनीति ) 


“तर्क की कही प्रतिष्ठिति, समाप्ति, नहीं, श्रुतियों विभिन्‍न, परस्पर विरुद्ध, 
मिलती हैं, एक ही ऋषि नहीं जिसी का वचन प्रमाण मान लिया जाय, धर्म का 
तत्व ( आत्मा के वासस्थान हृदय की ) गुह्ा मे छिपा है, महाजन ( जन-समूह, 
आपर्यजनता, उस अतरात्मा से प्रेरित हो कर ) जिस पथ से चले वही पथ ठीक है?। 

महाजन शब्द का अर्थ कोई तो करते हैं 'महातो जनाः,? 'बढ़े आदमी”; कोई 
कहते हैं “महान्‌ जन-समूह:, अर्थात 'मेजारिटी!, बहुतर-मत, भूयसीय | बढ़े 
आदमी का अर्थ होता तो 'नैको ऋषि: न कहते | राजशात्र में, महाजन? शब्द 
एक साकेतिक अर्थ में प्रयोग किया हुआ जान पड़ता है; यथा, प्रधान प्रधान 
पौर, जानपद, श्रेणी, पूग, निगम, दल, आदि के मुख्य, मुखिया, महान्‌ , महता 
महतो, महत्तर, मेहतर, प्रतिष्ठित, सम्मावित जनो की परिषत्‌ | धर्म-संशय 
मे, ऐसी परिषत्‌ , 'भूयसीय” के प्रकार से, जो आपस मे स्थिर कर ले, वही पंथा;, 
वही रास्ता, वही धर्म । 'मानव-घर्म-सारःः नाम के अपने ससक्ृत ग्रन्थ मे, तथा 
'शास्रवाद बनाम बुद्धिवादः नाम के हिन्दी अन्थ में, प्राचीन अन्‍्थों से कई 
उद्धरण कर के, मै ने यह दिखाने का यज्ञ किया है' कि महाजन? का अर्थ 'प्रति- 
छित जनो का समूह? ही है। गुजराती भाषा में अब तक इसी अर्थ में इस शब्द 
का प्रयोग होता है। 


१. गणु० ] “पुरो-हित? का अर्थ पे 


मनु का उपदेश इस विषय में यह है, 
एको5पि वेद्विद्धम थ॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तम 
स विज्ञेयःथरो धर्मों; नभज्ञानामडदितो<्युतैः। ( सन ) 
तच्चा वेदवित्‌, ज्ञानी, उत्तमचरित्र वाला द्विज, जो निर्णय कर दे, उसी को 
धर्म जानना मानना | यदि दस सहल्ल मूल भी किसी बात को धर्म कहें तो 
नहीं मानना ।? 
यह कई बाते विरुद्ध ऐसी जान पड़ती हैं । इन का विरोध परिहार कैसे हो ! 
इस के विषय मे आगे फिर कहूँगा | 


बन्‍्दे 'मातरम “और स्व॒राज्य । 


आचार्य ने अन्तिम उपदेश मे विद्यार्थी को कर्म-मार्ग-विषयक अन्तिम बातें 
कहीं | आजकाल के शब्दों में जिन को “डोमेस्टिक ड्यू ठीज! 'सोशल ड्यू टीज? 
'सिविकू ऐज्ड पोलिटिकिल ड्यू टीजः, 'हामनिस्ट बड्यूटीजः, अर्थात्‌ गह॒धर्म, 
सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, मानवजाति सब॑ंधी करतंव्य, आदि कहेंगे, उन का 
आशय पुराने शब्दों में देव, पितृ, अतिथि, आदि कार्य, और भूति, कुशल, और 
सवोपरि व्यापक शब्द “धर्म! के नाम से आचार्य ने सूचित किया। और उस 
(प्रसिपल आफ लिविड लेजिस्लेशन! की भी, उस जीवत्‌ जाग्रत्‌ सिद्धात की भी, 
जिस के अनुसार नवीन धर्म की परिकल्पना, नवीन धर्म का व्यवसान, आम्नान, 
होना चाहिये, और जो ही सब राज्यप्रबन्ध का मूल है, सूचना कर दी। 'माठृदेवो 
भव से 'बन्दे मातरम? का सूत्रपात, और “घर्मकामाः यथा वर्तरस्तथा वत्तेथा:? 
से 'स्व॒राज्य” के मूलमन्ब्र का सूत्रपात, कर दिया। अर्थात्‌ , स्व-राज्य” मे, जनता 
के उत्तम-स्व? को, धर्म-कामो, प्रजा के निरस्‍्वार्थ हित-चिन्तकों, को अपना 'पुरो- 
हित, आगे किये हुये?, चुने हुए, 'पुरः अग्रे प्रति-निहित, प्रतिनिधि-कृत?, 
निर्वाचित किये गये, कानून-धर्म॑ बनाने वाले, नियुक्त आयुक्त करो। 

इस के बाद ब्रह्मचारी घर जाय] पर इतना पठन-पाठन मी पर्यात्त नहीं होता। 
कुछ और बाकी रह जाता है। * 

तको5प्रतिष्ठ;, श्रतयों विभिन्नाः | 


पद कौन सचा विश्वास-पात्र श्रद्धेय १ _ [ सम्र० 


शास्त्रों मे बहुत से विकल्प, और परस्पर विवाद, विरोध, खंडन-मंडन, देख 
पड़ते हैं। नवीन धर्म के परिकल्पन के उपाय के विषय मे जो शंका उठती हैं 
उन की चर्चा अभी ही की । कौन सच्चे विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, धर्मकाम हैं, जिन 
पर विश्वास किया जाय, इसी का निर्णय कैसे हो। महा-जन-समूह भी प्रायः वाद 
विवाद के अनन्तर किसी नेता के दिखाये पथ पर ही चल पड़ता है; उस को भी, 
और उस के नायक को मी, पथ के निर्णय के लिये किसी हेतु को देखना ही 
पड़ता है; उस हेचु के उचितानुचित भाव का निर्णय कैसे हो १ इन शंकाओं का 
समाधान, इन अनत विकल्पों का समन्वय, कैसे हो ! 


आत्मज्ञान की आवश्यकता । 


इस का अन्तिम रहस्य, इस की परमोपनिषत्‌ , श्रमी बाकी ही है। जञान- 
कारंड के त्रिना, कर्मकाए्ड भी ठीक ठीक नहीं सघता | यह मनु ने फिर फिर 
कहा है। 


ध्यानिक॑ स्वसेषएतद्‌ यद्‌-'एतदू”-भमिशब्दितस्‌ ; 

न दिअनध्यत्सवित्कश्चित्‌ क्रियाफलसूउपाइनुते । 

सैनापत्यं च, राज्य॑ च, दण्डनेत्त्वसूएव च, 
सर्वोकाधिपत्यं वा, वेदशासत्रविदूभहंति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं, सवभूतानि चात्मनि, 

सस॑ पर्यन्‌ , आत्मयाजी स्वाराज्यमअधिगच्छति। (मनु ) 


'एतत्‌? 'इदम? 'यह? शब्द से जो कुछ कहा जाता है वह सब धध्यानिकः है, ' 
पेस्मात्मा का ध्यानमात्र है; सारा 'यह-दृश्यर जगत्‌ , आत्मा के ध्यान से ही कल्पित 
है। इस लिये अध्यात्मविद्या, आत्मसंबधी श्ञान, संसार के तत्त्व का ज्ञान, जिस को नहीं 
है, वह कोई क्रिया ठीक नहीं करैगा, न किसी क्रिया से सत्फल पावैगों। उस को 
सद्उद्देश्यों का ज्ञान नहीं, सच्चे पुरुषाथों का शान नहीं, उन की प्राप्ति के प्रकारों 
का ज्ञान नहीं, और वह शक्तियों का सतूप्रयोग नहीं कर सकता। सेनापति का 
काम, राजा का काम, दंडनेता न्यायाधीश प्राइविवाक का काम, श्रथ किं, सर्व 


१. गण० ] जो आत्मा और संसार क्रे तत्त्व को जाने | भ््छ 


संसार के अधिपति का काम भी, करने के योग्य वही है जो अध्यात्मशात्र को 
अच्छी रीति से जानता है; आत्मा की, जीवात्मा-परमात्मा की, मनुष्य की, 
प्रकृति को, द -छमय स्वभाव को, शुख-दोष को, सुतरा जानता पहिचानता है। 
जो मानव-स्वभाव के सब पक्षों, पहलुओं, प्रकार-विकारों, को नहीं जानता, वह 
मानव-जीवन-सम्बन्धी बातों का निर्णय कैसे कर सकता है १ जो सभ्न भूतों मे, जीवों 
में, पदार्थों मे, आत्मा को, 'मै? को, चेतना को, और आत्मा मे, 'मै? मे, सब्र को 
देखता है, और तदनुसार समान रूप से आत्मा का यज्ञ करता है, अर्थात्‌, 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु/ सब के साथ यथोचित नीतियुक्त, धर्मयुक्त, व्यवहार करता है, 
बही खराद की अवस्था को, स्वाग्रज्य को, आत्मवशता को, स्वाधीनता को, 
पाता है । 


छादोग्य उपनिषत्‌ मे भी यही कहा है--- 

आत्मैवइढं सर्विति, स वा एघ एवं पश्यन्‌, एवं मन्वानः, एवं विजानन्‌ 
आत्मरतिस्आात्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः, स स्वराड्‌ भवति, तस्य सर्वेषु लोकेश 
कामचारों भवति | अथ येउन्यथाउतो विदुः अन्यराजानस्ते ऋुष्यलोकाः भवन्ति, 
तेषा सर्वेषु लोकेघुअकामचारों भवति |? 


आत्मा ही, 'मे? ही, यह सब कुछ है, क्‍योंकि बिना “मै? की चेतना के, बिना 
देखने वाले के, यह सत॒ दृश्य कुछ भी हो ही नहीं सकता है---ऐसा जो देखता 
है, मानता है, जानता है, आत्मा मे ही सुख पाता है, आत्मा से ही खेलता है. 
आत्मा को साथी बनाता है, आत्मा से ही आनद पाता है, वही स्वराट , अपना 
राजा, आत्मवश, स्वाधीन, स्वतंत्र होता है, वह जिस लोक में जाना चाहता है 
वहाँ, मानस कल्पना-शक्ति से जा सकता है| जो इस के विरुद्ध देखते हैं, 'मेः 
बढ़प्पन को नहीं पहिचानते, आत्मा से, मे? से, अतिरिक्त किसी दूसरे को बडा 
समभते हैं, उन के ऊपर दूसरे ही राजा होते हैं; उन के लोक, उन की सामग्री, 
पराधीन और क्षीयमाण होती है; किसी लोक मे, किसी देश मे, इसी भूलोक के 
विविध खंडों देशों, द्वीपों, वर्षों मे, तथा भुवः स्वः आदि अन्य लोकों मे, वे, मन- 
माने, आदर से, सम्मान से, नहीं घूम फिर सकते । 


प्र्द अन-आत्म-शानी की क्रिया विवेकशून्य निष्फल [ सम० 


उसी से स्वराज्य का संभव | 

स्वराट्‌ का भाव स्वराज्य वा स्वाराज्य | यह किसी को धोखा न हो कि, इस 
प्रकार की यह सब स्वराज्य की चर्चा जैसी अभी की गई, केवल 'फ़ल्सफ़ा” की बात 
है, ख़याली पुलाव है, मनोराज्य है, उस से इस दुनिया के काम काज से कोई वास्ता 
नहीं | ऐसा किसी को धोखा न हो, इस वास्ते मनु ने स्पष्ट कहा कि अध्यात्म 
शाज्र को जो नहीं जानता उस की सत्र क्रिया निष्फल होती है, और जो जीव 
वेदशात्र अर्थात्‌ अध्यात्मशात्र को जानता है वही सैनापत्य, द॑डनेतृत्व, आदि 
सब लोकव्यवहार के काम को ठीक ठीक कर सकता है | 


इतिहास से इस की पुष्टि । ' 
सेनापतित्व से और अध्यात्मशात् से क्या सम्बन्ध, ऐसी किसी को शंका हो 
सकती है, तो, 
इतिहासपुराणाभ्याँ वेद समुपत्न हयेत ; 
त्रिभेतिभव्पश्रताद्वेदो माम्‌अयं प्रतरिष्यति । 

'वेद का उपबूंहण, विस्तारण, व्याख्यान, संसार के इतिहास पुराण की 
सहायता से करना चाहिये । वेद का ठीक अर्थ करने को बहुत शान की आवश्य- 
कता है। अल्प ज्ञान वाले से वेद बहुत डरता है, कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ 
करेगा, मेरे सच्चे अर्थ को धोखे मे डालैगा, और भूठा अर्थ कर के लोक 
की ठगेगा ।? 

इस न्याय का अनुकरण कर के, मनु के एलोक का उपबृंहण, महाभारत के 
इतिहास के अन्तर्गत भगवद्गीता के उपाख्यान से कीजिये । पाडवों की सेना के 
मुख्य सेनापति अजुन नियुक्त किये गये थे, और वे ही, युद्धारम्म के समय मे ही, 
सच सेना को छोड़ कर भाग जाना चाहते थे। अध्यात्मशात्र से जत्र उन की 
विपाद-अस्त बुद्धि का उद्बोधन हुआ, तभी सेनापति के कार्य के योग्य हुए | 

नहीं तो यही न कहा जाता कि, कहों तो लाठी सोंटे की तयारी, कहाँ वेदान्त बूकना १ 
इस वास्ते गीता में कहा है, 
भध्यात्मविया विद्यानां, वादः प्रवदेत्तामअहम्‌ । 


१, गण० ] वेदान्त-आन्वीक्षिकी और राजघर्म-दंडनीति प९ 


“तथा उपनिषदों मे, 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामअथर्वाय ज्येष्ठपुन्नाय प्राह | ( मुंढक ) 
सब विद्याओ्रों मे अध्यात्मविद्या 'में! ( आत्मा, श्रेष्ठ ) हैँ | सब विद्याओं की 
प्रतिष्ठा, नीव, मूल, ब्रह्मविद्या है। राजनीति शाज््रों भे भी, जो प्रत्यक्ष ही 
व्यवहार के शा््र हैं, यही कहा है। राजा को, प्रबन्धकर्ता को, शास्ता को, चार 
विद्या जाननी चाहिये, 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्व शाश्वती । ( मन्नु ) 
आन्वीक्षिकी, द्शनशासत्र, जिस से आत्मा के स्वरूप का अनु-ईक्ण? हो; 
तथा त्रयी, वेद, जिस से धर्म अधर्म का ज्ञान हो, तथा वार्ता-शासत्र जिस से अर्थ 
और अनर्थ, धन और दरिद्वता, के हेतुओ का, कृषि, गोरद्य, वाणिज्य आदि 
के पोषण के और शोषण मोषण के भी, कारणो, उपायो, प्रकारों का ज्ञान 
हो; तथा दडनीति, जिस से ुष्ठों का दए्ड” “दमन! और शिष्टों का सत्पथ पर 
नीति” 'नयन? कैसे होना चाहिये, इस का ज्ञान हो, इन चार विद्याओं का ज्ञान 
शासक के लिये आवश्यक है | 
उस में आन्वीक्षिकी सत्र से पहिले है, 
क्षाश्रयः सर्वेचभोणाम्‌उपायः सर्वकमंणाम्‌ , 
प्रदीपः स्वविद्यानां, विद्योद्ेशे धकीर्तिता । ( न्‍्याय-भाष्य ) 
यह विद्या सब्न धर्मो का आश्रय, सब कर्मों का उपाय, सब श्रन्य विद्याओं के 
लिए दीपक हे) क्यो कि, 
आन्वीजक्षिकीआात्मविया स्याद्ईक्षणाप्सुखदुःखयो:; 
इंक्षमाणस्तया तत्व इ्षशोको व्युद्स्पति । 
बिना इस विद्या के, ससार का और ससार के व्यवहार का, तथा अन्य शात्रों 
के विरोध-परिहार के प्रकारों का, तथा उन की उपयोगिता के अ्रवसरों का, उन के 
तारतम्य और बलाबल का, तत्व ठीक नहीं समझ में आता । और उस व्यवहार 
को ठीक चलाते नहीं बनता। सुख दुःख ही सब व्यवहार के हेतु हैं। उन का सच्चा 
स्तरूप जानना परमावश्यक है !! उस का अनु-ईक्षण निरीक्षण परीक्षण करती है, 


० सुख-दुःख के लक्षण ...[ सम० 


और तत्त्व को, आत्मा के स्वरूप को, बता कर, जीव को सुख और ढुःख, हर्ष और 
शोक, दोनो के पार तार देती है, और शांत और स्थिर चित्त से सब व्यवहार 
करने की शक्ति देती है, इसी से इस का नाम आन्वीक्षिकी है ।! सुख और दुःख 
का स्वरूप, उन का तात्तिक लक्षण, मनु ने सक्तेप से बताया है, 
सर्व परवश दुःखं, से आत्मवशं छुखं ; 
एतदू विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः । 
परवशता, पराधीनता, पर-राज, परतंत्रता ही दुःख, स्वाधीनता, आत्मवशता 
स्वतंत्रता, स्व-राज ही सुख। परतु स्व? क्या है, आत्मा क्‍या है, 'परः कौन है! यह बिना 
आन्वीक्षिकी के, आत्मविद्या और अध्यात्मविद्या के अ्रध्ययन के, नहीं विदित होता। 


अकामस्य क्रिया काचित्‌ इृश्यते नेह कहिंचित्‌ ; 
काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्न वैदिक: | ( मन ) 


जो निष्काम है वह निष्किय है, काम-रहित जीव की कोई क्रिया देखने मे 
नहीं आती | वेद का पढ़ना पढ़ाना और वैदिक कर्म--सब ही, इच्छा से, 
वासना से, काम से प्रेरित है । 
ऋषपीणां तप्यतां तेषां तपः परम-हुश्चरं, 
प्रादुभवंति, मंत्राणि पूर्व-सन्वन्तरस्य ह, 
असंतोषादू, भयादू, दुःखात्‌, मोहात्‌, 
क्रोधाच्‌ , च, पंचधा। ( मत्स्य पु०, ० १४५ ) 
काम क्रोध के ही मेद और विविध रूप, 'असतोष, भय, दुःख, मोह, और 
क्रोध से प्रेरित हो कर, इस मन्वन्तर में कठिन तपस्या करते हुए ऋषियों के चित्तो 
मे, पूर्व मन्व॑तर मे अनुभूत और अभ्यस्त “मत्रों' का, मनन करने से च्राण करने 
वाले? उपायों का, प्रादुर्माव हुआ ।? इन मंत्रों के सं-हित, एकत्री-कत, रूप का 
नाम मत्र-सहिता, वेद, है। वेद की उत्पत्ति ही काम से है; तो वैदिक कर्मकांड, 
कर्मयोग, का काम्य? होना, स्पष्ट ही है | 
सुख दुःख का साज्षात्‌ सम्बन्ध काम क्रोध से है| “खुखानुशयी रागः, दुःखा- 
नुशयी ह प:?” ( योगयूत्र )। सुख के पीछे राग चलता है, दुःख के पीछे ढ प। 


१. गण० ] काम-वासना नहीं, तो क्रिया-स्पन्द भी नहीं ६१ 


इन राग दं घ, काम क्रोष, के उचित प्रयोग से व्यवहार बनता है, अनुचित से 
बिगढ़ता है, 


धर्माविरुद्धों भूतानाँ कामोअस्मि, भरतषन |; 
( धस्य: क्रोधोप्यहं रौदो ) विनाशाय च हुष्कृतास्‌ । ( गीता ) 


धर्म से अविरुद्ध काम भी "मे? ही हूँ, धर्म ही के लिये, पापियों का सहार 
करने वाला रौद्र क्रोध भी "मे? ही हूँ । और, 


कामात्मता न भ्रशस्ता, न चएवइहअस्तिअकासता । ( सन्त ) 


कामात्मा, काममय, काम के वशीमृत, हो जाना तो अच्छा नहीं; पर स्वथा 
कामरहित होना भी इस लोक मे सभव नहीं ।” इस काम क्रोध का नियमन, 
नियंत्रण, आत्मदमन, आत्मनिग्रह, विना आत्मशान के ठीक बनता नहीं। ऐसे 
आत्मजशञान और आत्मनिग्रह के बिना कलह अनन्त होते हैं। किसी बात पर 
निर्णय निश्चय नही होता | परस्पर विश्वास नहीं पैदा होता । पदे पदे विवाद होते 
हैं। आदमी आदमी का साथ नहीं निमता। कोई भी शआर्गेनिजेशन', सम्रंथन, 
व्यूइन, नहीं होने पाता, अथवा यदि उस का आभास, मिथ्या कारणों से, हो भी 
जाता है, तो सच्ची सत्रात्मा के अभाव से, थोड़े ही समय मे भग हो जाता है । 

इन हेतुओं से भारतवर्ष में इस अध्यात्मशासत्र को प्रथम स्थान दिया हे, 
ओर सासारिक व्यवहार को परमोपकारी कहा है| दूसरे देशों मे इस को प्रायः 
ठाले समय का खेल समझता है; यद्यपि वहा भी विचारशील, शांतप्रकृति, लोक- 
हितैषी, अक्षुद्र और अनुददड वृद्ध, 'स्पिर्चुएलिटी! को ही, अध्यात्ममाव को ही, 
स्थिर सासारिक अभ्युदय का हेतु समझते हैं । यह एक भारी विशेष, दूसरे देशों 
से, इस देश की प्राचीन सम्यता का है । इसी विशेष के कारण इस प्राचीन 
शालीनता में सामान्य” की, सर्वव्यापक परमात्मा की, सत्ता-सामान्य की, इतनी 
व्यापकता है, कि यह सर्वेलोकसब्राहक, सर्वविरोधपरिहारक, सर्वसमन्वयकारक 
रही, ओर फिर भी हो सकती है, यदि हम लोगों से इस आत्मशान का और 
अध्यात्ममाव का समुचित पुनरुज्जीवन करते बन पढ़े | 

छादोग्य मे कहा है, श्वेतकेत, बारह वर्ष की उमर से चौबीस वर्ष की उमर 


६२ सन्न जान कर भी कुछ नही जाना [ तम० 


तक शुरुकुल में रह कर, बहुत-सी विद्या सीख कर, अपने पिता आ्ररुणि उद्दालक 
के पास, अपने को बड़ा पडित समझते हुए, वापस आये । 
सर्वान्‌ वेदानभधीत्य महासना$ अनूचानमानी स्तव्चः एयाय । 

आजकाल के पच्छिम के शब्द में 'इलेट , स्वेल्ड्ल्रेडेड्‌ू, नो-ऑल, स्टिफ्‌ 
विथ्‌ प्राइडः कहैंगे। यौवन मे, शरीर में बल का, बुद्धि में स्फूरति का, विकास 
होना, ओर इस हेतु से अहकार की भी बइद्धि होना, स्वाभाविक ही है। श्वेतकेठ 
का कोई दोष नहीं । पर पिता का भी कर्तव्य था कि परमावश्यक परिशिष्ट शिक्षा 
दे | इस लिये उन्हों ने पुत्र से पूछा, सब तो आपने पढ़ा, पर वह जाना या नही 
जिस एक के जानने से ओर सब वस्तु जानी जाती है! पुत्र ने कहा नहीं। तब 
पिता ने उन को आत्मा का उपदेश किया, जिस से सच्चा स्वाराज्य सिद्ध होता है| 
अन्य सब कुछ जाना, पर जानने वाले ही को न जाना, अपने ही को न जाना, 
तो क्‍या जाना ? ईसा मसीह ने भी कहा है, सब कुछ पावै और अपने को खो दे, 
तो कया पाया ! 

ऐसे ही नारद सनत्कुमार के पास गये | सनत्कुमार ने पूछा क्या पढ़ा! कहा, 

ऋण्वेद भगवो<ध्येसि, यजु्चेद, सामवेदं, भाथवेणं 
चतुथे, इतिहासपुराणं पंचम वेदानां वेद । इत्यादि, ( छोदोग्य ) 

“चारो वेद ओर इतिहास पुराण रूपी पचम वेद सब मै ने पढ़ा, पर मै ने 
आत्मा को नही जाना, केवल वाग्विलास को जाना; और आप ऐसे बृद्धों से सुना 
है कि 'तरति शोकमआत्मवित”', जो आत्मा को जानता है वही शोक के पार तर 
जाता है; सो आत्मा को आप मुझे बताइये” | तब सनत्कुमार ने उपदेश किया | 

इस प्रकार की कथा पुनः पुनः उपनिषदों और पुराणों में कही दे ।' 
मैत्रेयी ने याश्वल्क्य से, नचिकेता ने यम से, राम ने वसिष्ठ से, ऐसे ही 
प्रश्न किये । रानी मदालसा ने अपने पुत्र राजा अलक को, व्यास ने अपने पुत्र 
शुक को, यही समझाया | क्‍यों कि और सब जानो की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, 
नीव नहीं वधती, उन का परस्पर संबंध, उन का परस्पर बलाबल, उन का यथा- 
स्थान उपयोग, उन का हृदय, मूल तत्व, मर्म, समझ में नहीं आता, जब तक 


१. गण० ] जानने वाले को तो जानो” ६३ 


यह आत्मज्ञान नहीं होता । आत्मा के ही लिये तो, मेरे! ही लिये तो, सब शात््र 
हैं; 'मे! तो शाज्रो के लिये नहीं । फिर जब 'में' को न जाना तो शाज्नों को जान 
के क्‍या होगा ! 

जिस ने अपने को नहीं जाना कि मनुष्य क्या वस्तु है, जीना मरना, सुख 
दुःख, काम क्रोध, हे शोक, क्या चीज है, जिस ने यह नही जाना कि हम क्या 
हैँ, कहों से आये, किस लिये आये, कहों जायेंगे, जीने का क्या फल है, मेरा और 
दूसरे जीवों का क्या सम्बन्ध है, परस्पर क्‍या कर्तव्य है, पुरुष क्या है, पुरुषार्थ 
क्या है- जिस ने अपने को ही नहीं पहचाना वह दूसरों को क्या जानेगा १ जिस ने 
अपना रास्ता ठीक नहीं समझा वह दूसरों को केसे ठीक रास्ते पर चला सकता 
है ! जीवन का अर्थ ही जिस को नहीं मालूम वह दूसरों की जिंदगी को केसे 
सुधार सकेगा १ वह क्या शहराज्य का, क्या देशराज्य का, क्या परराज्य का, क्या 
स्वराज्य का प्रचन्ध करेगा १ मनुष्यों के काम-काज जीवन-मरण का प्रबन्ध करने 
के लिये तो मनुष्यों की प्रकृति और मनुष्यों के पुरुष अर्थात्‌ अतरात्मा का ज्ञान 
होना चाहिये न १ फिर जिस को यह शान नहीं, जिस को अध्यात्म-विद्या नहीं, वह 
कैसे एक छोटी गिरस्ती का अथवा एक बड़े राज का काज ठीक चला सकता 
है ! स्व” किस को कहते हैं यही जिस को मालूम नहीं, राज? का सच्चा अर्थ और 
स्वरूप क्या है इस का जिस को ज्ञान नहीं, वह स्वराज? 'स्व॒राज” पुकार कर काम 
बनावेगा नहीं; निगाडेगा ही | 

इस लिये इस देश की प्राचीन शिष्टता में आत्मश्ान का बहुत प्रचार रहा । 
ओर कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इसी बचे खुचे आत्मशान के वल से ही 
यह शिष्टता, एक ओर दम्म और पाषंड और दूसरे ओर अघ-श्रद्ध और मूर्॑ता 
से नितात जर्जर हो कर भी, श्रज॒ तक यथा-कथचित्‌ जीवित है; क्योंकि इस भे उस 
अध्यात्मशात्ञ की, लोक-सग्रह करने वाली, सच्चे 'को-ओऑपरेशन?, समर्श, सहयोग, 
सहकारिता, 'सभूयसमुत्थान? की, शक्ति का बीज रह गया है | जहाँ इस शास्त्र 
की छाया नहीं है वहोँं लोक-विग्रह की, अँध भ्रद्धा, अघ-गर्धा, अध-विरोध, 
अन्धाधुंध काम्पिटिशन?, प्रतिद्द द्विता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर संमर्द संघर्ष, और द्रोह 
ही की शक्ति ञ्रधिक होती है। 


६४ प्रथम वयस्‌ में ही संस्कार सफल [ सम० 


शंका-समाधान । 


कुछ लोगों को ऐसी शंका यहाँ हो सकती है कि मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं-- 
धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष । इन के साधन के चार शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र ,और मोक्षुशास्त्र | तीन अर्थ, और तीन शास्त्र सासारिक व्यावहारिक 
अम्युदय के सम्बन्धी हैं। चोथा अर्थ और शास्त्र तो संसारत्याग का सम्बन्धी है, इस 
का अनुशीलन चौथेपन मे, सन्यासावस्था में, ही होना चाहिये | अध्यात्मविद्या, 
आत्मशान, मोक्षशास्त्र का ब्रह्मचर्यावस्‍्था मे केसे सश्चय हो सकता है !? 

इस का समाधान थह है कि विदेह मोक्ष के साक्षात्‌ साधन के उपाय, 
निरन्तर सूद्म सूद्रम विचार से, ध्यान-धारणा-समाधि से, सन्यासावस्था मे भले 
ही बरतना चाहिये। पर मोजक्षशास्त्र अर्थात्‌ अध्यात्मशास्त्र वा ब्रह्मविद्या के 
मूलतत्व तो, अन्य शास्त्रों के अनंतर प्रथमावस्था में ही यथासम्भव स्थूल 
रूप से जान लेना चाहिये। अभी जो उपनिषदों और पुराणों की कथा कही, 
उन मे, इस ज्ञान के प्रशठाओं और भोताओों का वयस्‌ नवीन ही है, दृद्ध नहीं; 
उपदेश अवश्य दृद्ध हैं । 

ओर भी; मन्वादि में यह सूचना है कि यदि, इस ओर, प्रथम वयस्‌ में कुछ न 
कुछ यत्न न कर लिया जाय, तो पीछे इस ज्ञान का मिलना कठिन हो जाता है । 
इस प्रत्यक्चेतना के अधिगम को, अपने मन मे जो विकार हो रहे है उन की 
जॉच करने की इस शक्ति के लाभ को, ही 'हवितीय जन्म? कहते हैं। और यह 
गायत्री मंत्र के अवण,ओर उस के अर्थ का ध्यान, आवाहन, मनन, निदिध्यासन, 
करने से होता है। इसी से गायत्री को ही सावित्री अर्थात्‌ जन्माने वाली, नया 
जन्म देने वाली, कहते हैं | और भी कारण इस नाम के हैं, पर यह मुख्य हेत॒ है| 


भा षोड़शाद्‌ त्राद्मणस्य साविन्नी नातिवतंते ; 
था द्वाविशात्‌ क्षत्रवन्धोर्‌; जा चतुरविश्षतेविंशः । 
तन्न यद्‌ श्रह्मजन्मअस्यथ सौझीदंधनचिहनितम , 
तत्रभ्नस्य माता सावित्री, पिता तुआधाये उच्यते । ( सन॒ ) 
जैसे शरीर की व्यवस्था है वैसे ही चुद्धि की। जो फर्ती के काम, धुड़सवारी, 


२. सर्व० ] * शुरू उमर के ही संस्कार प्रबल 34 


तैरना, निशानाबाजी, मल्विद्या, नट की कसरत, प्राणायाम, योगासन, योगमुद्रा, 
छोटी उमर में आरम्म कर ली जाती हैं, वे ही पीछे अच्छी तरह मनुष्य को 
आती हैं | शरीर के लोच की अवस्था बीत जाने के बाद फिर उन की सीखना 
कठिन हो जाता है। वैसे ही अन्तमुंख, प्रत्यक्चेतन, हो कर, विचार करने की 
शक्ति, यदि क्रमशः कोमल उपायों से बाल्यकाल और यौवनावस्था में न जगायी 
जाय, तो पीछे, उमर बढ़ जाने पर, ओर बहिमुख जत्ति हृढ हो जाने पर, वह 
अन्तमंख चृत्ति मिलना, वह प्रत्यकचेतना का अ्रधिगम, दुष्कर हो जाता है। और 
जिस की ज्ञानआाहिणी बुद्धि अधिक तीक्ण होगी उस की यह शक्ति जल्दी लुप भी 
हो जायगी । प्रसिद्ध है कि तीत्र बुद्धि वाले बालकों और युवाओं के बिगड़ जाने 
का संभव भी अधिक होता है। शक्ति यदि अपने उचित काम में न लगायी 
जायगी, तो अकर्मझृत्‌ और निश्चल तो रहेगी नही, किसी अनुचित ओर लग 
जायगी | इस लिये जिस ब्रह्मचारी मे सत्त्व की मात्रा अधिक है, जो सत्त्वप्रधान 
शानशील जीव है, जो इस हेतु ब्राह्मण” कहलाने योग्य है, जिस का सम्बन्ध शाब्द्‌ ब्रह्म 
से और पर ब्रह्म से अधिक निकट है, उस युवा का सस्कार देर से देर सोलहवे वर्ष 
के पहिले हो जाना चाहिये; नहीं तो बिगड़ कर '“ब्रह्मराह्षस”, श्रह्मपिशाच! आदि 
हो जाने का भय है। एवं, रजःप्रधान क्रियाशील क्षत्रियप्रकृतति के युवा का 
बाईसवें वर्ष के पहिले, एवं जो तमःप्रधान द्रव्यसंग्रह-इच्छा शील ईहार्थी वैश्य- 
प्रकृतिक युवा है, उस का चौबीसवें वर्ष से पहिले। जो अनुद्बुद्धब॒ुद्धि हैं, जिन मे इन 
तीनों में से किसी एक शुण के विशेष अमभिव्यज्ञन का सम्भव नहीं है, ओर इस 
कारण 'शुचा द्रवनि इति? शूद्ध कहलाने योग्य हैं, थोड़ी बात पर भी बहुत भय और 
शोक मे, ज्ञोम मे, पढ़ जाते हैं, तथा बढ़ों की आशा पा कर, 'आशु-द्रवतिः, जल्दी 
से दौड़ कर काम कर देने के ही योग्य हैं, स्वयं विचार नहीं कर सकते, उन के 
लिये यह संस्कार असम्भव है, और इसी वास्ते 'न शूद्गे पातक॑ किंचित्‌! कहा है, 
जैसे बालक बुद्धि-पूर्वक पाप नहीं करता ! 
शोकस्थावसइस्त्राणि, भयस्थानशत्तानि च, 
दिवसे दिवसे मूदुसआविद्न्ति, न पण्डितम्‌ । 
जो मूढ़ हैं, मोहग्रस्त है, उन के मन मे दिन दिन सहल्लों ( हर्ष ) शोक और 
५ 


६ शिष्य को पहिले क्या सिखाना चाहिये ! [ सम० 


सैकड़ों भय पैठा करते हैं; वे ही शूद्र कहलाने के योग्य, हैं; जो आत्मज्न हैं, 
आत्मवान्‌ हैं, 'सद्सदूविवेकिनी बुद्धिः पंडा वाले पंडित हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, 
उन को ऐसे ज्ञोम नहीं होते | पातक का अथ्थ, वह काम जो करने वाले-को मान 
मर्यादा से नीचे पतन करावै, गिरावै। बालबुद्धि शूद्ध को मान-मर्यादा नही, पातक 
नही; उस का दंड शिक्षारूप है। 

ऐसे हेतुओं से आत्मविद्या का बीजारोपण प्रथमावस्था ही मे कर देना 
आवश्यक समभा जाता था। और सारे देश मे सच्चे ब्रह्मवित्‌ मनुष्यों की 
संख्या इतनी पर्यास रखी जाती थी कि उन के शान्तिसाधक विरोधबाघक प्रभाव 
से लोकसंग्रह का भाव सदा अधिक मात्रा से समाज में बना रहता था| 

यदि इस में फिर भी सन्‍्देह बाकी रहे, कि यह अध्यात्मज्ञान प्रथमावस्था के 
अनुरूप नहीं है, तो मनु के इस श्लोक पर ध्यान करना चाहिये। 

उपनीय गुरु: शिष्यं, शिक्षयेतुशौचमआदितः, 
आचार, भग्निकार्य च, सन्ध्योपासनमेव च। ( भर ) 

उपनयन के अनंतर गुरु का पहिला कर्तव्य यह है कि शिष्य को शौच 
सिंखावै, तथा आचार, तथा अग्निकार्य, तथा सन्ध्योपासना | 

अब आप विचारिये कि यह शौच, जो अक्तुरास्म्म से भी पहिले बालक को 
सिखाया जाता है, उसी का पर्यवसान योग में होता है। उस की परा काष्टा है, 
शौजात्खागजुणुप्सा परैरसंसर्ग:?, अर्थात्‌ शौच की बुद्धि बढ़ने से क्रमशः हाढ़-मांस 
मल मूत्र के बने अपने शरीर से ही घृणा होने लगती है, और दूसरो से भी 
चराव बढ्ता है | 

सदाचार की ही परा काष्ठा योगोक्त यम नियम आदि हैं | 

अग्निकार्य, सहज में साधारण पार्थिव आग जलाने, आग बुझाने, की 
तकींब से ले कर वहाँ तक व्यास है, जब अन्त समय मे परलोकोन्मुख जीव दिव्य 
अग्नि से कहता है, 

अस्ले | नय सुपथा रायेज्स्मानू, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, 
चुयोधिभस्मज्जहुराणमएनो, भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम। (इंश उप०) 


२. सर्व० ) आत्मज्ञान का बीजारोपण भी प्रथम आश्रम में ही ६७ 


हे अग्े ( अग्रे नयति ), आगे ले चलने वाले |, सब उत्तम श्ञानो के जानने 
वाले ! हमारे पापो को जला कर हमको अच्छे मार्ग से उत्तम लोक को ले चलिये, 
हम आप को नमस्कार करते हैं। और- 
एहि एहिदति तम॒आहुतयः सुवर्चेसः सूयस्प रश्सिभियजमानं वहन्ति, 
प्रियां वाचसूअभिवदंत्यो5चयंत्यः, एव वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मछोकः । 
“ ( मसुंडक उप० ) 
वे चमकीली अमि की आहुतियाँ, परोपकारी कर्म, यजमान को, चुस्थानी 
श्प्नि अर्थात्‌ सूय॑ की किरणों के रास्ते से, उत्तम लोकों को ले जाती हैं, और 
मीठी बोली से उस से कहती हैं कि आइये, आइये, यह आप के पुण्य से प्राप्त 
पुण्यमय ब्रह्मलोक है | पुराण-श्लोक है, 
यमस्य दूताइच, तथैव पापेदाः नारायणस्य, अथ गण॥४ शिवस्य, 
सूर्यस्थ रघमीन्‌ अवलूम्ब्य सर्व, जीवानूनियच्छन न्‍तः) विचरंतिं सवंदा । 
सूर्य की किस्णो के द्वारा, सौर संसार के सब परामाश्चर्यमय कार्य होते रहते 
हैं, यम नामक शक्ति के कार्य, नारायण नामक तथा शिव नामक शक्ति के कार्य, 
सब्र जीवों के नियमन करने के कार्य, इन्ही किरणो के दारा होते हैं | इस रहस्य 
का विस्तार बहुत है | वेद के मत्र का आशय भी यही है, 
भा कृष्णेन रजसा वत्तेमानः, निवेशयन्‌ अस्तृर्त सत्य च, 
हिरण्ययेन, सविता, रथेन, देवो याति, झुवनानि पश्यन्‌ | 
सन्ध्योपासन का तो स्पष्ट ही पर्यवसान योगसमाधि में होता है। दिन और 
रात की 'सधियों? के समय साविन्री-मत्र द्वारा, जगत्सविता प्रत्यक्ष-सूर्य के ध्यान से 
आरंभ कर के, स्वे-सविता, बुद्धि को प्रत्यक्ष दृश्यमान, अनुभूयमान, परमात्मा का 
सिम्यग ध्यान, उस से जीवात्मा के ऐक्य का अनुभव, यही सन्ध्या? को सम्पन्नता है। 
निष्कर्ष यह है कि जो कुछ आगे पूर्णूरूप से साधना है उस का बीजारोपण 
प्रथमावस्था मे उचित ही है। 


समन्वयात्मक आध्यात्मिक मानवधर्म | 
इस न्याय से अध्यात्मशाल का प्रचार पुरा काल से बहुतायत से किया 


द््८ “हिन्दू? किस को कहते हैं ! [ सम॒० 


गया, और सब आय शालीनता, आर्य सभ्यता, ब्राक्ष शिष्टता, वैदिक समयाचार, 
बौद्ध बुद्धियुक्त पद्धति, शिष्ट सम्य समुदाचार, आयंन्‌ सिविलिजेशन,? “हिंद की 
तहज़ीब”, इस की नीव पर खड़ी की गयी; ओर लोक का संग्रह, 'सोसाइटी' का 
श्रार्गनिजेशन?, ऐसा किया गया कि सब को, सब जीवों को, और सब आचारों 
और विचारों को, अपने अपने गुण कर्म अवस्था योग्यता उपयुक्तता के अनुसार, 
उस में स्थान मिल सकता है, और मिला है । 

इस समय आप लोगो से इस विषय की चर्चा इस वास्ते की जाती है कि 
अब आप विद्यार्थी अवस्था को छोड़ कर गाहंस्थ्य करने जा रहे हो, और आप को 
इस लोकसग्रह, समाजनिर्माण, ( 'सोशल रीकन्स्ट्रक्शन, सोशल रिफार्म, पोलि- 
टिकल रिफ्लार्म! ) आदि कार्य मे अवश्य परिश्रम करना होगा । तो आप को यह 
विद्त रहना चाहिये कि ज्ञान का, वेद का, जो अन्तिम चरम और परम भाग 
बेदात्त अर्थात्‌ आत्मविद्या है, उस से केसे लोकसंग्रह में सहायता मिलती है। 

प्रायः सन्‌ १९१०-११ में एक अखबार ने यह प्रश्न उठाया कि हिन्दू 
किस को कहते हैं, हिन्दुत्व का. क्या विशेषक व्यावर्तक लक्षण है, किस आचार 
विचार वाले मनुष्य को हिन्दू' कहना चाहिये, और इस प्रश्न को बहुत से जाने 
माने हिन्दुओं के पास भेज कर उत्तर मेंगवाये और उन को छापा । कोई एक भी 
* व्यभिचारी विशेषक व्यावर्तक व्यापक आचार या विचार नहीं ही स्थिर हुआ | 
जो अपने को “हिन्दू? कहे वही “हिन्दूश, इतना ही सिद्ध हुआ | 

याद रखना चाहिये कि 'हिन्दू? शब्द, वेद पुराण आदि प्राचीन धर्म-अन्यों 
में कहीं नहीं मिलता; प्रायः ढाई हजार वर्ष हुए, ईरान (आर्याना ) और 
ओऔस ( आइयोनिया, यवन-देश ) की पाश्चात्य जातियों ने, सिध्ु नदी और सिंधु 
देश के नाम को बदल कर, हिघु, हिन्दू , इंडिया, इंडस, बना दिया । 

जो लोग इस दशा को, 'हिन्दू? की “अनिर्व॑ंचनीयता? को, केवल दोषश दृष्टि 
से देखते हैं, वे तो इस को दुर्दशा समभते हैं। जो केवल गुणज्ञ दृष्टि से देखते हैं, 
वे इस को सुदशा जानते हैं। जो उमय दृष्टि से देखते हैं, वे विवेक करेनी 
चाहते हैं, कि इस मे कितना अश सुदशा का है श्रौर कितना अंश दुर्दशा का है | 

निष्कर्ष यह है कि, जिसे अत्र, उस की विक्ृत अ्रवस्था में, “हिन्दू” धर्म 


२, स्वं०]] रुच को एक मे बॉघे रहने का सूत्र क्या है ! ६९ 


कहते हैं, उस का उचित नाम, सस्क्ृत ,परिष्कृत अवस्था में, 'मानव-घर्म था, 
और होना चाहिये । जैसे मनुष्य के शरीर मे बहुत विभिन्‍न कर्म, धर्म, रूप, आकार 
के अवयब, हैं,. पर जब तक जीवात्मा सूत्र-आत्मा उन सब का सग्रह किये रहता 
है, तच तक वे सच अत्यंत मिन्‍न होते हुए भी मिल कर एक ही शरीर कहलाते हैं; 
पर जब वह सूत्रात्मा हट जाता है, तब उन के आपस में तरह तरह के विकार 
और, विरोध पैदा हो जाते हैं, शरीर मृत हो कर उस की एकता नष्ट हो जाती है, 
सब अ्वयव छिनन भिन्‍न हो जाते हैं, और सड़-गल जाते हैं; जैसे माला के दाने 
सूत्र से बेंघे रहते हैं, और शोभा देते हैं, पर उस के टूटने पर बिखर जाते हैं; 
चैसा ही आत्मसत्ता का, बुद्धिमत्ता का, आत्मन्र बुद्धि का, और विविध आचार 
विचारों का, हाल है। जब्र तक आत्मजश्ञान और आत्मशानी जन, विविध 
आचार विचारों को और विविध-आचार-विचारवानो को, अपने साथ, और एक 
दूसरे के साथ, बॉधे रहते हैं, तब तक वे सब्न, एक एक, अपनी-अपनी हृद के अन्दर 
अपना-अपना कर्म धर्म करते रहते हैं, और समाज शरीर की शोमा सौदर्य बल 
आदि की इद्धि होती रहती है । जब ऐसा नहीं होता, तब वे एक दूसरे से कलह 
कर के 'मर मिलते हैं । 
इसी लिये मनु ने कहा है, 
सर्वेषाम्‌अपि चएतेषासआत्मज्ञानं परं स्टृतम्‌ ; 
तद्हिअग्र+” सवविद्यानां, प्राप्यते हिभरूतं ततः । 
सन कर्मों, धर्मों, शञानो से अधिक अत्यत श्रेयस्कर आत्मज्ञान है, क्‍यों कि 
अमरत्व उसी से मिलता है। 
आत्मा ही में तो सत्र कुछ है, इस लिये आत्मज्ञान ही से, सब्र भिन्न अथवा 
विरुद्ध भी व्यक्तियों और धर्मों और वस्तुओं का, समन्वय हो सकता है | इसी 
आशय का अनुवाद याशवल्क्य ने भी किया है, 
इज्या-अचारद्सानअ्रहिंसा-दान-स्वाध्याय-कर्म णाम्‌ , 
अय॑ तु परसो धर्मों यद्‌ योगेनभाव्मद्शंस्‌ । 
यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय आदि ,सन्न कर्मों का अन्तिम 
लक्ष्य, सच से बड़ा धर्म, यह है कि योग कर के आत्मा को देखै पहिचानै | 


७० सब में कोई न कोई गुण है, पहिचानने वाला चाहिये .[ सम० 


ऐसे आत्मशानी मनुष्य को यह समझ हो जाती है कि कौन आदमी किस 
काम के योग्य है, और वह सब का यथा-स्थान प्रयोग कर के सब से 'यथोचित 
काम ले सकता है | जैसा मत्स्य पुराण मे कहा है, 
नभ्षसंत्रमूअक्षरं किचिन्‌, न च॒ द्रव्यसअनौषधम्‌ , 
नभ्योग्यः पुरुष: कव्चित्‌ , प्रयोक्ताएव तु दुलूभः । 
कोई अक्षर नहीं जिस मे कोई विशेष मंत्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिस में 
विशेष औषधशक्ति नहीं, कोई पुरुष नहीं जो सर्वथा अरयोग्य ही हो; उस की विशेष 
शक्ति और योग्यता को पहिचान कर काम लेने वाला ही दुल॑म है। 
इस आत्मज्ञान पर प्रतिष्ठित, सनातन, बौद्ध, आर्य, वैदिक, मानव धर्म ने जो 
लोकसंग्रह किया है, उस के कुछ नमूने देखिये । 


समन्वय का सुख्य उपाय | 
विचार के विषय मे, यह प्रसिद्ध है कि, सब्र प्रकार के आस्तिक दर्शन और 
सब प्रकार के नास्तिक दर्शन इस वेदवेदांग वेदो-पांग-वेदात-रूपी श्ञानसागर में 
मम्न हैं। जब यह सिद्धात है कि सर्वव्यापक परमात्मा की, परमेश्वर की, चेतना मे, 
उसी की इच्छा से, सब कुछ है, तो इन विविध विचारों को भी उसी ने जगत्‌ में 
स्थान दिया है, यह भी निश्चयेन होगा। 
ब्रह्म "“स्वमभावृत्य तिष्ठति । 
तरहोव सर्वाणि नासानि, सर्वाणि रूपाणि, सर्चाणि कर्माणि बिभत्ति । 
सो5यमात्मा सर्वानुभू: ( उपनिषत्‌ ) 


सत्र पदार्थों को घेर कर, लपेट कर, ब्रह्म बैठा है। सब्र नाम, सब काम, सब 
रूप, उसी एक ब्रह्म के, मै! ही के, हैं। वह यह आत्मा, 'मे), सब अनुभवों का 
अनुभव करने वाला है। मुसलमानों के कुरान मे भी ठीक यही बातें कही हैं, 
अल्लाहो विकुल्ले शयीन्‌ मुहीतः, 'लाहुल अस्मा उल हसना?, विसेश्रा 
र्बोना कुल्ले शयीन्‌ इल्मा।? अल्लाह कुल शयों को, सब चीजों को, अपने एह्टाते 
मे, अपने मे, धेरें है; सत्र इस्म, सब नाम, उसी के हसीन, सुन्दर, नाम हैं, रब, 
ईश्वर, सब वस्तुओं का इल्म रखता है । 


२, सवे० ] अवस्था-मेद से घर्म-मेद ७१ 


पुराणों मे भी कहा है, 
स्‌ सर्वधीइनत्ति-अभूतसवः । 
श्रद्धत्स्व, अननुभूतोअ्यों न सनः सप्रष्दुसभहँति । ( भागवत ) 
सो<यमात्मा स्वोविरुद्धधमोणासआश्रयः | 
दंद्ममयोअ्यं ससारः । इत्यादि । 
सब धियों बुद्धियों की सभी इत्तिया उसी “मैं? की इत्तिया हैं; सब अनुभव 
उसी के हैं; जो उस व्यापक अनुभव में नहीं, वह किसी व्यक्तीय मन मे नहीं 
उदथ हो सकता; सब विरुद्ध धर्म इसी मे हैं; इसी से ससार &दमय है। 
तो इन विरुद्ध धर्मों और विचारों का समन्वय केसे हो !? इस समन्वय के 
मूल सूत्र ये हें, 
अधिकारिमेदाद्‌ घसंसेदः । 
देशकाछनिमित्तानाम भेदैधेसमों विभियते । 
प्रस्थानमेदाद्द्शनसेद्‌ः । 
स एवं धमः सोड्धमः त॑ त॑ प्रति नरं भवेत , 
_पान्नकर्सविशेषेण देशकालौअवेक्ष्य च । 
( म० भा०, शांति, भ० ३१४ ) 
न धर्सः परिपाठेन शक्यो, भारत |, वेदितुस ; 
अन्यो घसेः सससस्‍्थस्य, विषमस्थर्य चापरः । 
( स० भा०, शां०, अ० २६६ ) 
यस्मिन्‌ देशे काले निमित्ते च यो धर्मो:नुष्ठीयते, 
स एव देशकालनिमित्तांतरेषुभधर्मों भवति। 
हा ( शांकर-शारीरक भाष्य, ३. १. २७. ) 
अधिकारी के भेद से धर्म मे भेद होता है। देश, काल, निमित्त के भेद से 
धर्म में भेद होता है | जिस स्थान पर खडे हो कर देखते हैं, उस स्थान के बदलने 
से, दर्शन, दृश्य का रूप, बदल जाता है। जो ही, एक देश काल पात्र निमित्त 
और कर्म के विशेष से, एक आदमी के लिये, धर्म है, वही दूसरे आदमी के लिये, 


हि उपासनाओं का समन्वय ' / सम० 


दूसरे देश काल पात्र निमित्त और कर्म के विशेष से, अधम होता है । केवल 
एक दो अंथ पढ़ लेने से धर्मं का पता नहीं लगता; न ही, हमेशा के लिये, कभी 
न बदलने वाले, धर्मों की फ़िहरिस्त, सूची, का परिपाठ कर दिया जा सकता है। 
अच्छी अवस्था का धर्मं दूसरा और विषम अवस्था का धर्म दूसरा होता है। 


उपासनाओं का समन्वय | 
बच्चों को मिद्दी का खिलौना ही अच्छा लगेगा। उन को रेखागणित और 
बीजगणित पढ़ाने का यत्र करना व्यथ है। 
यही दशा मतो की, सम्प्रदायों की, पन्‍्थों की है | “झुण्डे मुण्डे मतिर्मिन्ना !? 
“भिन्‍नरुचिहिं लोकः |? इत्यादि । 
जब बचपन बीत जायगा तब मिट्टी के खिलौने आप ही छूट जायगे, और 
दूसरे प्रकार के खिलौनों मे मन लग जायगा | 
प्छु देवा मनष्याणां, दिवि देवा मनीषिणाम्‌ , 
बालानां काष्ठलोष्टेपु, बुधस्यआत्मनि देवता । 
उत्तमा सहजा5वस्था, द्वितीया ध्यानघारणा, 
तृतीया प्रतिमापुजा, दोमयात्ना चतुर्थिका । इत्यादि। 
बालकों के देवता काठ पत्थर के खिलोनो मे, मूर्त्तियों मे; साधारण मनुष्यों के, 
तीर्थ माने हुए सरिता सरोवर के जल मे; मनीषी विद्वानो के, सूर्य चद्र आदि आकाश 
मे हैं; बुध का, बोधवाले का, श्ञानवान्‌ का, देव, सर्वव्यापी अपना आत्मा ही है । 
सहज अवस्था, अर्थात्‌ सब दृश्य ससार को ही परमात्मा का स्वरूप जानना, 
यह उत्तम कोटि है; विशेष विशेष ध्यान धारणा करना, यह उस से नीची दूसरी 
कोटि है; प्रतिमाओं की पूजा तीसरी कोटि है; होम और यात्रा चौथी है। 
बालबुद्धि जीव, जिन की बुद्धि सर्वथा बहिर्मुख है, जो इन्द्रियग्राह्म आकार 
ही का ग्रहण कर सकते हैं, वे अपने मन का सन्तोप काष्ट लोष्ठ की प्रतिमा से 
ही करें। यह बहिमुंखता का मायारोग, मनुष्य का, ऐसा बढा हुश्रा है कि, 
मुसलमान धर्म भी, यद्यपि वह अपने को बढ़ा भारी बुत-शिकन्‌ यानी मूर्ति-भंजक 
कहता है, तथापि देवालयों को तोड़ कर मकबरे, कब्र, तकिया, दरगाह, बनाता और 


२. सवे० ] मूर्तिपूजा और अमूर्तूपूजा का समन्वय ७३ 


पूजता है| किसी उर्दू शायर ने ही कहा है 'जिदगाहे तोड़ कर क़े मुर्देश्गाहें भर 
दिया! । 'इसी बहिमंख माया का वर्णन उपनिषदों ने किया है | 
परांचि खानि प्यतृणत्‌ स्वयंभूः, तस्मात्‌ पराढः पद्रयाते नभन्तरात्मन्‌ 
कश्चिदूधीरः प्रत्यगात्मानमऐक्षद्‌ , भावृत्तचक्षु रख्तत्वमदच्छन्‌ । 
( कठोपनिषत्‌ ) 

स्वयम्‌ ने, ब्रह्मा ( सृष्टि के लिये उन्मुख रजःप्रधान महत्तत्त्व, चुद्धितत्त्व ) ने, 
सब्र इंद्रियों को, छिंद्रों को, बाहर की ओर खोला, छेंद कर के निकाला । 
इस लिये जीव बाहर की वस्तु देखता है, भीतर अपने को नहीं देखता । कोई 
कोई धीर विरक्त जीव, संसार की दौड धूप से, आवागमन और मृत्यु से, थक कर, 
विश्राम और अमरत्व को चाह कर, आख भीतर फेरता है और प्रत्यगात्मा 
को देखता है । 

पर, हा, उन बालकों के जो रखवारे बृद्ध बुजुर्ग हैं, उन को यह फिक्र रखनी 
चाहिये कि, बीच बीच में, मिद्दी के खिलौनों के खेल के साथ साथ कुछ अक्षर- 
शान भी दिलाते जायें, कुछ पुस्तकों का शौक पैदा कराने का यत्ष भी करते रहें | 
यह न चाहे कि लड़के सदा खिलौनों मे ही खुश रहें, मूर्त बने रहें, पोथी पत्रा 
कभी न छूएँ, और हम उन को हमेशा वेवकूफ रख कर अपना गुलाम बनाये रहें | 

और भी, यदि ये बृद्ध, सात्विक बुद्धिवाले और लोकहितैषी हों, तो इस 
खिलौनापूजा को भी बहुत शिक्षाप्रद, उत्तम सात्विकमाववर्डक, शिल्पवर्द्धक, 
शाह्लप्रवर्तक बना सकते हैं। सुन्दर मन्दिरों से ग्राम की, नगर की, शोमा 
सोदर्य बढ़ा सकते हैं, ओर उन से पाठशाला, चिकित्सालय, पुष्पवाटिका, उद्यान, 
चित्रशाला, सगीतादि विविधकलाशं के णह, सावेजनिक समभामंडप, सम्मेलनस्थान, 
व्याख्यानशाला, आदि का काम ले सकते हैं। योगसाधन आदि में भी, ये 
मन्दिर, सीढी का काम दे सकते हैं। क्योंकि, 

तचछूयतासूअनाधारा घारणा नउपपथते । 


ध्यान धारणा प्रायः किसी मूर्ते विषय के बिना नहीं सघती । 
और भी तरह तरह के उत्तम वैज्ञानिक शाज्नों के अनुकूल,आधिदेविक-शाल्व- 


७४ मन्दिरों और मूत्तियों की दुर्दशा- [ सम० 


सम्मत, आधिमौतिक-शात्त्र-सम्मत, कार्य मन्दिरों से लिये जा सकते हैं। पर जब उन के 
रखवारे अपने कर्तव्यपालन मे चूके; स्वयं शासत्रों से विमुख, सच्ची विद्या से 
शुत््य, दुष्ट वासनाओं में मनन, हो गये, ओर मन्दिरों को अपनी निजी जायदाद 
और दूकान बना डाला; तथा सरलह्ृदय उपासकों की बुद्धि को दिन दिन अधि- 
काधिक मूढ़ और कुरिठत करने लगे, और भाड़ फूँक, ठोना टोटका, जन्तर मन्तर 
भूत! ( विभूति-भस्म ), फूँके थूके पानी, आदि मे ही उन की बुद्धि अठका 
कर, और उन को हर तरह से बेवकूफ बना कर, उन से रुपया पैसा ठग कर, 
अपने ऐश आराम और बदमाशी पर खची करने लगे; तब आवश्यक हुआ कि 
इन का प्रतिरोध किया जाय | स्थात्‌ इस दडन और शिक्षण के लिये, ईश्वर को, 
भारत मे, पहिले ईसाई, और फिर उग्र इस्लाम धर्म भेजना पढ़ा। अन्यथा, हे 
बाव ब्रह्मणों रूपे, मूं्त चैव अमूर्तचः ( उपनिषत्‌ ), यह याद रखते हुए; और 
यह समभते हुए, कि सारा साकार जगत्‌ ही उस निराकार जगदात्मा का रुप 
है; जनता को क्रमशः इस मूर्त रूप से अमूर्त रूप की ओर ले जाना डचित ही 
है, तथा मूर्तियों की और मूर्तियूजा की आत्यतिक निदा करना अनुचित होगा । 

दूसरे दर्ज की बुद्धि के लिये जलमय तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि की अनुत्ञा 
दी गयी | अदृष्ट फल वे हैं जिन से सूछम शरीर, मनोमय अथवा विज्ञानमय कोष, 
अर्थात्‌ अन्तःकरण, मन, बुद्धि, अहकार, का संस्कार हो | दृष्ट फल वे हैं जिन का 
प्रमाव स्थूल शरीर पर पड़ता है| इन तीर्थों में अ्रमण करने से, देशाट्न के जो 
शिक्षाप्रद, बुद्धि की उदारता बढाने वाले, संकोच हटाने वाले, फल हो सकते हैं, 
वे होने चाहियें; किंठु यह तभी हो सकता है, जब तीर्थरक्षक और पुजारी ओर 
मिखमंगे, कौआरोड़ कर के, यात्रियों की जान आपत्ति मे न डाल दें, और तीथों 
के जलों मे फल, फूल, पत्ता, कच्चा और पका अन्न डलवा कर पानी को सड़[ कर 
घिननादा न कर डालें। एक सुन्दर पर सूने मंदिर मे शिवपिड पर कुत्ते को मूत्र करते 
मैने आँखों देखा है| स्वय पुराणों ने कहा हे, 

भव्युअभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः, 
वे5पि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थसारश्ततो गतः | भागवतसाहातय 
तीर्थ स्थानों का और यात्राओं का दृष्ट फल भी शरीर की स्च्छेता, इृढता, 


२. सवे० ] पुजारियों की 'सर्घाः छफू 


शीतोष्णसहिषएुता, आदि होना चाहिये। पर जब तीथों का पानी इस तरह 
गन्दा किया जाय तो शरीर मे सफाई की जगह चीमारी ही आवेगी । सन्‌ १९२३ 
मे, काशी के चारो ओर की “पंचक्रोशी? यात्रा करने, सकुठुम्ब, गया। एक 
पढ़ाव पर, सुन्दर पुराना मन्दिर और सुहावना तालाब बना था। पर मन्दिर के 
पुराने अति सुन्दर नककाशीदार पत्थर के छुजे से, नये अति कुरूप वेमेल 
टीन के सायवान लटकाये थे; पुजारी लोगों ने, अपने रहने के सुबीते 
के लिये, मंद्रि की दीवारों के सहारे मिद्दी की दीवारे और खरपरेल डाल कर 
मदिर को नितान्त नेत्रपीड़क कर दिया था। तालाब की मछलियोँ, पडे लोग 
बेंच कर रुपया अपने खर्च मे लाते थे; इस कारण से हरी काई की ऐसी मोटी 
तह सारे तालाब पर छाई थी कि पानी देख भी नहीं पढ़ता था; और उस में हर 
तरह की पानी को खराब करने वाली चीजे भी डाली जाती थीं; बदवू फैल रही 
थी । पड़े जोर से रटने लगे, 'सर्धा हो तो आचौन करो, शझ्ललप करो |? मे ने 
कहा 'मुझे श्रद्धा बहुत है, पर आप तो यहाँ के पंडा पुजारी ही हो, आप को जितनी: 
श्रद्धा होगी उतनी मुझ को कहाँ हो सकती है, सो आप आगे रास्ता दिखाओ्रो, 
एक लोदा मर आप आचमन कर के सकल्‍्प करो, में भी करूँगा !! फ़ोरन्‌ राग 
बदल गयी, 'क्या कहे, तालाब की मछली लोग बेच डालते हैं, इस से पानी गदा 
रहता है ? इति | प्रायः सभी पुराने सुन्दर मन्दिर और तढ़ागों की यही दुर्दशा 
हो रही है । भोले अन्धश्रद्धालु 'आचौन? कर के बीमार पढ़ते और मरते हैं 
सर्वोपरि यह सदा याद रखने ओर रखवाने की बात है कि, 

न छाम्मयानि ती्थोंनि, न देवा सुच्छिछासया:; 

ते पुनंतिउरुकाकेन दशनादूपूव साधवः; 

तेपामएव निवासेन देशास्तीर्थीमवन्ति वे । ( भागवत ) 

जल से तीयथ॑ नहीं बनते, न देवता मिद्दी ओर पत्थर से बनते हैं; उन की 

उपासना करने से बहुत काल मे मन की शुद्धि होती है; पर सचे साधुओं के तो 
दशन और सत्संग से ही चित्त सद्ः शुद्ध हो जाता है। तीर्थ स्थानों में जो सच्चे 
साधु, ( साध्नोति शुभान्‌ कामान्‌ इति साधु ), तपत्वी विद्वान , बसते हैं, वे ही 
तीर के तीर्थद्वर हैं, तीयों को तीर्थ बनाने वाले हैं । जो शोक के पार तारे वह 


७६ दीया के नीचे अंधेरा! ४ श सम० 


तीर्थ ( तरति शोक़॑ येन सहायेन सः तीर्थ: गुरु;,,तस्य निवासस्थानं च तीर्थ )। 
'सत्त पवित्र पुरी आदि तीथ्थ इसी हेतु से तीथे थीं, कि वे उत्तम विद्यापीठ का 
काम देती थी। वहा की हवा मे भक्ति, विरक्ति, ज्ञान, भरा रहता था; क्योंकि 
इन के अतानेऔर जगाने वाले,,सच्चे साधु, तपस्वी विद्वान्‌ , सच्चे पंडित, बहुतायत से 
वहाँ वास करते थे। जैसे आजकाल की .श्रूनिम्नसिंटीयों मे, किसी एक मे एक 
शाल्न की, किसी दूसरी में दूसरी विद्या की, पढ़ाई, चर्चा, हवा, अधिक़ रहती है; 
किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी मे कल कारखानो की, बहुतायत 
रहती है; और वहों जाने से उस के सबंध की विद्या सहज ही मे आ जाती है; इसी 


तरह, 'काश्यां मर्णान्‌ मुक्तिः', काशी में मरने से मुक्ति होती है, क्‍यों कि वहाँ ' 


आत्मज्ञान सहज में साधुओं से मिलना चाहिये, चारो ओर उस की चर्चा होने 
से मानो हवा मे भर रहा हो, और “ऋते श्ञानान न मुक्ति. बिना शान के 
छुट्कारा नहीं, किसी प्रकार की भी शुलामी और बघन से, सामाजिक, वा 
राजनीतिक, वा सासारिक बंधन से | इस रीति से इन दोनो विरुद्धवद्‌ वाक्यों 
का विरोध-परिहार और समन्वय होता है । पर आजकाल' इन पवित्र घुरियों की 
जो दुर्गति है वह प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य 'काश्या मरणान्‌ मुक्ति के अक्रों 
ही को पकड़े रहते हैं, ओर उस के हेतु को नही पकडते, और आत्मजश्ञान का 
संचय नही करते, उन के लिये मुक्ति की आशा नहीं है; अपिठ, काशी में रह 
कर भी पाप करे तो ब्ह्म-राक्षस, ब्रह्म-पिशाच, हो जाता है; ऐसा पुराणों मे 
कहा है । इन सब्र का तत्व, जिस से सब्र का समन्वय होता है, श्राध्यात्मिक ही है | 
उसी को सिखाने के लिये, जैसे बालक को खिलौनो के द्वारा शिक्षा दी जाती है, 
काशी नगरी, गंगा नदी, आदि के स्थूल रूपक वा प्रतीक, ( अग्नेजी 'सिम्बल!, 
अआलिगरी?, 'डायाग्राम” ) बृद्ध ऋषियों ने बनाये हैं; सहज स्थूल बहिमुंख बातों 
से आरंभ कर के, क्रमशः सूरूम अतर्मुंख बातों की ओर बुद्धि को ले जाने के 
लिये । यह सब्र लक्ष्य, सच्चे साधुओं के ठिकाने ठगों के भर जाने से, ध्वस्त हो गया। 
असत्ये चत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्त्यं समाचरेत्‌ । 

असत्य के द्वारा सत्य की ओर जाय। आ्रात्मप्रकाशिका” बुद्धि ही सच्ची 

“काशी” है; अठी, वरुणा, गगा, ( प्रयाग में, गंगा यमुना सरस्वती की निवेणी ), 


| 


२, सवं० ] उपासनाओं का आरोह ७७ 


इडा, पिगला, स॒पुम्ना नाड़ी हैं, ब्रह्मगाल” नाम की गली, अ्रह्म-नाडी', सुषमा 
ही है; 'तयाऊर्ध्व॑ आयन्‌ अमृतत्वनएति', उस के द्वारा, शरीर को छोड़ कर, 
निकलने से; जीव अम्ृतत्व को, अमरता को, पाता है; 'मणिकर्णिका? भी 
मस्तिष्क के एक विशेष चक्र, कद, पीठ का नाम है; इत्यादि योग मार्गों के 
स्थूल और सूचरम शरीर सम्बन्धी रहस्यों की सूचना काशीखड आदि ग्रन्थों में 
की है | इन का यथातथ्य ज्ञान, बहुत परिश्रम से, सदाचार, यम, नियम आदि के 
अभ्यास से, और सच्चा त्रह्मनिष्ठ गुरु मिलने से, ही, सिद्ध हो सकता है। एक 
एक साधारण शास्ष सीखने मे सारा जीवन बीत जाता है, तो यह परम गहन 
शाल्न और विद्या सहज में कैसे आ जाय १ पर साधारण ज्ञान, सामान्य-शान, हो 
सकता है, सहज में भी । 

तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिये 'दिवि देवाः?, सूर्य, चेन्द्र, बुध, बृहस्पति आदि 
प्रत्यक्ष देवता हैं। इन की उपासना, गणित-फलित-अआत्मक अद्भुत ज्योतिष शान 
की उपासना, “मिट्योरोलोजी?, आसस्ट्रोनोमी! आदि, है । इन से जो कुछ काल- 
शान में, कृषि मे, समुद्रयात्रा आदि मे, सहायता मिल सके, वह सब इन की उपा- 
सना का दृष्ट फल है। पर सहायता के स्थान में जो विष्न, ज्योतिषशास्त्र के 
कुप्रयोग से, हो रहे हैँ, वह सब को विदित हैं ! ज्योतिषियों के घरों मे विधवा हैं ! 

चौथी और अन्तिम कोटि, 'बुधस्य आत्मनि देवता |! जिस को यह विचार 
उत्पन्न हो गया है कि--यह देवता है या नही है, यह पुस्तक मानने योग्य है 
या नही है, यह ऋषिवत्‌ या श्रवतारवत्‌ या रसूल-पैगम्बरवत्‌ या मसीह-बत्‌ या 
गुरुवत्‌ मानने योग्य है या नहीं है, यह धर्म मानने योग्य है या नहीं है, यह 
छोडने योग्य है या ओढले योग्य है, यह शास्त्र है या अशास्त्र है, यह वेद है 
या अ्रवेद्‌ है, इस का अर्थ यह है या दूसरा है, अन्ततो गत्वा कोई ईश्वर है या 
नहीं हे, और है तो क्या है, उस का स्वरूप क्या है--इस सत्र का अन्तिम 
निणता "में! ही हैँ, मै? ही है, आत्मा ही है--जिस को यह विचार दृढ़ हो 
जाता है, उस के लिये बुधस्वथ आत्मनि देवता”, बुध का, चुद्धिमान्‌ का, देव, 
स्रवे आत्मा ही है। परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, "में! ही हे | इस काष्ठा को 
जो पहुँचा है, उस के लिये सुरेश्वराचार्य ने, वृह्दारण्यक वातिक मे, कहा है, 


छ्द काशी! का अर्थ . * [ सम० 


*एता काष्टामअवष्टस्य सर्वों ब्राह्मण उच्यते !? जो ही जीव इस काष्ठा को पहुँचा है 
वह '्राह्मण? है, और वही सचा ब्राह्मण है, ब्रह्मशञ हे, ब्ह्मस्वरूप है। 


ऐसे के लिये 'काश्या मरणान्‌ मुक्तिः', स्थूल आधिभौतिक काशी की आव- 
श्यकता नहीं; न ऐसी गंगा की जिस में काशी का सब्र मल-मृत्र गिराया जाता हो। 


भावना यदि भवेत्‌ फलदातन्री, मासक॑ नगरस्‌एव हि काशी; 
व्यापको5पि यदि वा परमात्मा, तारक किमइह नाउठपदिशेन्‌ नः | 


भावना ही यदि फल देने वाली है, तो जिसी स्थान पर 'मे' हूँ, 'मे? है, वही काशी 
है, यदि परमात्मा व्यापक है, तो यही, कहीं, तारक मत्र का उपदेश कर सकता है। 
सूकफ़ियों का भी यही कहना है कि जो कोई हकीकत (>हक, तत्त्व, सत्य, परमार्थ)- 
इ-मुहम्मदी ( 5हमद के, प्रशंसा के, योग्य, श्लाघनीय, प्रशंसनीय, स्तवनीय, 
महनीय ), श्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान, को पहुँच गया है, वही मुहम्मद ( >स्तुत्य, अहंत्‌, 
पूज्य ) है, रसीदा (पहुँचा हुआ) है, वही ऋच्छ॒ति, प्राप्तोति, ( अंग्रेजी मे 'रीच, 
पहुँचना ) इति ऋषिः है, वही ब्राह्मण है, पैगम्‌-बर ( पैग़ाम, सन्देश, ईश्वर का 
संदेश, ले आने वाला ), क्या पैग़म्‌-दिह ( पैग़ाम देने वाला ) भी, हो सकता है 
और है; नये वेद ( जैसे याजवल्क्य ने बनाया ), नयी इजील ८ जैसे ईसा ने ), 
नये कुरान ( जैसे मुहम्मद ने) बना सकता है। विशेष अवस्थाश्ं के लिये 
विशेष नवीन कायदे कानूनों धर्मों की तो बात ही क्‍या है; ऐसे ही मनुष्य के 
लिये याज्वल्क्य स्मृति मे कहा ही है कि वह स्वयं नयी आवश्यकता पड़ने पर नया 
धर्म बना सकता है । 

चत्वारों वेदधर्मज्षा३ पर्षत्‌ , श्रेषिद्यम॒एव वा, 
सा बते यं, स धसः चादू, एको वाध्ध्यात्मवित्तमः । 

वेद पर, ज्ञानसमूह पर, प्रतिष्टापित जो धर्म, उस के जानने वाले चार मनुष्यों 
की मंडली, अथवा अगोपांग सहित तीन वेदों को अच्छी तरह जानने वालों की 
समिति, अथवा एक ही भअ्रध्यात्मवित्तम, श्रह्मविद्वरिष्ठट, तत्त्वतः ब्रह्मजान के हृदय 
में प्रविष्ट, ज्ञानी मनुष्य, जो निर्णय कर दे, कि यह धर्म होना चाहिये, वही 
धर्म माना जाय | 


बन शै्‌ 4 


२, सवे० ] - जैसे उपासक वैसे देवता ६, , 7७९ 


आन मे 


उपासनाओ का समन्वय, गीता मे, दूसरी रीति से किंया..है;>परूआशय 


वही है । 
यजंते सात्विकाः देवान्‌ , यक्ष-रक्षांसि राजसा३, 
भूत-प्रेत-पिंशाचांश्व यजते तामसाः जनए ; 
देवान्‌ देवयजो यांति, यांति मद्याजिनोइपि सास | 
क्षाः, आत्मानं। गीता के १७ वे और, श्८ वे अध्यायों मे, तथा मनु 
केश्शवे मे, बहुत बातों का समन्वय, सात्विक-राजस-तामस प्रकृतियों के 
अनुसार, कर दिया है; वह सब बहुत ध्यान से विचारने समभने योग्य है। 


दर्शनों का समन्वय । 


यह प्रायः उपासनात्मक विचार के भेदों की चर्चा हुईं | दर्शनात्मक विचारों 
की भी यही दशा है | प्रसिद्ध है कि न्याय-वैशेषिक आरम्भवादी हैं, साख्य-योग 
परिणामवादी हैं, पूर्वमीमासा स्व?-कृत कर्म को ही प्रधान बताती हुई 'स्व? ही की 
प्रबलता दिखती है, और इस की पूर्ति उत्तर्मीमासा 'स्व? को, “आत्मा को, 
परम पदार्थ सिद्ध कर के करती है, और संसार को, दृश्य जगत्‌ को, अन-शआत्मा 
को, उस आत्मा की लीला, उस का विवर्त्त, उलया, बताती है, इस लिये विवर्च- 
वादी कहलाती है | ससार को, जगत्‌ को, परमात्मा की चाहे सृष्टि ( आरम्भ ) 
कहिये, चाहे परमात्मा की प्रकृति का, स्वभाव का, परिणाम कहिये, चाहे पर- 
मात्मा की लीला, स्वप्त, मनोराज्य, अविद्या-विद्या, माया, विवर्स, आमास, श्रध्यास 
कहिये--सभी प्रकार अपने अम्रुभव के भीतर हैं, प्रतिदिन इन के उदाहरण 
देखने में, अनुभव करने मे, आते हैं, एक ही “वस्तु? के पक्त, पहलू , अस्त्र हैं, एक 
परम दर्शन, आत्म-दर्शन, सम्यग्‌-दर्शन, के घड दर्शन, षडस्त्र, हैं, किसी एक पर, 
केवल “एम्फ़ासिस', अधिक अवधारण, प्रत्ययेकतानता, अतितानता, विशेष- 
तानन, से, वह अल वा पक्ष, अन्य से मिन्‍न और विरुद्ध भासने लगता है| 
+ही? मत कहो, 'भी? कहो, यह ही? नहीं, “यह भी?, तो सब में मेल ही मेल है। 

अद्द त वेदान्त को विवरतवाद, आभासवाद, अध्यासवाद आदि भी कहते हैं | 

जीव की बुद्धि मे इन तीन दृष्टियों के उदय होने का क्रम भी यही बताया 


द० दशोनो का समन्वय [ सम० 


जाता है। पहिले, कुछ दिनों तक, उस को आरम्मवाद ( और भक्ति ) से.सन्तोष 
होता है । फिर जब उस से असन्तोष होता है, तब परिणामवाद ( और कर्म- 
प्राधान्य ) मे प्रवेश करता है। अन्त में विवत्तंवाद ( और ज्ञान ) मे आता है। 
जैसे बच्चा पहिले मा बाप का भरोसा करता है, सदा उन की गोद में रहना 
चाहता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता; पर क्रमशः वयस्‌ और शक्ति 
बढ़ने से कुछ कुछ अपने पैरो पर खड़ा होने लगता है, ओर माता पिता से भी 
सहारा सहायता लेता रहता है; और अन्त मे बालिश,, प्रौढ़, हो कर बिलकुल 
अपने भरोसे खड़ा हो जाता है; वैसे ही जीव कीं, दर्शन? के विषय में भी,क्रमशः 
यात्रा होती है। और जैसे ही सब माता पिता, छोटे बालक के रूप, रंग, हसने, 
बोलने, खेलने, और शक्तिहीन अ्धीनता पर नितात मुग्ध, निहाल, दयामय, 
स्नेहमय, प्रसन्‍न होते हुए भी, भीतर से सदा यही मनाते रहते हैं, कि यह बालक 
शीघ्र ही पुष्ट हो जाय, बलवान्‌ ,बुद्धिमान्‌ , विद्वान्‌, युवा, स्वाधीन, स्वाभित, हो कर 
स्वयं गहपति ग्रहस्थ बन जाय; वा, यदि बालिका है, तो हृष्ट,.पुष्ट, रूपवती| गुणवती, 
सुशिक्षिता, ण्ह के कार्यो मे दत्ला, और योग्य वर से विवाहिता हो कर गहपत्नी हो 
जाय; वैसे ही,- सच्चे आचार, गुरु, शिष्य के लिये, और ससार के सचालक 
“्रधिकारी? गण, ऋषि, महर्षि, देव, महादेव, सदा यहीः यत्ञ करते हैं कि तब 
जीव, क्रमशः, उत्कृष्ट और उत्क्ृष्टतर योनियों मे उठते हुएं, उत्तम मानव 
हो कर, आत्मज्ञानी हो जायें, और स्वयं अधिकारी? बन सके, और जगदू-ग्ह के 
महा गाह॑स्थ्य का बोक उठाने मे सहायता दे। अस्त ॥ खोजी मानव जीव, पहिले 
तो अपने और समग्न ससार के कर्ता धर्ता धाता विधाता खष्ठा पालयिता को, 
अपने से और संसार से अलग, एक ईश्वर मानता है; जैसे लड़की लड़के मिट्टी 
से खिलौने, चीथड़ो से गुड़िया, कुम्हार बर्तन, कारीगर मकान, बनाते हैं, वेसे 
परमेश्वर सब जगत्‌ को; यह आत्यंतिक आरम्मवाद की अवस्था है'। फिर इस 
दृष्टि में शंका उत्पन्न होती है; कया ईश्वर विषम है, क्या निर्ध॑ण है, क्या 
अल्पशक्ति अल्पज्ञ है, जो किसी को सुख किसी को दुःख देंता है, और संभी 
को अधिकतर दुःख ही देता है, या उस को अपनी बनाई सृष्डि की मँविष्य 
हुःखमयता को श्ञान ही नहीं हुआ, और हुआ तो दुःख को और पाप को रोकने 


२. सव॑० ] 


कि ० आ 
मे, मूलतः नाश करने में, असमर्थ है ! इस शका कर आई गबोहक 
छोडता है, और ऐसा समभने लगता है कि “में, तथा है पू.-अत्य४पुरुष?, 
और इन पुरुषों से अलग एक 'प्रकृतिग, यह सच अकस्मात्‌ , अचानक, “चान्स' 
से, मिल कर, पगु-अन्ध न्याय से, ससार बनाते और चलाते हैं; जड़ प्रकृति, 
'मैटर, को आख नही, पैर ही है; चेतन पुरुष, 'स्पिरिण, 'सोल?, को पैर 
नहीं, आख ही है; एक मे क्रिया, एक मे ज्ञान, अपे-लगढ़े मिल कर छुनिया में 
व्यर्थ चक्कर लगा रहे हैं। इस दृष्टि में भी शका होती है, कि दो अपरिमित 
अनत, अजर, अमर, विश्व पदार्थ, बिना एक दूसरे को बाधा किये नही रह सकते, 
अवश्य ही एक दूसरे की व्यापकता, विश्व॒ता, सर्वशक्तिमत्ता, श्र-विप्नित-इच्छुता, 
प्राकाम्य, यत्र-काम-अवसायिता आदि मे विज्न डालेंगे, अड़चन पैदा करेंगे। द्वितीयाद्‌ 
” थै भय॑ भवति? | जब दूसरा जोड़ीदार सर्वशक्तिमान्‌ मौजूद है, तो मुमे क्या 
भरोसा कि किसी दिन मेरी अमरता का अत न कर देगा १ इत्यादि शका परि- 
णामवाद मे उत्पन्न होती है। न तो न्याय-युक्ति-अमिलाषिणी बुद्धि को ही संतोष 
होता है, न उस हृदय की तृप्ति होती है, जो उस 'स्व:पर?, 'स्वाराज्य!, 
अआत्मवशता? को चाहता है, जिस का वर्णन पूर्वमीमासा ने भी प्रायः वेदात के 
पास ही के शब्दों में किया हे, 
यनून दुश्खेन संभिन्नं, न च अस्तम्‌भनन्तरम्‌ , 
अभिकाषोपनीतं 'च, तत्पद स्वःपदअस्पदस । 

जिस मे लेशमात्र भी दुःख न मिला हो, जो कभी नष्ट न होय, जो हार्दिक 
इच्छा के अनुकूल हो, अमिज्ञाषा के अनुसार प्राप्त हो, वह पद, वह अवस्था, 
व पद का स्थान है, 'स्व”शब्द का तात्विक अर्थ है । जब दो तुल्यों की यह 
दशा है, तो अनंत पुरुष और एक प्रकृति, सभी अजर अमर, कैसे कहॉ से माने 
जा सकते हैं ? ऐसी शकाश्रों मे पर्िणिामवाद ड्ब जाता है। 

« अन्त से जिशासु यह निश्चय करता है कि "प्रकृति? अर्थात्‌ 'स्व-भाव? किस 
का हो सकता है सिवा मेरे, सिवा स्व? के, सिवा "मैं? के। जितने "मै हैं, सत्र 
एक ही मै? है, एक ही 'स्व” है। और उसी का स्व-भाव?, 'स्व का भाव?, प्रकृति 
है। प्रकृति, अर्थात्‌ पुरुष की प्रकृति | लोकव्यवहार मे भी कहते ही हैं कि इस 

्‌ 


प्रकृति ! किस की प्रकृति ! [ सम० 


पुरुष की प्रकृति अच्छी है, सात्विक है, साधु है, इस की प्रकृति दुष्ट है, राजस-तामस 
है। माया किस की ! तो ब्रह्म की, मायावी की, मायी की, माया। 'मायादु प्रक्ृतिं 
विद्यान्‌ , मायिन॑ तु महेश्वस्म!। स्व”-भाव, माया, अविद्या-विद्या, प्रकृति, प्रधान, 
शक्ति आदि, सब इसी के पर्याय हैं । निष्क्रिय श्रोर सक्रिय का क्या सबंध ओर 
क्यो; निष्किय मे, और निष्क्रिय से, सक्रिय की उत्पत्ति स्थिति लय केसे, चेतन मे 
जड़ कहों से; यो, य॑, येन च, यस्मै च, यस्माद्‌, यस्मिश्च, यस्य च!--यह 
बारीक कथा यहाँ नही उठाई जा सकती | दर्शनशाज्र का यह अन्तिम प्रश्न है | 
और इसी प्रश्न के उत्तर से सभी प्रश्न एक साथ उत्तीय हो जाते हैं |# 
प्रकृत में इतना ही कहना है कि, आज कल जो प्रथा प्रचलित है उस के 
अनुसार, यथाकर्थंचित्‌ , जैसे-तैसे, न्याय-वैशिषिक आरम्भवादी समझे जाते हैं, श्रौर 
इन मे ईश्वर और प्रकृति, दोनो स्व? ( अर्थात्‌ जीव ) के बाहर, जीव से भिन्न, 
माने जाते हैं। योगदर्शन मे ईश्वर एक वैकल्पिक वस्तु, अन्यथासिद्ध, के ऐसा 
है; 'ईश्वर-प्रणिधानाद्‌ वा? । साख्य तो निरीश्वर प्रसिद्ध ही है | पर साख्य और 
थोग का साथ भी प्रसिद्ध है | इस लिये यह कह सकते हैं कि पुरुषत्वेन कथचित्‌ 
ईश्वर इन दो दर्शनो मे “स्व” के भीतर आता है, और प्रकृति बाहर रह जाती 
है । पूर्व-मीमासा मे प्रकृति भी 'स्व-कृत?, स्व? की बनाई, जान पढ़ने लगती है। 
पू्व॑जन्मजनितं पुराविद: कर्म दैवमिति संग्रचक्षते। 
सुखस्य ढुःखस्थ न कोषि दाता; परो ददातीति कुछद्धिर्‌ एषा; 
स्वयं कृतं स्वेन फलेन युज्यते; शरीर हे ! निस्तर यत््‌ त्वया कृतस्‌ 
( गरुड़ पुराण ) 
कर्मणेव हि रुद्नत्वं विष्णुत्व॑ च लमेनूनरः । ( देवी भागवत ) 
नमस्तत्‌ कमंभ्यों विधिरपि न येस्यः: प्रभवति । (भतृहरि) इत्यादि । 
ब्रह्म भी जिस कर्म के अधीन है, उस कर्म ही को नमस्कार है; पढिले 
जन्मो मे किया हुआ, अपना ही “कर्म?, इस जन्म मे प्रबल 'दिव? बन जाता है और 


4 इस अन्थ के अन्तिम अध्याय, “महा-समन्वय', मे, इस प्रश्न के उत्तस्य 
का यज्ञ किया गया है। 


२. सर्व० ] पूर्व-जन्म का कर्म? ही इस जन्म का 'देव! दर 


कहलाता है, सुख दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपना किया कर्म ही 
अपने नैसर्गिक फल को पाता है, अपने कर्म से ही, जीव को रुद्रत्व, विष्णुत्व, 
आदि मिलता है । पूर्व जन्मो का कर्म” ही इस जन्म के लिये दिव? है । 

स्पष्ट है कि ऐसी दृष्टि मे जीव से प्रथक्‌ ईश्वर की आवश्यकता कुछ कम 
ही सी है। यह पूर्व-मीमासा भी निरीश्वर प्रसिद्ध है । इस मे ईश्वर तो स्व” के 
भीतर आ जाता है, पर प्रकृति जैसे कुछ उस से बाहर रह जाती है। उत्तर- 
मीमासा श्रर्थात्‌ वेदान्त मे दोनो, पुरुष और प्रकृति, पूर्ण रूप से स्व? के मीतर 
आ जाते हैं। प्रचलित पूर्ब-मीमासा मे कर्म और कर्मकाए्ड के छोटे छोटे 
विशेषो पर अधिक जोर दिया जाता है, उस कर्म की 'स्वः-कृतता पर कम। 
इस लिये पूर्वमीमासा का दर्शनत्व ही ठीक ठीक विदित नहीं होता, और पूर्व और 
उत्तर मीमासु का मेल नहीं मिलता, प्रत्युत कर्म और ज्ञान का विरोध ही 
दिखाया जाता है। दोनो मे जो स्व” है, उस पर जोर देने से, दोनो का समन्वय 
ठीक हो जाता है। 


प्रचलित शब्द का प्रयोग ऊपर इस हेतु से किया गया है. कि आप्ष सूत्रो 
और भाष्यों से छुओ दर्शनो मे आत्मा और मोक्ष के स्वरूप के विषय मे वैसा 
भेद नहीं देख पड़ता, जैसा आज काल माना जाता है। अद्वोत वेदात को विवर्तत- 
चाद इस लिये कहते हैं कि जड दृश्य जगत्‌ “अनात्मा? है, नित्य, शुचिं, सुखमय 
आत्मा का उल्टा विवर्त है अनित्य, अशुचि, दुःखमय है। तथा यह भी 
कारण हो सकता है कि, साख्य मे पुरुष अनेक ओर प्रकृति एक मानी है 
उस को उल्नग कर अह्ू तवाद में पुरुष, द्रष्टा, चितिशक्ति, चैतन्य, परमात्मा, 
एक, और प्रकृति अनेक, नाना, असख्य अर, भूत, ब्रह्माडादि रूप की कही है। 
साख्य दर्शन के सहगामी और परिपूरक योग दर्शन के उपलब्ध सूत्रों मे, 
अविद्या” का लक्षण ठीक वही किया है जो अकद्वोत वेदान्त मे | न्याय यूत्रों मे 
: आत्मा के जो लक्षण कहे हैं, वे अद्वेत से विरुद्ध नही हैं । इत्यादि | 


सब विद्याओं, शास्रों, ज्ञानो का समन्वय । 
तत्त्वतः स्वय॑ चेतनरूप हो कर भी, शरीरधारी, शरीर मे प्रविष्ट; होने से; 


पड “. दशन! पाया तो नई “आंख? पाया ' [ सम० 


[2] 


मनुष्य बहिर्समख अधिक, ओर अन्तर्मंख कम, हो रहा है; स्थूल भावों से, वाह्न 
पदार्थों से, अधिक परिचित है; उन्ही के द्वारा, सूकछ्म भावों, आन्तर मानस 
पदार्थों को समभता है; बहिःकरणो, इन्द्रियों, के सम्बन्धी शब्दों से, अन्तः/करण 
की बातो का अहण? करता है, उन को जानता पहिचानता है। 'अक्ष? शब्द के 
कई अर्थ हैं, एक अर्थ, “इन्द्रियः है, उसी से “प्रति-अक्षः बनता है; अक्नों मे भी 
अक्तिग, ओंख, इस वत्तंमान मन्वन्तर मे, श्रेष्ठ इन्द्रिय हो रही है; निकय्तम, 
निश्चिततम, समुझने बूकने जानने ( सम्बोधन, बोधन, ज्ञान ) को, 'देखना! 
कहते हैं; नयन, नेत्र, ( नेता, नायक ), लोचन, रास्ता दिखा कर आगे ले 
चलने वाला; 'सम-आलोचना? करने वाला, आगा-पीछा ऊँच-नीच गुण-दोष का 
आलोचन करने वाला, सुफल-दुष्फल को, कार्य-कारण को, अच्छी बुरी चाल के, 
देख भाल कर, अच्छा "मार्ग? दिखाने वाला, दर्शक, चक्ु, दर्शन? है । दर्शन! 
शब्द, सस्कृत मे, चक्तु का भी पर्याय है। सब शाज्रों के सार तत्त्व मर्म को 
जो दिखा दे, वह दर्शन? वा 'दर्शन शाज्रः । “दर्शन? पाया तो नई आँख पाया, 
जिस से सारी दुनिया का एक नया ही रूप देख पड़ने लगा, 'सर्वे प्रणवी-मव्ति'। 
ऊपर कहा कि जिस ने अपने को, ( आपा, आपणा, आत्तणा, आत्ता) 
आत्मा को, नही देखा, नहीं जाना, उस ने कुछ नही जाना, जिस ने श्रात्मा के 
सच्चे स्वरूप को ठीक ठीक 'पहिचाना? ( 'प्रत्यमिशान! किया ) उस ने सब कुछ 
देख लिया; 'एकेन विज्ञातेन सर्व॑विज्ञात भवतिः, सब शास्त्र, "मै? के लिये बने, 
'मै? किसी शाह्न के लिये नही बना; "मे? ही ने तो सब शास्त्रों को बनाया है, 
शास्त्रों ने 'मै? को नहीं बनाया है; “मै? ही सब शास्त्रों का सार है; उस "मैं 
को जो शास्त्र (दखाबै?, वही उत्तमोत्तम शास्त्र, गीता का गुह्मतम शात्त्र!, है 
अथवा, "मै? का बनाया शास्त्र मैं? को क्या दिखा सकता है! तो यों कहो हिं, 
जिस शास्त्र को 'मै? ने, अपना मुख स्वयं देखने के लिये बनाया है, जैसे मुकुर, 
दर्पण, ( दर्पण का पर्याय आन-दर्शः भी है ), बनाया जाता है, वहीं सर्व-श्ेष् 
सर्वाधिष्ठाता शात्त्र दर्शन है, सब का मर्म, हृदय, रहस्य, दिखाने वाला वही है| 
आत्मा ही, शरीर मे प्रविष्ट हो कर, अपने को शरीर मान कर, उस के हाथ 
समस्त 'दृश्यः मे, जगत्‌ ससार मे, प्रविष्ट, बद्ध, होता है| आत्मा ही, उस दर्श्य 


२. सबं० ] 'विज्ञानः -भी 'प्रशान! भी व्यय 


से, अपने को, द्रश को, अलग, अन्‍य, पहिचान कर, मुक्त होता हे । इन दोनो 
अवस्थाओं मे वह, जीवदू-बद्ध और जीवन-मुक्त, क्रमशः, होता है, और जीव, 
जीवात्मा, कहलाता है । इन दोनो को, अ्रविद्या-विद्या को, अपने भीतर रखने वाली 
अवस्था ( दशा, घाम, भाव, पद, पदार्थ, तत्व ) को, परमात्मा, ब्रह्म, पर्रह्म, 
सच्चिदानन्द-घन आदि-शब्दों से सूचित करते हैं। जीवन्मुक्त अवस्था मे, जीव को, 
“श्वए भी कहते हैं, अपने शरीर पर, बहिष्करण अन्तःकरण पर, उस को कुछ 
कुछ ईशिता वशिता हो जाती है, और क्रमशः आसपास के दृश्य! पर भी; 
'बद्धता? के भी, और 'मुक्तता! 'ईश्वरता? के मी, नीचे ऊँचे स्तर, ( पाठ, घाद, 
भूमि, काष्ठा, दर्ज, मजिल ), होते हैं, बन्ध मे, मनुष्य-पशु-मणि-पाषाण, अधघः- 
अधर-अधम, और मुक्तता मे, ऋषि-महर्षि-देवर्षि-दिकपाल-लोकपाल-महयभूता- 
घिकारी-देव -त्रिमूत्ति, ( उपरि ) उत्‌-उत्तर-उत्तम । ० 

समग्र सम्पूर्ण दर्शन वही है जो, बन्धनावस्था का, प्रवृत्ति दशा का, भी 
वर्णन करै और उस को सम्हालने के प्रकारका ज्ञानदे, और उस मे से निकलने के, 
निवृत्ति के, उपाय का भी वर्णन करै और श्ञान दे | आयुर्वेद, वैद्यक, चिकित्सा- 
शास्त्र को चतुव्यूंह कहा है, रोग फा रूप बतावै, रोग का हेतु भी कहे, रोग की 
निवृत्ति के उपाय भी, और आरोग्य अर्थात्‌ सच्ची स्वस्थता के रूप को भी जनावै। 
चुद्ध देव ने, इसी आशय से, अपने उपदेश के सार को भी चतुः-आरय-सत्यडात्मक 
फहा, दुःख, दुःख-हेत, दुःख-हान-उपाय, निर्वाण। यह सब वेदान्त-दर्शन के भावों 
का ही अनुवाद है, बध, अविद्या, विद्या, मोक्ष |# 

इस दृष्टि से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन शात्र के क्रोड में ऑक्रार 
मे, सभी शास्र आ जाते हैं, “अपरा? विद्या वा विज्ञान ('सायंस? ) भी, और 
परा? विद्या वा प्रज्ञान ( “मेट-फिजिक', 'सायंस आफ दी इन्‌-फिनिट? ) भी; 
अविद्यावस्था को सम्मालने, माजने, ( मार्जन करने वाले ), सुसस्कृत परिष्क्ृत 
करने वाले, च्रिवर्गात्मक अस्युदय अर्थात्‌ धर्म-अर्थ काम के साधने वाले, तीनो 


# इस विषय का विस्तार करने का यत्, मै ने, “दर्शन का प्रयोजनः नामक 
अन्थ में किया है। हे 


प्प्द्‌ संसार भी उद्धार भी [ सम 


शात्र, (जिन के अन्तःपतित अन्य सब “अपरा'-शास्र, 'सायसेज आफ़ 
दी फ़ाइनाइट? हैं ), तथा चतुर्थ वर्ग वा पुरुषार्थ निःश्रेयस का साधने वाला मोह- 
शास्त्र, परा“शात्र, भी। वर्णाश्रम धर्म द्वारा, स्वार्थ-परार्थात्मक सासारिक सुख भी, 
और पारमार्थिक सुख भी, प्रात्त करने का उपाय, दर्शन ही दिखाता है । इसी 
लिये, ब्रह्मविद्या, आत्मद्शन, अध्यात्मविद्या की इतनी महिमा कहा है; 
ध्रह्मविद्या सर्व-विद्या-प्रतिष्ठार, 'अध्यात्मविद्या विद्यानाः, 'एकेन विज्ञातेन सर्व 
विज्ञतं मवति! । 
शान के दो मुख्य विभाग ऊपर कहे; वि-शेषों का, 'विकृतियों? का, व्यश्ियों 

का, अधिमूत-अधिदेव-श्ञान, “वि-शानः; प्रकृति? का, सत्ता-सामान्य का, सर्व 
संग्राहक सामान्य नियमो का, समष्टियों का, समवायकारक, सब समवेत पदार्थ का, 
शान, 'प्र-शान!। सब श्ञानो, विद्याश्रों, शास्रों, दर्शन-मेदो का समन्वय, एक हिन्दी 
दोहे मे, किसी मार्मिक प्रार्मिक जानकार ने बहुत अच्छा किया है, विद्या? के 
पर्याय रूप से कला” शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, 

कछा बहत्तर पुरुष की ; वा मे दो सरदार ; 

एक जीव की जीविका, एक जीच उद्धार । 


मार्गों का समनन्‍्तय । 


कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग का भी ऐसा ही समन्वय होता है, जैसा 
तीन वादों का, अर्थात्‌ जीव की अवस्था के भेद से; और प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव 
के भेद से भी। यथा इच्छाप्रधान जीव को भक्ति और आरभवाद; क्रियाप्रघान 
को कर्म और परिणामवाद, और ज्ञानप्रधान को ज्ञान और विवर्त्तवाद; अधिक 
प्रिय भी और उपयोगी भी है। 

याद रहै कि यह सत्र कथन, विशेष्यात्‌?, 'प्राधान्यात्‌ ?, के ही भाव से है 
नअत्यन्तत:, 'एकान्तत? के भाव से नही, क्योकि तीनो, ( सत्त्वं, रज;, तम॥ 
जान, क्रिया, इच्छा ), सदा मिश्रित हैं; और मिश्रण मे, प्रत्येक की मात्राओं को 
कमी वेशी से, अनगिनत, अगणनीय, असंख्य भेद उत्पन्न होते हैं; पर सब भेद, 
उसी वैशेष्यात्‌ की दृष्टि से, तीन राशियों मे विभजनीय हैं। यथा, यद्यपि 


२, स्व ] भक्ति-अन्थ भी ज्ञान-अन्थ भी ष्प् 


भागवत भक्तिग्रन्थ कर के प्रसिद्ध है, पर उस की भी मार्मिक अतिम शिक्षा शान 
ही की है। 


वदन्ति ततूतत्तचिद्‌: तत्त्वे, यउ्ज्ञानमभद्दय॑, 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते | 
सबभूतेघु यः पश्येद्‌ भगवदूभावसआत्मनः, 
भूतानि भगवतिभात्सनि, असौ भागवतोचमः। ( भागवत ) 
अर्थात्‌ , 
मै ही एक, नहों दूजो, सब जग मेरो सपना रे--- 
याही कौ तो तत्व कहतु हैं सत के जाननवारे । 
यह हुजआागरी रहित, शून्य दुविधा सो, अह्यज्ञाना, 
यही ब्रह्म, याही परमातम, याही है भगवाना । 
जे भगवानहि को सब भूतन की सत्ता मे भावत, 
भौर सब कौ भगवानहि मे, ते ही भागवत कहावत । 
यीकाकारों ने लिखा है कि, उस परम तत्त्व को भक्त लोग “भगवान? शब्द 


से, योग-साधक जन परमात्मा? नाम से, और योग-सिद्ध पुरुष ब्रह्म! पद से 
कहते हैं । 


जैनो का जो सूत्र है, “सम्यगृदश्शन-जश्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग2?, ( उमास्वा- 

मिक्कत त्त्वार्थाधिगमसूत्र ), इस में भी सम्यगदशन का अर्थ शुभवासनात्मक 
भक्तिमार्ग, सम्यग॒ज्ञान का अथथ विशुद्धज्ञानात्मक श्ञानमार्ग, और सम्यक्चारित्र 
का अथ्थ सतकर्मात्मक कर्ममार्ग ही है। 

योगाशत्रयो सया प्रोक्ताः जृ्णां श्रेयो-विधित्सया; 

ज्ञानं कम च भक्तिश्च, न उपायोअ्न्योउल्ति कुत्रचित्‌ 

निरविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनास्‌इह कसंसु; 

तेपुअनिर्विण्णचितानां कर्सयोगस्तु कामिनाम्‌ ; 

थदच्छया सत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ , 

न निर्विण्णो नातिसक्तो, भक्तियोगोअ्स्य सिद्धिदः । ( भागवत ) 


ब््द तीन योग -- उपाय [सम० 


अग्नौ क्रियावतो देवो, हृदि देवो सनीषिणाम , 
प्रतिमासुअल्पबुद्धीनां, ज्ञानिनां सवेतः शिवः । 
शिवम्‌आत्मनि पद्यन्ति, प्रतिसासु न योगिनः; 
आत्मस्थं थे न पश्यन्ति, तीथें मार्ग न्ति ते शिवस्‌ । 
( शिव पुराण ) 
अवतारों मे, महात्माओं मे, विशेष कला से प्रादुभूंत 'मे? ने, परमात्मा ने, 
मनुष्यों की मलाई के लिये, तीन प्रकार के योग, उपाय, बताये हैं। जिन जीवों 
को संसार से निवेंद, वैराग्य, हो गया छे, जो प्रवृत्तिमार्गीय गाह॑स्थ्य के कर्मों का 
न्यास, सनन्‍्यास, करने के लिये तयार, परिपक्त, हैं, उन के लिये ज्ञान-योग | जो 
सांसारिक कामनाओं व्यवहारों और कर्मों से विरक्त नहीं, उन के लिये कर्म-योग। 
जो भ तो अति सक्त हैं, न अ्रति विरक्त हैं, जिन्‍्हों ने मेरी, 'मै? की, कथा इधर 
उधर कुछ सुनी है, और जिन के मन मे 'मे? की ओर कुछ भ्रद्धा उत्पन्न हो 
गयी है, उन के लिये भक्तियोग । 
सांसारिक कर्मों में रक्त के लिये देव “अ्रम्मिः है, / यथा, प्रत्यक्ष ही, अग्रेज 
आदि पश्चिमी जातियों का )। मर्नीषी हृदयालु रसिक भावुक भक्त जीव, “इष्ट 
देव? का हृदय? मे कल्पन भावन करते हैं | - अल्पबुद्धि बालक का देव “प्रतिमा? 
मे है। ज्ञानियों के लिये 'शिव? अर्थात्‌ 'सर्वशुभमय परमात्मा? सर्वत्र व्याप्त है। 
योगी जन, आत्मा मे, अपने मे, ही, शिव को देखते हैं, प्रतिमाओं मे नहीं। जो 
वालबुद्धि जन अभी इस काष्ठा को नहीं पहुँचे हैं, वे तीथों मे शिव को ढूँढते 
फिरते हैं । 
ऊपर कहा कि सभी दर्शनो के ऋषि-कृत ग्रन्थों ने आत्मा और मोक्ष का 
स्वरूप प्रायः एक सा कहा है | थोड़े विस्तार से यह एक बात इस स्थान पर कह 
देना चाहिये । जीव ओर जगत्‌ से मिन्‍न सर्वजगत्लष्टा ईश्वर है, यह वाद आधघु- 
निक न्यायवेशेषिक मे प्रसिद्ध है। तिस मे भी, जीव और मूल परमाणु अनादि 
ही हैं, ईश्वर के बनाये नहीं हैं। प्र आप सूत्र भाष्य आदि मे ऐसा नहीं देख 
पढ़ता । न्याय सूत्र मे जहाँ प्रमेय गिनाये हैं वहाँ आत्मा ही कह्य है, आत्मा से 
पृथक्‌ ईश्वर की चर्चा नहीं की है | चतुर्थ श्रध्याय मे, जहों “अपर आह” कर के 


२. सबे० ] क्रम से सीढी चढना पु 


प्रावादुकों के प्रवादों की चर्चा की है, वहाँ, ईश्वर के कारखत्व का भी एक वाद है, ऐसा 
कह दिया है। निष्कर्ष यह कि प्राचीन सूत्रों और भाष्यों मे, सभी दर्शनों मे आत्मा? 
ही प्राधान्येन आता है, और उन ग्रंथों मे विरोध प्रायः नहीं देख पढ़ता है। 
प्रत्युत, क्रमशः विचार की और ज्ञान की सद्ठमता की इंद्धि,सोपान-आरोह-क्रमेण, 
देख पढ़ती है| अर्थात्‌ सर्वव्यापिनी चेतना ही सब ससार की अ्रधिष्ठानकारण भी, 
उपादानऊारण भी, निमित्तकारण भी, सहकारिकारण भी, सभी कुछ है, यही “वेद 
के अन्तः मे विदान्तः का, निर्णय है। आधुनिको ने जो परस्पर खण्डन पर ही 
ध्यान दिया है, मस्डन पर नहीं, इस का , हेतु, कलियुगोचित कलहप्रकृति ही 
समभना चाहिये । अंततः आत्मा में सब्र का पर्यंवसान हो जाता है। 
यथा, आज काल, पूर्वमीमाता और उत्तरमीमासा का, कर्मकाड और 

शानकाड का, घोर विरोध ही विरोध पुकारा जाता है। पर पूर्वमीमासा के मूल 
अन्थ जैमिनियूत्न और शात्रर भाष्य मे, पहिला ही सूत्र और भाष्य यह है, “अथातो 
धर्म-जिशासा । धर्मो हि निःश्रेयसेन पुरुष सयुनक्तीति प्रतिजानीमहे |? “अब धर्म 
की जिज्ञासा की जाती है, जिस धर्म के विषय मे हमारी यह प्रतिज्ञा है कि वह पुरुष 
को निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष देता है।? जो ही पदार्थ, विविध दर्शनों मे, अपुनरादत्ति 
निःश्रेयस, अपवर्ग, केवल्य, निर्वाण, आत्यंतिक दुःखनिद्वत्ति, स्वरूपप्रतिष्ठा 
स्वःपद, इत्यादि विविध नामो से कहा है । 

यदा भूतप्रथग॒भावसएकस्थम्‌अजुपश्यति, 

तत एव च॒ विस्तार, ब्रह्म सम्पयत्ते तदा | 

यस्मिन्‌ स्व, यतः सब, यः स्व, स्त्तश्न यः, 

यश्व सर्वसयो नित्य॑, तस्मे सर्वात्मने नसः । 

महाभूतों के असंख्य रूपों को, सत्र को, जब्र एक आत्मा के भीतर प्रवेश 

करते हुए, वा प्रविष्ट, देखता है; श्रौर उसी एक आत्मा से सत्र असंख्य अनेकों 
का विस्तार होते हुए, वा हुआ, देखता है, तब जीव का ब्रह्म श्रथांत्‌ ज्ञान सम्पन्न 
सम्पूर्ण हो जाता है, और वह जीव स्वय ब्रह्म रूप सम्पन्न हो जाता है। पहिला 
अ्रश, देखने का, विशान है; दूसरा, म्रजान | सब्र संसार उसी मे, उसी से, वही, 
है । उसी को ममस्कार है । 


९० सब वेदों? मे 'मे! ही वेदनीय [ सम० 


सर्चेंषु वेदेषु अदमएव वेच्यः, वेदान्तकृद वेद॒विदूएच चाह । 
३४४ अहस्‌ ब्रह्मास्मि | सच खल्लु इ॒दं बरद्य | 35% । 
सब वेदों द्वारा, अहं?, मै? ही वेदनीय है; में? हो वेद वेदान्त का बनाने 
वाला भी जानने वाला भी है; 'ै? ही ब्रह्म है, में ही यह सब्र है | 
इन मार्गों, वादो, दर्शनों, उपासनाश्रों के अन्तर्गत अनन्त भेद हैं, किन्तु सब? 
के उपास्यों मे तत््ततः एक ही परमात्मा अनुस्यूत है, इस बात की याद बनाये रक्खे, 
तो समों से आत्मा का उत्कर्ष क्रमशः प्राप्त हो सकता है | यही सब का समन्वय है। 
आत्मैव देवताः सर्वा), स्वेमरभात्मनिभवस्थितम्‌ | ( मनु ) 
यस्मिन्‌इदं, यतशचइदं, येनइद्‌, य दर्द स्वयम्‌, 
योञ्स्मातपरस्मात्‌ व परः,-तं॑ प्रपश्े स्वर्यकुवम्‌ | ( भागवत ) 
आत्मा ही सब देवता है; सब कुछ आत्मा मे, "मे? मे, है; प्रत्यक्ष ही, यदि 
मै! नही, तो कुछ भी नही । 
ईरान देश के वेदान्ती सूफी हाफ़िज ने भी यह पहिचाना है। 
सालूहा दिल तलबे जामि जम्‌ भज़ू मा भी कदें; 
उन्चे खुद दाश्त, ज़ि बेगाना तमन्‍ना भी कर्द । ( हाफ़िज्ञ ) 
हमा भन्‍्द्र ऊस्त, हसा भज़ानि ऊस्त, 
हमा बराए ऊस्त, हमा अज़्‌ ऊस्त; 
हमा ब ऊस्त, हमा ऊर्त । ( सूफी 2 
बरसों तक मेरा दिल, दूसरों से उस चीज को मॉगता रहा, जो ,खुद उस के 
पास हमेशा मौजूद थी। सभी तो उस के भीतर है, उस के लिये है, उसी से है, 
उसी मे से है, वही हे, और वह 'इस! “उस? सब से परे भी है। 
पनुष्य-मेदों का समन्वय । 
सनातन-बैदिक-आर्य-बौद्ध मानव धर्म में अध्यात्मशात्र के बल से, चार 


विशेष प्रकृतियों, स्वभावों, के अनुसार, मनुष्यों का, चार वर्णों में वर्गीकरण 
कर के, सब आचार विचारों का भी समन्वय किया है। इस विपय में कहने को 


२. सर्व० ] “वर्ण? का अर्थ ९१ 


तो बहुत है, पर शक्ति मेरे पास कम है, इस लिये, तथा स्थान और समय के 
विचार से भी, दिगदर्शन रूप से कुछ उद्देश-मात्र कहूँगा | 
वर्ण शब्द का अश्रथ यदि रग समझा जाय ( आइयणोति, जो छाये रहता है, 

वह वर्ण ) तो प्रृथ्वी पर इस समय प्रत्यक्ष चार रग की चार मुख्य जातियाँ 
'मनुष्यों की मिलती हैं । श्रफगानिस्तान, ईरान, सरकाशिया, जाजिया, यूरोप, 
उत्तर जापान, अ्रमेरिका आदि मे श्वेत | अमेरिका के कुछ भागों में लुप्तम्राय 
रक्त श्रथवा ताम्र वर्ण | चीन, जापान, बर्मा, स्याम, तिब्बत आदि में पीत । 
आफ्रिका में कृष्ण। भारतवर्ष मे काश्मीर मे श्वेत, राजस्थान मे कुछ कुछ 
ताम्रवर्ण, बहुतेरे प्रान्तों में भूरे, गोहूं के रंग के, अथवा पीले, तथा काले | 
चातुर्व॑ण्य की दृष्टि से इन का समन्वय पुराण के श्लोक में किया हे, 

ब्राह्मणानां सितो वर्ण, क्षत्रियाणां तु छोहितः, 

चैद्यानां पीतकदचैच, शूद्राणाम्‌असितस्तथा । 

( म० भा० झान्ति० अ० १८६ ) 
ब्राह्मणो का रद्भ सफेद, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला, शुद्वों का काला। 
पच्छिम देशों के शिष्टतमम्मन्य सम्यतमम्मन्य लोग, भ्रातृभाव, और लोक- 

तत्रवाद और समाजवाद-साम्यवाद ( 'ह्ा,मन ब्रदरहुड” और “डिमाक्रेती! और 
'सोशलिज्म-कम्यूनिज्म! ) का डिंडिम करते हुए भी, अपने देशो मे, तथा दूसरों 
से छीन कर अपनाये और बसाये हुए देशों मे, यथा यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रे- 
लिया, साउथ आफ्रिका, आदि मे, पीले, भूरे, और काले आदमियो को रहने 
देना ही नही चाहते। ताम्र वा रक्त मनुष्यो के वश का तो इन पश्चिमी श्वेतों ने, 
अमेरिका मे, हत्या से प्रायः उच्छेद ही कर दिया है । भारतवर्ष के हिन्दू आदमी, 
छूआछूत की “अति की डुबुंद्धि से अस्त हो कर भी, यह नही कहते कि दूसरी जाति 
या दूसरे वर्ण के आदमी इस देश से निकाल दिये जायें। आपस मे लड़ते 
भगढ़ते हुए भी किसी तरह परस्पर निर्वाह कर हीं रहे हैं । 
गुण-कर्म की दृष्टि से, साख्य के शब्दों मे, मनुष्यमेदों का समन्वय यह है, 
सदूगुणो ब्राह्मणों वर्ण, क्षत्रियस्तु रजोगुणः, * 
तमोगुणस्तथा वैश्य, गुणसास्यात्त शुद्धता । (भविष्य पुराण ३-४-२३) 


९२ नाम कैसे दिये जाते हैं [ सम० 


बाह्मणों का गुण सत्त्व, ज्षत्रियों का रजसू , वैश्यों का तमस्‌; तीनो गुणों. 
की मात्रा समान-प्राय, तुल्य-प्राय, होने से शूद्र। “प्राय” इस लिये,| कि नितान्त 
साम्य से तो प्रलयावस्था, निद्रावस्था, ही, हो जाय । हे 
इस जगह यह याद रखना चाहिये कि, इस श्लोक का यह अ्रथ नहीं है कि कोई 
एक वर्य केवल एक ही गुण का बना है और उस मे दूसरे गुण हैं ही नहीं; 
ऐसा नहीं; किठु केवल प्राधान्य उस एक गुण का उस मे है; इतना ही श्रथ है। 
ब्रह्मसूत्र ही है, 
वैशेष्यात्‌ तु तह्दादस्तद्वादः 
जो लक्षण जिस में विशेष रूप से देख पड़े, उसी के अनुसार उस का नाम 
घुकारा जाता है | यथा शिव-पार्वती तमोमय; विष्णु-सरस्वती सत्वमय, ब्रह्मा-लक्ष्मी 
रजोमय हैं, ऐसा पुराणो का संकेत है | अन्यथा 'सर्व सर्वत्र सर्वदा |? 
और 
न तदूअस्ति प्रथिव्यां वा, दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्व॑ प्रकृति-जैर मुक्त यत््‌ स्थादृएमिखिमिशुंणेः । ( गीता ) 
तथा खांख्यकारिका भी, 
भनन्‍योअडन्य-अभिभव-डभ्रय-मिशुन-जनन-वृत्तयद्नच ग्रुणाः 
तीनो गुण सर्वथा सवंदा सर्वत्र एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, अलग हो 
ही नहीं सकते | पर हॉ, एक समय एक स्थान में एक प्रबल होता है, दूसरे दो 
दबे रहते हैं । और इसी आध्यात्मिक हेतु से 'कर्मणा वर्ण:” और वर्ण-परिवर्ततन 
सिद्ध होता है। वायु पुराण, पूर्वाप, अ० ८, में स्पष्ट कहा है कि पूर्वकाल मे, 
अप्रश्ृत्तिः झृतयुगे कणों: पुण्य-पापयो३, 
वर्णाश्रसव्यवस्थाइच न तदाअसन्‌ न संकरः । 
कृतथुग सत्ययुग में न पुण्य था न पाप था, न वर्ण और आश्रम की 
व्यवस्था थी, न संकर जातियॉँ थीं | तथा महाभारत मे, 
न विशेषो5स्ति वर्णानां, सर्वे ब्राह्मसइ्दं जगत्‌, 
ब्रद्मणा पूव॑सष्टं हिं, कममिचेणतां गतस्‌ । 


२. सर्व० ] जन्म से सभी शुद्ध सभी ब्राह्मण ९३ 


सभी ब्रह्म का बनाया हुआ है, इस लिये सभी जगत्‌ ब्राह्म है, वर्णो 
में कोई आत्यतिक विशेष अर्थात्‌ भेद नही है, ब्रह्मा ने सब्र मनुष्यों को आदि में 
व्राह्म वा ब्राह्मण ही बनाया, पर क्रमशः कर्मस्ेद से वर्ण-मेद हुआ | 

यही कथा दूसरे प्रकार से यों कही है कि, 


जन्मना जायते शूद, संस्कारादू द्विज उच्यते । 
सभी मनुष्य पैदा होते हैं शूद्र, पर मिन्‍न मिन्‍न सस्कार से मिन्‍न मिन्‍न 
प्रक्तार के द्विज, ब्राह्मण, वा ज्चत्रिय, वा वैश्य, हो जाते हैं। मतलब यह कि 
पैदाइश से सब एक से होते हैं, चाहे सब को ब्राह्म अथवा ब्राह्मण कहो, चाहे 
सब को शुद्ध कहो । कर्म से, संस्कार से, प्रथक्‌ प्ृथक्‌ नाम पीछे से पडते हैं । 


भनुष्यों के भेदों का, वर्णों वर्गों दलों राशियों पेशों रोजगारों का, सर्वोत्तम 
समन्वय, एक रूपक के द्वारा, ऋगुवेद मे, प्राचीन ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मदर्शी, प्रजावत्सल, 
ऋषियों ने किया है। सब मानवों, मनुष्यो, मनुजों के हित के लिये, धर्म-कर्म के विभाग 
द्वार, अधिकार-करत्त॑व्य के बंटवारे से, काम-दाम को बाठ कर, सब सामाजिक ओर 
वैयक्तिक जीवन के व्यवहार को सरल सुकर बनाने के लिये, ईर्ष्या-मत्सर-लोभ 
आदि से उत्पन्न हू ष-द्रोह-सघर्ष-युद्ध को कम करने ओर परस्पर संतोष और 
प्रीति को बढ़ाने की दृष्टि से, इन का समन्वय ऐसा घनिष्ठ किया है कि इन को, 
मुख,बाहु, ऊरु-उदर, पाद की उपमा से, अगागी बताया है, एक ही समाज-शरीर के 
चार अविच्छेद्य अवयव कहा है | जिस के स्थान मे आजकाल 'छूओ मत? 'छूओ 
मत” की भरमार मची है | इस आफत का मूल कारण अहकार से जनित दंभ है। 
कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चद्रोदय नाटक मे इन्हीं नाम के पात्रों के, अर्थात्‌ अहकार और 
उस के पौन्र दम के, परस्पर वार्तालाप मे, इस का चित्र खींच कर दिखाया है। 
नाटक को लिखे प्रायः नौ सौ वर्ष हो गये । दम कहता है अहकार से, 
सदनमउपणगतो<5हं पृवेसअस्मोजयोने; सपदि सुनिभिरउच्चेरणासनेघुउव्छ्ितेषु, 
सध्पथमअनुनीय #ह्णा, गोमय-भस्स+परिस्तजित-निज-ऊरौभाझु सवेशितो 5स्मि। 

'ुछ दिन हुए, मै अपना दर्शन, ब्रह्मा को देने के लिये, उन के घर पर 


५. प 


गया | वहा जोमुनि लोग बेठे थे, वे मुझे: देखते ही घबरा कर सहसा अपने ऊँचे 


९४ दम्म और अहंकार [ सम० 


आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए, ओर मुझे; उन पर बैठने को कहने लगे | पर 
मै ने उन के छूए. हुए, अपवित्र, आसनो पर बैठने से नाक सिकोड़ा | तब ब्रह्मा 
ने जल्दी से, अपनी एक जाँघ को गोबर से लीप कर पवित्र किया, और, शपथ 
के साथ 'मेरी कसम आप को, आप इसी जॉध पर जरूर बैठियेग, ऐसा मेरा 
अनुनय विनय कर के, मुझ को मनाय के, अपनी जॉधघ पर त्रिठाया? | हिन्दू समाज 
की बुद्धि की आज काल यह दुर्दशा हो रही है कि, जो मनुष्य चाहता है कि यह 
बौद्ध-सनातन-आर्य-मानव-वैदिक धर्म फूले फले और फैले, और समस्त प्रथ्वी 
तल के सच्च मनुष्य इस की छाया के नीचे आवे और विश्राम पावे, वह नास्तिक, 
अश्रद्धालु, सभा-बाह्य, असम्य, धर्मद्रोही समझा जाता है; और जो चाहता है 
कि यह समस्त-मानवधर्म, पिडीभूत हो कर, एक उसी के शरीर मे घुसा रहे और 
जीण शीर्ण हो जाय, और वही, अथवा उस का कुल ही, अथवा बहुत उदारभाव 
उमड़ा तो उस की अवान्तर जाति के लोग ही, एतद्धर्मयुक्त धार्मिक अथवा हिन्दू 
समझे जायें--ऐसा मनुष्य श्रद्धालु, आस्तिक, धर्मनेता, धर्मधुरंघर, धर्मालकार 
धर्मध्वज, धर्मोद्धारक, धर्ममार्तेड , धर्मावतार समझा जाता है | 

यहाँ तक दुर्जुद्धि बढ़ी है कि कविता के रूपक और उपमा को रूपक और 
उपमा नहीं समझते, किठु अक्षरशः ठीक मानने लगे हैं। वेद में सुन्द्र, 
ओजस्वी, गुर, सारगर्भ शब्दों मे मनुष्यममाज का रूपक बॉधा है | इस 
समाज के शरीर में सत्वप्रधान मनुष्य मुखस्थानीय है--ब्राह्मणो5स्‍्य मुख- 
मासीत्‌। तथा रजःप्रधान क्रियाप्रधान जीव बाहुस्थानीय है--शाहू राजन्यः 
कृत । तथा तमश्प्रधान इच्छाप्रधान जीव ऊरुस्थानीय है---ऊरू तदस्य यद्‌ 
वेश्यः | और अ्रनभिव्यक्त बुद्धि वाले जीव, जिन्हीं मे से अन्य सत्र जीव क्रमशः 
विकसित होते हैं, पादस्थानीय हैं---पद्मभ्यां शुद्रोड्जायत; प्रत्यक्ष ही सब शरीर का 
बोभ पैरों के ऊपर रहता है। यही अ्रथ॑ महाभारत में भीष्मस्तवराज के एक 
श्लोक में कहा है 

प्रह्म वकन्नं, भुजो क्षत्नं, कृत्स्नमूऊरूदर्र विशः, 
पादौ यस्यअश्निताः शूद्गाः, तस्मे वर्णात्मने नमः । 
वर्णात्मक समाज विष्णुरूप है, उस के ये चार पेशे वाले वर्ण, शिर, भ्ुजा, धड़, 


२* से ] “हज़ार सिर, पेर, ओँख, नाक? का श्र्थ ९५ 


और पैर हैँ---यह सीधा सादा रूपक है । ध्यान देने की भात है कि वेद की ऋचा 
में मी, और महाभारत के श्लोक में भी, यह नहीं कहा है कि ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वैश्य, मुख-बाहु-ऊरूदर से उत्पन्न हुए, किन्तु यह कहा है कि मुख-बाहु-ऊरूदर 
थे, अर्थात्‌ तद्वत्‌, तत्स्थानीय, थे । ऐसे ही पुरुषयूक्त के दूसरे श्लोकों का भी 
अर्थ सीधा सीधा है; यथा, 
सहसख्रशीषां पुरुपः सहस्राक्ष:ः सहख्नपात्‌ । 

इस महासभा मे, इस समय, बहुसख्यक त्ली पुरुष एकत्र हैं। प्रत्यक्ष ही यह 
जनसमुदाय सहसशीर्षा है, सहलाज्ष है, सहलपात्‌ है। अध्यात्मदृष्टि से समस्त 
जगत्‌ परमात्मा का शरीर है, और सब्र जीव उस एक महाविराद्‌ शरीर के अग- 
रूप हैं ही । पर नहीं, सीधे सादे अर्थ मे रस नही; इस लिये तरह तरह के अनर्थ 
किये गये । ब्रह्मदेव बड़े बूढे लम्बे वाल और दाढ़ी वाले चार मुँह के पितामह 
हैं, ओर उन के मुँह से ( किस मुँह से यह ठीक पता नहीं लगता ) ब्राह्मण कूदे, 
बॉह से क्षत्रिय निकल पडे, जॉध से वैश्य पैदा हो गये, पैर से शूद्ध । इस वास्ते 
ये चार अलग अलग जाति के जन्ठ हैं, जैसे बैल, घोड़े, हाथी, ओर ऊँट | 

पुराणों मे, महाभारत मे, दूसरे अन्‍्थों मे, बहुशः लिखा है कि 'ह्मा? 
शब्द से वही पदार्थ लिया जाता है जिस को साख्य में महत्‌?, 'बुद्धि!, महान: 
आत्मा” आदि शब्दों से कहते हैं। वासुदेव, प्रद्युम्न, सकर्षण, अनिरुद्ध, इस 
चतुब्यूंह का भी श्र्थ वही साख्य वेदान्त का अन्तःकरण-चतुष्टय है, अर्थात्‌ चित्त, 
(अथवा जीव ), बुद्धि, अहंकार, मन | एवं शैवतत्र मे जो सद्योजात, अधघोर, 
वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, पच ब्रह्म कहे हैं, वह भी यही चार और परमात्मा हैं । 
कहीं पञ्च ब्रह्म को पच महाभूत-स्वरूप भी बताया है। रूपकों मे लिखने कहने 
समभाने का हेतु यह है कि, जिन की बुद्धि अन्तर्मुख नहीं है, वहिमंख ही है, 
उन को तरह तरह के आकारों से समुझा बुका कर धीरे धीरे श्रन्तमुंख किया 
जाय, साकार उपासना से क्रमशः निराकार दर्शन की ओर फेरा जाय | यह तो 
था प्राचीन आप अंथकारों और सम्प्रदायों के प्रवर्त्तकों का उद्देश्य । साख्य 
योग दर्शन के ही शब्दों का अनुवाद, सब शैव, शाक्त, बैप्णब आदि तत्नों, 
सम्रदायों, पंथों ने, उपासकों की प्रकृति के अनुसार, ( उत्तम नहीं ) मध्यम 


९६ आत्म-विद्या बिना निस्तार नहीं [ सम० 


सात्विक, वा राजस, वा तामस रूपों से किया है | पर अक्षर को पकड़ने से, और 
तात्विक अर्थ को भुला देने से, भारी दोष पैदा हो गये हैं | उन प्राचीन अथों 
को ठीक ठीक पहिचानने से ही विरोध-परिहार हो कर सब बातों का उचित रूप 
से समन्वय हो सकता है। और यह संशोधन और सुधार, विना अध्यात्मशाल्न 
के नही हो सकता, क्‍योंकि उसी की नीव पर यह समग्र मानवधर्म और वर्णा- 
श्रमात्मक समाज-निर्माण प्रतिष्ठित है। यदि, वेद पुराण आदि में कहे रूपकों 
को रूपक न मान कर, अक्षरशः ठीक वस्तु-निर्देश ही मानना चाहिये, तो उपरि 
उक्त कृष्ण मिश्र के श्लोक को भी दम्म? के चित्रण का रूपक न मान कर, 
अक्षरशः सत्य तथ्य क्यों न माना जाय १ तथा सभी कवियों की सभी उत््रेन्षाएँ ? 
वेद, पुराण, इतिहास आदि मे कहे रूपकों के तात्तिक मार्मिक अर्थ को दर्शन? के, 
आत्मविद्या के, सिद्धान्त ही “दिखाते? हैं। 


अध्यात्म झात्र की आधुनिक दुर्गति । 


बड़े खेद का स्थान है कि, इस अध्यात्मविद्या की ओर, ठीक ठीक ध्यान 
आजकाल बहुत कम दिया जाता है। काशी मे बढ़ा सम्मेलन, हिन्दू महासभा 
का, (सवत्‌ १९८० में ), हुआ था | सभापति की आश्ञानुसार, मुझ को इस विषय 
पर कुछ कहना पड़ा, कि मानवधर्म और हिंदू समाज का जो संकोच और हांस 
हो रहा है, उस को किस प्रकार से रोकना चाहिये | मै ने यही कहने का यत्न किया 
कि, जिस अध्यात्मशात्र और आत्मज्ञान के बल से प्राचीन ऋषियों ने धर्मशाक्ल 
के आदिम ग्रंथ, सूत्र, स्मृति आदि, स्वे, उसी बल से अब उन ग्रन्थों में विद्वानों 
को, देश-काल-निमित्त-के अनुसार, घटाव बढ़ाव करना चाहिये; क्योंकि त्रिना ऐसा 
किये, हिदूसमाज का श्रधःपात नहीं रुकैगा, और उस की उन्नति नही होगी | एक 
अच्छे इद्ध विद्वान्‌ पडित ने, सच्चे हृदय से, उठ कर कहा कि आप उचित कहते 
होंगे, पर हम तो ठीक नहीं जानते कि आत्मा किस को कहते हैं, “हमारा हृदय 
दुर्वल है, और इस से हम तो उन पुराने लिखे हुए अक्षरों ही को देखते हैं, 
ओर उन्ही का अर्थ लगाते हैं, और उन्हीं के अनुसार चलना चाहते हैं ।! मुझे 
भारी दुःख हुआ; में ने समझाने का बहुत यत्ञ किया, कि श्राप जो प्राचौल 


२. सवे० ] बुद्धि नही है?, यह भी बुद्धि ही है ९७ 


अक्तरों का अर्थ करते हो यह भी तो आत्मत्॒ल ही से | “व्याख्या चुद्धिबलापेन्षा”?; 
बिना अपने ऊपर विश्वास किये, कि में जो अर्थ कर रहा हूँ वह ठीक है, आप 
श्र्थ भी तो नहीं कर सकते; आप का यह कहना कि मुझ को तो ज्ञान नही, शक्ति 
नहीं, मै अ्रपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करूँगा, दूसरे की बुद्धि अधिक श्रद्धेय है-- 
यह भी तो आप ही की बुद्धि निर्थय करती है । 

न जुद्धिरस्तीत्यपि बुद्धिसाध्यं; 

बुद्धेः प्रसुत्व॑ न कदा5पि बाध्य | 

खंडन च विचारस्य विचारेणैव साध्यते । 

बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि नही चलती--यह निर्णय भी बुद्धि ही करती है | 
विचार व्यर्थ है, अशुद्ध है, निष्प्रयोजन है, अनुपयोगी है--यह भी विचार ही 
है। याशवल्क्य के उसी एक श्लोक का अर्थ, मिताक्षराकार ने कुछ किया है, 
और जीमूतवाहन ने कुछ और ही किया है, जिस से उत्तर मारत में दायभाग का 
प्रकार दूसरा है, और बड्स्‍ाल मे त्रिलकुल वूसरा हो गया | तो व्याख्या करना भी 
बिना आत्मत्रल के नही हो सकता । जिस बल से व्याख्या की जाती है, उसी बल 
से नया धर्म बनाया जा सकता है; बल्कि यह कहना चाहिये कि, समय समय पर, 
अपने प्रयोजन के अनुसार नयी व्याख्या के व्याज से, लोग धर्म को बदलते 
ही रहे हैं। अपनी बुद्धि के, अपने आत्मा के, पार, तो किसी प्रकार से मनुष्य 
जा ही नहीं सकता | बीस, या दस, या पाच हजार बरस पहिले, वसिष्ठ, पराशर, 
वेदव्यास, याशवल्क्य के समय मे, परमात्मा था, अब मर गया, यह तो आप भी 
नहीं कहोंगे; श्रथवा, तब भारतवर्ष मे |आ गया था और श्रव दूर चला 
गया, यह भी आप स्थात्‌ कहने का उत्साह न करोंगे। फिर अपने ऊपर 
क्यों इतनी अश्रद्धा! और, यदि आप को अपने ऊपर इतनी अनास्था 
है कि हम तो आत्मा को नहीं ही जानते और न जान सकते हैं, तो 
फिर किस बल से आप धर्मव्यवस्थापक्र बन सकते हो? पदे पदे तो 
इन प्राचीन अ्रथों में कहा है कि, जो अध्यात्मज्ञान रखता है, वही धर्म के 
विषय में बोलने का अधिकारी हे। “एको वाड्च्यात्मवित्तम:” इत्यादि मनु 
यानवल्क्य प्रभ्ृति के वचन प्रसिद्धहें। हिम्मत बाधिये, अपने ऊपर विश्वास कीजिये, 
छ 


९८ आत्म पर श्रद्धा कीजिये [ सम० 


आप के भीतर आत्मा बैठा है, इस पर निश्चय लाइये, उस आत्मा का सच्चे मन 
से आवाहन कीजिये; उस का बल आप को अवश्य मिलेगा, और सच ज्ञान, 
सर्व लोक-हित-बुद्धि-मय, आप के हृदय मे उदय होगा। तभी आप अपना भी और 
दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे । जब आप ही को अपने.आत्मा पर सच्ची श्रद्धा 
नही है, तो दूसरे आप पर कैसे श्रद्धा करेगे ! और कुछ न बने तो, खैर, व्याख्या 
ही कर के समयोपयोगी नये रास्ते चलाइये |? 
यह सब कहने सुनने का यत्ञ मे ने किया, पर पंडित-समाज पर इस सब का 
कुछ असर हुआ या नहीं, इस मे बहुत सन्देह ही मेरे मन मे रह गया। में तो 
समभता हूँ कि कुछ नही हुआ; पर एक बात से मुझे आशा हुई कि स्यात्‌ कुछ 
हुआ; समा-विसर्जन के पीछे एक सज्जन मेरे घर पर आये, ओर उन्हो ने मुझ से 
कहा कि (तम्हारे विषय मे लोगों के ना-समभ्की बाते कहने से, मुझ को, भूल हो 
गई थी, में समझने लगा था कि तुम इस प्राचीन धर्म में श्रद्धा नही रखते हो; 
सो अरब मुझे निश्चय हुआ कि ऐसा नहीं है, ठम ही सच्ची श्रद्धा करते हो, और ये 
लोग जो तुम्हारी निदा करते हैं वे ही उस धर्म मे सच्ची श्रद्धा नही करते और 
उसका ह्वास कर रहे हैं।? मुझे यह सुन कर बडा भारी सतोष हुआ; वें सज्जन और 
मै गले गले मिले; और में उन का सदा के लिये कृतज्ञ रहूँगा | विशेष कारण 
यह है कि उन सजन ने, सभा मे, पहिले, मेरा व्यक्तिगत विरोध बहुत किया 
था। पर उन के चित्त की सात्विकता देख कर मुझे भारी आशा हुई है कि और 
लोग भी चेतँगे; निष्पक्ष विचार कर के, गुण दोष की, समीक्षा परीक्षा कर के, 
यदि अपना मत आआन्‍्त अपने को जान पड़े, तो अपनी भूल को स्वीकार 
कर लेना--यह सरल-हृदयता, सात्विकता, निरहंकारिता, भविष्पुता, श्रद्धेयता का 
प्रथम लक्षण है। 'स्वार्थेषु को मत्सर?। में तो उन्हीं के सच्चे हित की बात 
कहता हूँ | 
यह भी एक उत्तम प्रकार है कि, प्राचीन लेख को यह न कहना कि अत्र 

यह बेकाम है, इस को हणा दो, इस के स्थान पर यह दूसरा नियम बना दो--जैसा 
पाश्चात्य देशों का आधुनिक प्रकार कानून बनाने का है। चल्कि यह कहना 
कि इस श्लोक का, इस सूत्र का, इस नयी अ्रवस्था मे, इस इस हेतु से, यह नया 


२. सर्व० ] आप आये वनिये, सब को आर्य बनाइये ९९ 


ञआर्थ करना ही ठीक है। इस प्रकार से प्राचीन बड्धों का आदर भी सूचित होता 
है, समाज-परपरा का उच्छेद भी नहीं होता है, ओर व्यवहार भी सघता है | 
'कगुध्व विश्वमझार्यमः--यह वेद की आज्ञा है; सारे मनुष्य संसार को, विश्व- 
मात्र को, आर्य बनाओ | इस के अनुसार, पुराकाल मे कितनी ही जात्य जातियों, 
' आयंशालीनता के भीतर ला कर, चातुर्वेण्यात्मक समाजब्यूह मे यथास्थान रख 
दी गई । ब्ात्यस्तोम आदि संस्कार इसी काम के लिये बनाये गये थे। «ातेः 
गच्छुन्ति, ब्रातेन ( दैनदिनेन लामेन ) जीवन्ति, शुद्धयर्थ त्रतमहेन्ति, इति ब्रात्याः?, 
जो क्रुड के कुंड फिरते ही रहे, कही स्थिर रूप से टिके नही, जैसे आजकाल भी कजर 
आदि, और रोज रोज की कमाई से, जंगली शिकार आदि से, वा मिहनत मजदूरी 
के दाम से, जीवन का निर्वाह करें, और जो इस योग्य हैं कि इन कोतत कराये जायें, 
नियम पालन के ब्रत बताये जायें और मनवाये जायें, और इस प्रकार से उन का आच- 
रण, आये और शुद्ध कराया जाय, वे आ्ात्य', आजकाल की अग्नेजी माषा मे 'नोमा- 
डज, 'डे-लेबरसे, 'वेज-वर्कस! | कोई लोग ऐसी भी व्युत्पत्ति निकालते हैं कि, आातात्‌, 
समूहात्‌ , शिश्समाजात्‌ च्युताः इति!| दूसरी ओर, 'शालाठु वसति, शालिमिर्जी- 
वन्ति,सदाचारै; शालते, इति शालीनाः?; स्थिर रूप से, शालाओओं मे, मकानों मे, चस्ती 
मे, बसे, खेती के अन्न से, शालि चावलसे, जीवन का निर्वाह करे, सदाचार से, शिक्षि- 
तता से, शिष्टता से, सभायोग्यता से, सभ्यता से, विराजे, वें लोग 'शोलीनः, आर्य! | 
ब्रात्य लोग शालीन आर्य किये जाते थे, शिक्षा के द्वारा, क्रशः | यह क्रमशः 
शब्द याद रखने का है। “अर्यः स्वामिवैश्ययोः? ( पाणिनि ), अर्य! शब्द का श्रर्थ 
स्वामी औ्रैर वैश्य; उसी का रूपान्तर, आये?; 'विशन्ति भूमौ इति विशः?, जो भूमि पर, 
शाला बना कर, शालि रोप कर, बैठ जाय॑, प्रतिष्ठित स्थिर हो जायें, वे 'विशः; 
उसी का रूपान्तर वैश्य” “दो विशौ, वैश्य-मनुजौ” ऐसा अमर कोष में कहा है । 
वेदों मे, पुराणों मे, ( विद विश्‌ ) विशः, मनुष्य मात्र के अर्थ मे कहा है, 
(विशापतिः'; आदि काल में, यथा अब भी आमो मे, सब मनुष्य सब्र काम कर 
लिया करते थे, ओर वर्णों, रोजगारों, का पार्थक्य अस्पष्ट था, तब सभी मनुष्य, 
एक ही नाम से, विश, कहे जाते थे। गाँव मे, प्रत्येक कुठुम्ब, अपना अन्न, 
दूध, दही, भी पैदा कर लेता है, भेढ़ बकरी के ऊन से और कपास से अपने 


१०० वर्ण-परिवत्तन क्रमश», इसी जन्म में [ सम० 


कपड़े भी, कात, बीन, सी कर, बना लेता है; कच्चे मकान, ओसारा, भोपडी 
मड़ेया, कोठा भी तयार कर लेता है; लकड़ी लोहा का भी छोटा मोथ 
काम, हल, जुआ, हसुआ आदि भी, बना लेता है। शहर में बसने वाला 
कुटम्ब ऐसा नहीं कर सकता, पेशे बैंट जाते हैं; निर्मित वस्तुओं की अधिक- 
मात्रा के और परिष्कार के लिये। ऐसे ही, प्राचीन काल में, जब जीविका 
के कर्मों का, कुट्म्बों में अधिक विशेष रूप से बंटेवारा होने लगा; क्योंकि 
एक प्रकार के ही काम मे अधिक मन लगाया जाय, अधिक अभ्यास किया 
जाय, तो वह अधिक अच्छा सुपरिष्कृत बनता है; तब, 'कर्मणा बर्ण॑:? के 
स्वाभाविक सरल सहज नियम के अनुसार, नामो का भेद भी, आप से आप, 
निसर्गत:, होने लगा | जो लोग भूमिकर्षण गोवधेन और अन्न वल्न के उत्पादन 
ओर वितरण प्रसारण में लगे रहे वे वैश्य, कृषक, कर्षक, कृषाण, गोपाल, 
वणिक्‌ , नामो से कहलाते रहे; उन्ही के पास, अधिक धनधान्य का स॑चय, 
प्रकृत्या, होने से, साधारणतः “सम्पत्ति? का वाचक भी “विश: हो गया । 
वर्ण-परिवर्तन के विषय में बहुत से प्रश्न, क्रमशः? शब्द के बल से उत्तीयण 
हो सकते हैं। बाह्य धर्म-परिवर्तन, ओऔटर कन्वर्शन?, तो एक क्षण में हो सकता 
है | बसिस्मा हुआ, देसाई हो गया । फलमा पढा, मुसलमान हो गया | कोई भी 
अपने को कह दे“कि मे हिन्दू हैँ, अवश्यमेव हिंदू हो गया; किस को अधिकार 
है कि कहे कि वह हिन्दू' नहीं है ? यह तो नाम रखने की बात है। अपने 
“हिन्दू? कहने वाले दूसरे कुछ लोग, उस के साथ खान-पान व्याह-शादी 
का व्यवह्र न करे, इस से क्या होता है ! हिन्दू तो सभी अपनी नासमभकी 
» अपने को परस्पर अछूत बनाये हुए हैं पर सच्चा वर्णपरिवर्तत तो एक 
चरण मे नहीं हो सकता। “्रियते, स्वीक्रियते, उद्यम्यते, इत्यर्थ, जीविकार्थ, 
इति वर्यं।, वा वर्ययति बृत्ति, वर्चन-प्रकारं, जीविका-कर्म, इति वर्ण! | जिंत 
आदमी ने दस वर्ष अध्यापन का काम किया, और उस को मालूम हो गया 
कि मै इस काम के योग्य नहीं हूँ, इस मे मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन शत्रालल 
के प्रयोग की ओर अधिक है, अथवा दूकानदारी की ओर, वह कितना भी चाहें 
तो भी एक दिन में नये काम को, क्षत्रिय अथवा वैश्य के व्यवहार व्यापार को. 


२. सर्वे० ] ' अधोगमन भी, ऊर्ध्वगमन भी १०१ 


नहीं ही सीख पावेगा, कुछ दिन मे, अभ्यास से, नया काम अच्छी तरह कर 
सकेगा | वर्णपरिवर्तन का यह अर्थ है। इस वास्ते मनु आदि में 'शनकैः 
“आसप्तमाद्‌ युगात्‌! इत्यादि शब्द ( “अन्यस्मिन्‌ जन्मनि? नहीं ) प्रयोग किये हैं । 
यथा-- 
शनकैस्तु क्रियालोपादूइमाः क्षत्रियजातय३, 
घृषलूत्व॑ गताः छोके, ब्राह्मणाद्शनेन च। ( मनु ) 
ज्ञान देने वालों से, विद्या सिखाने वालों से, जत्र कुछ जातिया अलग पड़ 
गयी, और उन की बुद्धि और शरीर का यथोचित सस्कार नहीं हुआ, तो “धीरे 
धीरे, उन की शिष्टता सम्यता सुशिक्षितता नष्ट हो गईं, आचार-विचार रहन-सहन 
बिंगढ़ गया, और वह जातियों इघल, शूद्ध, हो गयी, वह क्षत्रिय जातिया जो, 
दूसरे और दूर के देशों को, विजय के लिये, वा अन्यथा जीविका-ब्त्ति प्रात्त करने 
के लिये, अपने मूल स्थान से चली गई ।? जैसे द्विज से अद्िज हो सकता है, 
वैसे ही, इस के विपरीत क्रम से, संस्कार पाने से, सम्यता शिष्टता सदाचार की 
शिक्षा पाने और ग्रहण करने से, अ्र-द्विज प्राणी द्वि-ज बन सकता है। यह 
आय॑ बुद्धि, ऋजु बुद्धि, की बात है। 


अश्रेयान्‌ श्रेवर्सी जाति गच्छतिभासप्तमाद्युगात्‌ । 
शूद्वो ब्राह्मणतामएति, ब्राह्मणश्चएति झूद॒तास , 
क्षत्रियाजजातम्‌एवं तु विद्याद्‌, चेश्यातृतथैव च । 

( मज्ञु, अ० ६०, इको० २६ ) 


इस का अर्थ प्रचलित टीकाओं मे तो दूसरी प्रकार से किया है, पर उस प्रकार 
मे 'हठाद्‌ आक्ृष्टता? देख पड़ती है और वाद विवाद का ठिकाना है। एक सीधा 
अर्थ पॉच वर्ष के युग का ले कर होता है कि पेतीस वर्ष तक जिस वर्ण की दृत्ति 
से, धर्म कर्म से, जीविका से, रहे, उस वर्ण का हो जाता है | दूसरे स्थान पर 
कहा है कि जिस वर्णवाले का अन्न बारह वर्ष तक खाय उस वर्ण का हो जाता 
है, इत्यादि । 

यह बात तो, थोड़ा सा, भारतवर्ष का इतिहास देखने से सिद्ध हो जाती है, 


'१०२ धर्मचर्या से ऊरध्व, अधमंचर्या से अघः [ सम० 


कि पुराकाल मे, पौराणिक काल मे जिस की चर्चा भागवतादि पुराणों मे,शत- 
पथब्राह्मणं मे ( १०, ४, १, १० ), ऐतरेय ब्राह्मण से, ( ७, २९ ), आपतस्तम्ब 
सूत्र आदि में की है, ऐसा वर्ण॑परिवत्तन होता था। .' 
घसंचयया जघन्यों वणः पू्े पूते चर्णमभापथते जातिपरिवृत्तों । 
अधघसंचयया पूर्वों वर्णोपधन्यं जघन्यं चर्णमआपचते जातिपरिवृत्तो | 
( भापस्तम्ब २, ४, १०, ११ ) 

“जातिपरिवृत्तो? कहा है, 'अन्यस्मिन्‌ जन्मनिः नही । और भी, वेदों मे ऐसी 
ऋचा हैं जिन से जान पड़ता है, कि उस काल मे, एक ही कुल मे, माता का एक 
वर्ण अर्थात्‌ जीविका का उपाय, पिता का दूसरा, पुत्र का तीसरा । 

यह वर्शपरिवर्तन, तथा बाहरी जातियों का, आये समाज मे कहिये, सनातन 
समाज में कहिये, मानव समाज में कहिये, ( क्योकि हिन्दू? शब्द उस समय 
पैदा नही हुआ था ), सम्मेलन और व्यवस्थापन, बौद्ध और जैन कल में भी बहुत- 
होता था, यह इतिहास से जान पड़ता है। और आज कल भी हमारे आँख के 
सामने हो रहा है। मेरे एक सहपाठी सजन, जो स्कूल के दिनो में अपने को 
कलवार कहा करते थे, कई वर्ष बाद, वैश्यों की एक अ्रवान्तर जाति का, 'गुरेर बनिया?, 
अपने को बताने लगे; कुछ ओर वर्षो बाद, गवर॒मेण्ट की नौकरी में पढ़ कर अपने 
को क्षत्रिय कहने लगे, और क्षत्रिय कुलों से उनका विवाहादि संबंध भी हो गया | 
कितनी जातियों जो पहिले अन्य वर्ण की, शूद्ध अथवा वैश्य, समझी जाती थी, 
अब अपने को क्षत्रिय या ब्राह्मण कहने लगी हैं। कई वर्ष हुए काशी में 
स्वार्थाध-प्रकाशिका? नाम की एक छोटी पुस्तक (तारा प्रिंटिद्ववक्स! में) छुपी थी । 
उस छापाखाने के उस समय के मनेजर ने मुझ से कहा था, कि अवध प्रान्त के एक 
राजा ने, जो अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते ये, अपने पुरोह्ितों से वहुत पीड़ित 
हो कर, उस वो लिखा या लिखवाया और दूसरे के नाम से छुपवाया। उस मे कितनी 
ही ऐसी उपजातियों का हाल लिखा था जो पहिले अपने को किसी दूसरे वर्ण की 
कहती थीं, अब ब्राह्मण कहने लगी हैं । “भार्गव” नाम की एक उपजाति वाले 
पहिले अपने को वैश्य कहते थे, अब ब्राह्मण कहते हैं | कर्मी लोग अब कूर्मा- 
चली या कूर्मवशी क्षत्रिय हो गये हैं। एक उपजाति कूर्माचली ब्राह्मणों की *« 


२. स्वं०] क्ुड के झ्रुड का वर्ण-नाम-मात्र बदलना व्यर्थ १०३ 


भी है | कायस्थ लोग अपने को अब क्षत्रिय कहते हैं । ठीक ही है। जो कोई, 
आत्मभ्रद्धापू्वक, अपना उत्कर्ष करेगा, उस को दूसरे भी मानेगे ही | जो अपने 
ही मे श्रद्धा नहीं करैगा, स्वय नीचा बनैगा, उस को क्‍यों न दूसरे नीचा कहेंगे ! 
पर यह हवा जो अ्रब बह रही हे , कि सब जाति की जाति का नाम, क्कुड के 
भ्ुुड का नाम, बदल दिया जाय, आर या 'ठाकुरः बन जाय, या 'बाह्मण? बन 
जायें, ( क्योंकि इन्ही दो जातियों में बड़प्पन की ऐठन अधिक है ), इस से काम 
बनता नहीं, प्रत्युत बिगड़ता है; मिथ्या अहकार और सघर्ष और प्रतिस्पर्धा चढती 
है, और सामाजिक कार्य और परस्पर सहायता में विन्न पढ़ता है। इस औप- 
जातिक नाम के परिवत्त॑न मात्र के द्वारा, मिथ्या उत्कर्ष-बुद्धि से, वर्ण-ब्यवस्था का 
मूल सिद्धान्त, 'कर्मणा बर्ण:?, चरितार्थ नही होता, प्रत्युत और भी मर्दित खडित 
होता है। इस सिद्धात पर चल कर तो प्रत्येक व्यक्ति के गुय कर्म के अनुसार उस का 
वर्ण-नाम पडना चाहिए । जो डाक्टरी का, वैद्य का, काम करता हो, वही तो 
डाक्टर कहलावेगा, उस का सास कुनत्रा तो नहीं। जो फौज में सूबादारी 
रिसालदारी करता होगा वही तो उस नाम से पुकारा जायगा, उस के सब्य भाई बच्ु 
तो नहीं | भेडीघसान के प्रकार से, दल के दल और क्ुड के क्रुड का सच्चा वर्ण॑- 
परिवर्तन नही हो सकता है। 

गवर्मेन्ट की सेसत ( मनुष्य-गणना ) की रिपोर्णें से हिन्दू” समाज की 
सहसों परस्पर अरस्पृश्य, अपहसित, बलहीन, और तिरस्कृत, तथा अद्भुत भी, उप- 
जातियों का बहुत हाल मालूम होता है। आग्रा-अवध संयुक्त-प्रान्त मे एक 
जाति 'शाकद्दीपी ब्राह्मण” हे । उस जाति के लोग अपनी उत्पत्ति यह कहते हैं 
कि 'शाकद्वीप” से आये | शाकद्वीप कहाँ है ! तों पुराणो के पत्रों मे गुप्त लुप्त 
है | इतिहास से विदित होता है कि, दो सहस बर्ष से पूर्व, शक जाति के लोग, 
भारतवर्ष मे, हिमालय के पार उत्तर से बहुत आये; उन्हों ने यहाँ राज भी बनाये; 
उन्ही मे से अधिकाश अख्रशत्र के शौकीन क्षत्रिय हो गये, कुछ थोड़े से पोथी 
पत्रा के शौकीन ब्राह्मण हो गये । इतिहास की विस्म्ृति इस काष्ठा को पहुँची है 
कि व्याकरण के ग्रथों में 'शाकपार्थिव? का अथे "शाक प्रिय: पार्थिव:," शाक 
खाने वाला राज्ञा, किया जाता है, सीधा सीधा अर्थ, 'शक जातीयः पार्थिवः?, 


१०४ 'रुनिहि हरियरे सूझ! '[ सम० 


लुत हो गया है, वा जान बूक कर लुप्त कर दिया गया है, जन्मना वर्ण 
के पोषण के लिये । 

इन सब बातों को देखते हुए, अपने समाज के सुधार के लिये, आप लोगों 
को, जो इस देश के भविष्णु ग्रहस्थ और कार्यकर्ता हैं, वर्ण के तत्व क विचार 
करना परम आवश्यक है | इस पर आप सब को बहुत ध्यान देना चाहिये | इस 
के संशोधन पर ही इस देश का भी, तथा दूसरे सब देशों का भी, कल्याण 
आश्रित है। यह वर्णधर्मतत्व किसी विशेष स्थानिक वा कालिक धर्म की बात नहीं 
है, किन्तु समस्त मानव-समूह संबन्धी 'समाजशाज्अः की, ओर उस के शाखा- 
प्रशाखा-पुष्प-फल-भूत 'राजनीति-शास्र', 'राज-शासत्र,' “जीविका-शाज््र), अर्थ- 
शात्र!, आदि सब शात्र उपशात्र की, तथा सब के मूलभूत “अध्यात्मशास्त्र? 
की बात है। 

इस तत्व के भूल जाने से ही, उस पदार्थ के लिये, जिस को अब “हिन्दू!- 
धर्म के नाम से कहते हैं, पर जिस का ठीक नाम सनातन-बैदिक-आर्य-बीद्ध-मानव 
धर्म है, तथा उस वस्तु के लिये जिस को आजकाल 'हिन्दृ” समाज कहते हैं, पर 
जिस का ठीक नाम "मानव समाज! है, 'महद्मयम्‌ठपस्थितम?, भारी भय उपस्थित 
हुआ है। दोनो ही, दिन दिन, अधिकाधिक भ्रष्ट, धर्माभासअस्त, दीन, क्षीय, अपने 
भौतर भी परस्पर कलहायमान, तथा अन्य धर्मों और समाजों से भी विवदमान, 
ईष्यंमाण-तिरस्कुर्वाण, जघन्यमान, दद्॒म्यमाण, प्रियमाण ही देख पढ़ते हैं। 
चौदह सौ वर्ष पहिले, हिन्दु-स्तान में 'हिन्दू सौ फ़ी सदी थे, आज पैसठ फ़ी सदी 
से कम हो गये हैं; और दूसरे लोग पैतीस फी सदी हो गये हैं, और रोज़ 
स्वयं बढ़ते और इन 'हिंदू? नाम वालों को दब्ाते चले जा रहे हैं | इस का 
कारण क्या विचारणीय नहीं है ! क्या, 'मुनिहि हरियरै सूकर?', इसी न्याय का 
अवलंबन करना चाहिये ? हम को अपनी ही, अथवा अपने कुल कुद्ध॑त्र की, 
अथवा बहुत दिल बढाया तो अवातर जाति, गौड़ या कनौजिया या काश्मीरी 
या महाराष्ट्र या यहुवंशी या सोमवशी या श्रीवास्तव या माथुर या अग्रवाल या 
माहेश्वरी या अहीर या जाट इत्यादि, की ही फ़िक्र चहुत पर्यात है, सारे हिन्दू 
समाज से हम को क्‍या मतलब ? शेख सादी ने कहानी लिखी है, एक शहर के 


२, सर्व॑० ] <ुक्कानि मा रा गजन्दे न बूद? १०५ 


'एक बाज़ार मे आग लगी, बहुत सी दूकान बहुत से मकान जल गये, एक 
दूकान किस्मत से बच गई, और सन्न तो सिर पीट पीट कर रो रहे थे, इस का 
मालिक, वेहया, बग्ले बजा बना कर हँस रहा था "कि दुकानि मारा गर्जदे न 
बूदः, पढोसी के मकान जल गये तो बला से, हमारी दूकान की तो हानि नहीं हुई। 
क्या यही नीति ठीक है ! आज तो आप की दूकान बच गई, पर कल जब आप की 
दूकान मे आग लगेगी, तत्र पडोसी भी बचाने नहीं आवेगा, बल्कि खुश होगा, 
या जान बूक कर, गुस्से के मारे, आप के घर मे आग लगावेगा, और लग- 
वावेगा, जैसा हिडुओं ने, मध्यकालीन इतिहास मे, और आज भी अपनी बिरादरी 
वालों से तिरस्क्ृत हो कर, धर्म बदल कर, दूसरे मज्ञह मे जा कर, पुनः पुनः 
किया, और कर रहे हैं । 

यदि हम लोग इस अल्पदृश्टि हस्वदृष्टि वाले स्वार्थ से अ्रन्धे बने रहेंगे, 
दूर दृष्टि, स्थूल दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, सर्व सम्राहक दृष्टि वाले परार्थ से भी काम न 
लेंगे, तो उस स्वार्थ को भी नसावेंगे, परार्थ तो नष्ट हुआ ही । 

भारत का प्राचीन शास्त्र, भारत की सभ्यता, तो ऐसी है, कि यदि इस का 
अर्थ, यदि इस के मूल सिद्धान्त, ठीक ठीक समझे और काम में लाये जायें, तो 
यह न केवल अपनी सत्ता का आत्मधारण कर सकती है, अपितु अन्य सब का 
भी उद्धारण कर सकती है, सब्र पतितों का उद्धार कर सकती है । आज काल जो 
अन्य धर्म चल रहे हैं वे तो किसी मनुष्य को अपने सप्रदाय और समाज के 
अन्तर्गत तब करते हैं जन्र वह दूसरे धर्म का नाम मी छोड दे | यह मानव धर्म 
ऐसा है कि, किसी को अपने विशेष धर्म और नाम को छोड़ देने को न कह कर, 
सब्र को अपने सभामण्डप में बैठने को स्थान दे सकता है | बल्कि यह कहना 
चाहिये कि देता है और अपनाता है | बांत सीधी है, प्रत्यक्ष है । 

राजविद्या, राजगुद्यं, पविन्रमूहृद्मूउत्त मस्‌ , 
प्रत्यक्षावगर्स, घम्बे, सुसुर्ख कतुस्‌, भव्ययम्‌ | ( गीता ) 

राजेश्रों की विद्या, विद्याश्रों का राजा, राजों का रहस्य, रहस्यों का राजा, होते 
हुए भी, यह अध्यात्मशास्त्र, और उस के ऊपर प्रतिष्ठित, उस की नीवी पर उठाया 
हुआ, धमे, प्रत्यक्षावगम है, चमडे की आंख से देखा जा सकता है; इस के 


१०६ पाचवा वर्ण कही भी है ही नहीं [ सम० 


आचरण में सर्वथा सुख है, और सार सत्त्व का व्यय और हानि कभी नहीं है ।? 
प्रत्यक्ष है कि 'मानव धर्म? तो मानव मात्र के लिये है, किसी एक देश या काल 
या जाति के लिये नहीं है । 
ब्राह्मण:, क्षत्रियो, वैश्ययः, त्रयो वर्णा: ह्विजञातयः, ४ 
चतुर्थ: एकजातिस्तु झूद्रों; नास्ति तु पंचमः । 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादुभग्रजन्मनः 
स्वं स्‍्व॑ चरिन्न शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां स्वमानवाः | ( मनु ) 
“जितने मनुष्य प्रथिवी मंडल पर हैं, सत्र ही, सब भी, सभी चार वर्णों मे 
विभजनीय अथवा विभक्त हैं; तीन द्वि-जाति, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
चौथा एक-जाति शुद्ध, पाचबे प्रकार का मनुष्य ससार में है ही नही; और, इस 
देश में, भारतवर्ष मे आार्यावर्त मे, अरध्यात्म-शात्ञ की चर्चा अन्य स्थानों से 
अधिक, प्राचीन काल से, और बढ़ी मात्रा मे रही है, इस लिये उचित है कि 
इस देश में जनमें “अग्रजन्मा? से, जेठी बुद्धि वाले, जेठी विद्या वाले, जेठे 
चरित्र वाले मनुष्य से, समग्र प्रथ्वी के समग्र मनुष्य अपने अपने लिये उचित 
ओर उपयुक्त बत्ति, जीविका, धर्म-कर्म), चरित्र की शिक्षा लें ।! यह मनुसुद॒ति 
की प्रचलित पुस्तकों मे लिखा है। जिस समय श्लोक लिखें गये थे उस समय 
अवश्य ही ऐसा लिखना उचित रहा होगा | पर अब तो, इस देश मे, इस काष्टा 
के, सच्चे अ्रग्नजन्माग, जो दूसरे देशवालों को उचित चरित्र-विषयक शिक्षा दे 
सके, प्रायः नहीं ही देख पढ़ते | दूसरे देश वाला इन को पूछता ही कौन है ! 
इन का तिरस्कार और अपहास ही प्रायः करता है । पवित्रम्मन्यता का, आ।भिजांत्य 
का, हम ऊँची जात वाले हैं,” मिथ्या अहकार ही इन में रह गया है। “रस्सी 
जल गई, ऐंठन बच गई? । यदि सच्चें अ्रग्नजन्मा इस देश मे पर्याप्त मात्रा में 
होते तो मानव धर्म की और मानव समाज की यह ढुर्दशा न होती; इस देश 
को, विदेशी जातिया, पराजित और पददलित न कर सकतीं । 
यह वर्ण-आश्रम व्यवस्था, अध्यात्म विद्या के, मानव-प्रकृति-ज्ञापक विद्या के, 
अनुसार बनाया हुआ, एक ऐसा साचा ढाचा, ( आधार, सचिका, कोप, व्यूह, 
'ाका?, मोलड?, “फ्रेम ब्क! ), है, कि इस में, सत्र जातियों, सब्र देशो, के सत्र 


२, सर्व० ] सेंकदों विदेशी जातियों का श्रार्य-करण १०७ 


मानव, अपनी अपनी प्रकृति, अवस्था, वयस्‌ , के अनुसार, परस्पर सम्बाद-सहित, 
विवाद-रहित, बिना नाम-रूप के विशेष परिवत्तन के, समाविष्ट किये जा सकते हैं | 
तथा, 'पुराण-इतिहास? से भी, और नवीन इतिहास से भी, यह सिद्ध है कि, इस 
मानवधर्म ने, अपने हजारों वर्ष के जीवन में कितनी ही जातियों और उपजातियों 
और विशेष विशेष धर्मों को, अपनी समन्वयशक्ति से, वर्णाश्रम के साचे में 
ढाल कर उन का प्रणचीकरण, नवी-करण, कर दिया । प्रणव, अर्थात्‌ 3“कार, 
ध्वन्यात्मक शब्द, परमात्मा का निकट्तर वाचक है, और इस के तीन अक्षरों 
मे, सकेत से, सब्र अध्यात्मशासत्र भरा है। जो इस गूढ अर्थ को जान लेता है, 
उस का जीवन, नवीन, नव, प्रणव, हो जाता है, उस का द्वितीय जन्म हो जाता 
है| इसी से इस को प्रणव कहते हैं | इस के गर्भ मे स्थित आत्मविद्या के, दर्शन- 
शात्र के, बल से, नयी नयी जातियों को आर्य-मानव-समाज के भीतर ला कर 
उने का नवीकरण, प्रणवीकरण पुराकाल मे, सच्चे अ्रग्रजन्मा करते रहे। 
सात्विक राजस तामत के भेद से सैकड़ों प्रकार के उपासक, और उन की सैकड़ों 
प्रकार की उपासना और उपास्य देवता, सच्च इस के भीतर यथा स्थान रख लिये 
गये, और '“घुधस्य आत्मनि देवता? यह तारक-मत्र सब्र को सुनाया गया । हे 
यद्यदूविभूतिमतकत्व॑, श्रीमद्ऊर्नितमएव वा, 
ततृतदू एत्रअवगच्छ त्व॑ मम तेज्ञोशसंभवस््‌ । ( गीता ) 

यह विरोधपरिहवर का एक मूलमन्त्र सब के सामने रखा हुआ है, छिपा 
नहीं है। हा, हमारी मोहाध आखों ने अपने को ही सूर्य से छिपा लिया है, और 
हम को गहिरे गत में खीचे लिये जा रही हैं। नहीं वो आज हिन्दू समाज की 
यह दशा न होती । प्रत्युत, हम लोग जानते और कहते होते कि “ईरान” देश 
ओर शब्द आर्य! देश और शब्द ही का भागातर और रूपातर है, तथा 'ऐरिन! 
६ श्रायरलेंड ) देश और शब्द, तयैव “अर्ब! देश और शब्द, तथैव स्वात्‌, 
यूरोप? आर्य-प” देश और शब्द; यूरोपीय विद्वानों ही ने इन विचारों का 
उद्ॉावन किया है, और कतिपय को सिद्ध भी माना है; यूरोपीय जातियों को वे 
'इडो-आर्यन?, इंडो-यूसोपीयन?, भी कहते हैं । और जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, 


सिख, जेन, बौद्ध आदि अपने अपने आचायों और तीथों सहित मानवबर्म के 


न 


श्ण्द (हिंदू? शब्द धर्मवाचक नहीं; देशवाचक ही [ सम० 


अवान्तर संप्रदाय बन गये हैं, वैसे ही इस्लाम ओर क्रिश्चन आदि सम्प्रदाय भी 
इस के अन्तर्गत किये जा सकते हैं, ओर तत्त्वतः हैं । जैसे 'हिन्दू” समाज मे बर्मी, 
आसामी, बंगाली, त्रिहारी, उड़िया, मद्रासी, महाराष्ट्र, गुजरती, राजपूत, सिधी, 
पजाबी, काश्मीरी, नैपाली, मोदनी आदि अंतर्गत हैं, वैसे ही चीनी, जापानी, 
अफ़गानी, ईरानी, अरबी, तुकों, यूरोपी, आदि भी सब्र अंतर्गत किये जा सकते 
हैं, और हैं, यदि हम “हिन्दू” का नवीन नाम छोड़ कर प्राचीन गभीर नाम 
मानव' फिर से धारण करे। हिन्दू शब्द, 'सिध! नदी, 'सिधुदेश? के नाम 
का रूपान्तर है; देशवाचक, देशीय, है; धर्मवाचक, धर्मीय, नही | 
जब तक हमारे हृदय में इतना विस्तार और श्रोदा्य नहीं होता कि हम उन 
को अपनावे, बल्कि उन से छूओ मत, छूओ मत, का परहेज करते हैं, तब तक 
वे भी हम से द्रोह करते रहेगे । 
जब हमारे हृदय में, परमात्मा की स्व समन्वय-कारिणी शक्ति के सद्भाव 
का पुनर्वार उदय होगा, और जब यह पुनर्वार ठीक पहिचान लिया जायगा कि 
वर्णव्यवस्था में, समाज-निर्माण में, ( सम॑ अजति जना; यस्मिन्‌ स॒ समाज?, 
“जिस में सत्र मनुष्य, साथ-साथ, एक दूसरे की सहायता करते हुए, चलते हैं ), 
तप: और शभ्रुतं का कितना बल है, और योनिः का कितना, तप; भ्रुर्त च योनिश्र 
ह्विजत्वे कारण स्मृतः ( मनु ), कर्मणा का कितना, जन्मना का कितना; शीलं॑ 
का कितना, कुल॑ का कितना; बृत्त का कितना, जाति का कितना; जब यह लोग 
समझ लेंगे कि जन्म भी कर्म से होता है, “विषुत्व॑ च शिवत्व॑ च कर्मणैव हि 
लम्यते! (देवी भागवत), कर्म मुख्य है और जन्म गौण है, 'इत्तमेव तु कारणम!-- 
यह युधिष्ठिर ने सर्प ( नाग-जातीय मनुष्य ? ) से निश्चय कर के कहा है, क्योंकि 
तीनो गुण प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान है ), तब ही यह वर्शव्यवस्था ठीक होगी, 
और इस में मानव मात्र का समन्वय, समावेश, संचय, लोक-संग्रह, हो सकेगा |. 
लोकसंग्रहर्रएावपि संपश्यन्‌ कप्तसअहेसि । ( गीता )' 
वर्णविभाग की व्यवस्था के साथ साथ, कर्मविमाग और इत्ति अर्थात्‌ 
जीविका का विभाग, अर्थात्‌ किस प्रकृति का, किस विशेष स्वमाव-गुण-कर्म का, किस 
चर्ण का, मनुष्य, किस किस बृत्ति से जीविका करे और दूसरी इत्तियों को न छूए; 


२, सर्व० ] वर्णु-व्यवस्था के आनुपद्डिक विविध बंटवारे १०९ 


तथा शुल्क का विभाग, अर्थात्‌ किस वर्ण को अधिक सम्मान आदर, किस को अधिक 
श्राज्ाशक्ति, ईश्वरमाव, अधिकार, किस को अधिक धन, क्रिस को अधिक क्रीडा 
विनोद आदि मिले; इस की भी पस्मावश्यक व्यवस्था होगी | क्‍यों कि बिना इन 
सत्र बातों की व्यवस्था किये, केवल वर्ण की व्यवस्था, मनुष्य की शारीर मानस 
आदि प्रकृति को देख भाल कर भी, करना व्यर्थ है। इन दूसरी बातों की भी 
व्यवस्था साथ ही साथ होने से वर्णु॑व्यवस्था सार्थक होती है, ओर शिक्षा-सम्बन्धी 
( “एज्यूकेशनल” ), व्यवसाय-व्यापार सम्बन्धी ( 'ईकोनामिकल? ), सामाजिक आदर 
सत्कार और उच्चावचता सम्बन्धी ('सोशल” ), राजनीतिक ('पोलिटिकल? ) आदि 
सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक मिल सकता है। बात तो यह है कि, 
वर्ण-व्यवस्थात्मक समाज-व्यवस्था में, वृत्ति अर्थात्‌ जीविका के प्रकारों का चार 
वर्णों में उच्चित बट्वारा, प्रधान अग है | पर इसी को भुला दिया है; सब प्रकार 
के अधिकारों को कुछ थोडे से बुद्धि-बल वाले मनुष्य अपने हाथ में खींच लाये 
हैं, सब कर्तव्यों का बोक बलहीनो पर डाल दिया है, चारो प्रकार के राधस', 
आराधन, तोपण, हृदयडाप्यायन, अर्थात सब मान, सब ऐश्बर्य, स॒त्च सम्पत्ति 
सत्र आमोद-प्रमोद, मूठी भर आदमियों ने अपनी मूठी में कर लिया है, उसी 
से चारो शोर मह्य उपद्रव मचा है। 


इस विषय पर मे ने दूसरे स्थानों में चर्चा की है। यहाँ अधिक विस्तार 
करना ठीक नहीं । विषय के गौरव के कारण इतना भी कहा | क्‍यों कि जो विद्या 
स्नातकों ने पठी, उस की सफलता, उस की चरितार्थता, सामाजिक जीवन में 
ही होगी, श्र जिस समाज में स्नातकों को रहना है, उस को सुव्यवस्थित करने 
और रखने मे सहायता करना, यह एक परम कर्तव्य होगा, और इस कर्तव्य का, 
बिना आत्मश्ञान के, पालन नही हो सकेगा | 


प्रकृति वी संस्कृति । 


इस आत्मशञान और तदाश्रित मानवधर्म का मुख्य काम और मूलमत्र इतना 
ही है कि, जो कुछ प्रकृति मे है, (और सभी परस्पर विरुद्ध बातें इस दर दमय 
दो दो विरोधी जोड़ा जोढ़ा वाली, प्रकृति के ससार मे हैं), उस सब्च का यथा- 


११० गुण नाहिरान्यो, गुणगाहक हिरानो है? [ सम० 


काल, यथा-स्थान, यथा प्रयोजन, मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामानिक जीवन के 
सुख और उत्कष के लिये, संस्कार, परिष्कार, और नियमन कर के उपयोग किया 
जाय | किसी वस्तु को भी नितान्त बुरा कह कर ससार के बाहर निकाल देने का 
निष्फल और मिथ्या प्रयक्ष न किया जाय | मैला भी खाद” के काम में आता 
है, उचित समय मे उचित स्थान पर रखने से खेती के लिये, फूल फल के पौधे 
पेडों के लिए, 'खाद्य'/ उत्तम पोषक भोजन हो जाता है । अति सत्य मी अति 
रुखाई से, अति खरे-पन से कहने से, अ्रप्रिय हो कर लोक का अ्रहित-कर हो 
सकता है। यथा गर्मी के दिन में भी अपने शरीर को कपड़े से ढाकना, यह 
'मिंथ्या आचरण” कहा जा सकता है, क्‍यों कि वस्तुस्थिति को छिपाना है; पर 
नहीं, यह 'मिथ्या आचरण? ही, यह "कृत्रिम सामाजिक संकेत! ही, मानव समाज 
की वर्तमान अवस्था मे, विविध हेतुओं से, शिष्ट-सम्मत सदाचार है । इस लिये, 
कआश्रयेन्‌ मध्यमां जृत्ति, भति सबंत्र व्जयेत्‌। ह 
यछछोकहितसूभत्यन्तं तत्सत्यमइति नः श्रुत॒स्‌ । (स० भा०) 
बीच का रास्ता पकड़िये, किसी भी बात की अति? न कीजिये | जिस बात 
से, जिस उपाय से, अधिकाश लोक का अधिकतम हित हो वही सत्य है। महा- 
भारत के शाति पर्व के इस श्लोक ही की व्याख्या, पाश्चात्य यूटिलिटेरियन-बाद, 
“दी ग्रेटेस्ट हैपिनेस आफ़ दी ग्रेटेस्ट नम्बरः, है। 
यही, इस प्रकृति की सस्क्ृति का, इस के सस्कार परिष्कार का, और 
विकृतियों विकारों 'बिगढ़नो? से बचने का, बीजमन्त्र है। 
नभमंत्रस्अक्षरं किचिन्‌, न च द्वब्यमूभनौषधस्‌ , 
नभ्षयोग्यः पुरुषः कश्नित्‌ , प्रयोक्त.एवं तु हुलूमः । 
यह भी उसी बीज मन्त्र का साथी और पूरक है।._ 
कोई श्रक्षर नहीं जिस मे मंत्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिस में औषध- 
शक्ति नहीं, कोई मनुष्य नही जिस में कोई भी योग्यता नहीं; पर उस शक्ति, उस 
योग्यता को पहिचान कर, उस से उचित काम लेने वाला प्रयोक्ता ही दुर्लभ है। 


२. स्व ] ब्रह्मचर्य” आश्रम 


आश्रम समन्वय । 
ब्रह्मचयं आश्रम | 


जैसे मनुष्यों के मेदों, कर्मों, दृत्तियों, जीविकाओं, शुल्को, (रॉवर्ली! तोषणो, 
अभीष्टों, प्रेरक प्रयोजक एघणाओं ) का समन्वय, “वर्ण! के नाम से, मानव धर्म 
में किया है, वैसे ही मनुष्य के जीवन के प्रकारों के भेदों का भी समन्वय आश्रम? 
के नाम से किया है। सहसों प्रकार से मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई 
कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो भी, विचार से देखिये तो आप इन अनंत 
प्रकारों को चार मुख्य राशियों में बॉट सकेंगे; ( १ ) जीवनोपयोगी, जीविकोप- 
योगी, पुरुषार्थचतुष्टय-साधनोपयोगी ज्ञानसंग्रह कर्म, (२ ) जीविकासाधन, धनो- 
पार्ज॑न, विवाह, संतानन, कुडम्बपोषण कर्म, ( ३ ) परार्थ कर्म, (४ ) परलोक 
वा मुक्ति की चिन्ता, और उस के लिये सजता, तयारी | याद रखना चाहिये कि 
'ैशेष्यात्‌ तु तद्दादस्तद्वादः का नियम, जिसे पहिले कह आये हैं, यहाँ भी, जैसे 
अन्य सभी स्थानों मे, श्रनुस्यूत है | चारो प्रकार के काम जीवन में मिश्रित 
मिलते हैं, पर एक समय में एक प्रकार का विशेष व्यजन होता है। पहिले दो 
आश्रमो मे स्वार्थ! को प्रधान? अर्थात्‌ कुछ अ्रधिक, और “परार्थ” को कुछ कम 
और “गौण?, तथा दूसरे दो मे परार्थ! को प्रधान! और स्वार्थ! को 'गौण?, 
होना चाहिये । 

भादौ चयसि नभ्धीत, द्वितीये नअर्जितं घनस्‌ , 
तृतीये न तपसूतप्त, चतुर्थे कि करिष्यसि 

पहिली उमर में पढ् नहीं, दूसरी मे कमाया नहीं, तीसरी मे तप नही किया; 
तो चौथी मे संन्यास कैसे से १ 

बाल्यावस्था और यौवनारम्म में अधिकाश मनुष्य, क्या सभी मनुष्य, किसी 
न किसी रीति से, ज्ञानसग्रह में, विद्योपाजैन में, लगे रहते हैं । खली, पटिया, 
कलम, कागज, रौशनाई, पुस्तक आदि से ही विद्या नहीं आती | किसी भी प्रकार 
से जानसंग्रह होना चाहिये | पशु-पक्ती भी अपनी सन्‍्तान को आहार खोजने की, 
और आत्मरक्षा करने के उपायों की, शिक्षा देते हैं। मानव-शिक्षा का उद्देश्य यही 


११२ धब्रह्म! शब्द के कई अथे . [ सम० 


है कि उस ज्ञान की सहायता से अपना, अपने कुल कुटम्ब का, अपने समाज का 
भला कर सके | इहलोक और परलोक सम्बन्धी मला भी, और पस्मार्थ निश्रेयस 
सबधी भला भी--जहाँ तक जिस के ज्ञान की गति हो वहाँ तक | हे 


ब्रह्मचय की अवधि । । 
जितना ही अ्रधिक ज्ञान का सञ्बय इस पहिली अवस्था मे मनुष्य कर लेगा, 
उतनी ही उस की स्वोपकार और परोपकार की शक्ति अधिक होगी | पर सब्न कीं 
शक्ति, सब की सामग्री, सब की अवस्था, एक सी नहीं होती | इस लिये, इस 
विषय से, समन्वय, मनु ने यों किया है, 
पट त्रिशद्‌आब्दिक चय ग़ुरी त्रैवेदिक प्रतम्‌ ; 
तद॒धिंकं, पादिक वा, अहणांतिकमेव वा | ( मन्ु 
गुरुकुल मे छुत्तीस वर्ष रह कर “त्रिवेद! शब्द से सूचित समग्र ज्ञानसमूह प्राप्त 
करे | इतना न बने तो इस का आधा | नहीं, तो चौथाई | अथवा अपने कुल की 
परम्परा के अनुसार, अथवा जो जीविका, वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, आगे करना 
इष्ट हो उस के उपयोगी, जिस विशेष ज्ञान की इच्छा हो, उस के शास्त्र का अहण 
जब्न तक सम्पन्न न हो जाय, तभी तक | जिस से जितना बन पड़े उतना ही 
सही । पर कुछ न कुछ विद्यासंग्रह करना । 


भ्रह्मचर्य शब्द का अथे । 

इस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य रखा है। सम्यककृत! 'संस्कृत! भाषा के 

मुख्य मुख्य प्राचीन शब्दों में बहुत अर्थ रकखा है । 
बचुहत्वादू छ हणस्वाद्‌ वा,अत्मैव ब्रह्मइति गीयते । 

आत्मा ही का नाम ब्रह्म भी है। क्‍यों कि बृहत्‌ है, परम महान, “महतो 
महीयान! है, ब्रह्मा के रूप से समस्त संसार का बृहण प्रसारण करता है; और 
यदञ्पि छोटे से शरीर में बंध गया है, तो भी जितना चाहता है उतना अपनी 
मानस कल्पना के बल से, बढ़ जाता है | “हम गुरुकुल निवासी? कहने से 
गुरुकुल सस्था से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी सैकड़ों मनुष्य हैं उन सत्र 
में 'हम? रूपी आत्मा व्याप्त हो गया। हम काशीवासी” कहते ही दो वा ढाई 


कप 


१. गण» ] आत्म का अर्थ ११३ 


लाख आदमी के बसबर हो गया, और इस की सत्ता केवल दो ढाई लाख मनुष्यों 
ही में नहीं, किठु उन की जायदाद मिल्‍ल्कीयत मकान असबाच सत्र मे, अहंता- 
ममता-रूप से, व्याप्त हो गई। “हम मारतवासी? कहते ही यह पेतीस चालीस करोड़ 
मानवों के ठुल्य हो गया। हम मनुष्य” कहा, तो दो सौ, करोड़ मनुष्य इस के 
विराद बौद्ध शरीर में आ गये। 'हम चेतन जीव? कहते ही अनन्त हो गया, “अ्रचेतन्य॑ 


न विद्यते”, ऐसा कोई परमाणु नहीं जो चैतन्य से रहित हो। यह हुआ बौद्ध बृहण | - 


शरीर के बूृंहण की शक्ति भी इस में है। “एको5हम्‌ वहु स्थाम? । अपने 
सदृश सन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति प्रत्येक परमाणु में है, क्यों कि चैतन्य- 
ब्रह्म से आविष्ट प्रविष्ट है। मनुष्य समाज के अनत, सख्यातीत, माता पिता, 
मातामह मातामही, पितामह पितामही, हो गये, और उस के आगे भी अन॑त पुत्र 
पुत्री, पौन्न पीत्ी, नप्ता नप्जी, की परम्परा प्रलयकाल तक चली जायगी। इस 
अनंतसन्तानोत्पादक शक्ति का स्वरूप कहिये, इस का बीज कहिये, ब्रह्म ही है। 
इन सब ब्रह्मों का, शानरूपी, वेदरूपी, शास्त्ररूपी, बुद्धिरुपी, ब्रह्म का, तथा' 
अन्नरूपी, बीजरूपी, शुक्ररूपी, ब्रह्म का, मूल रूप वही चेतनामय चिद्रुपी ब्रह्म 
आत्मा है । आत्मा शब्द का भी अर्थ वही होता है । 
अत्ति सर्वाश्न विषयान्‌, भतिएति अपि च॒ तांस्तथा, 
सचन्रभ्नतति सर्वेषु देहेघुभपि च स्वधा, 
( मा इति -) मेति स्वोन्‌ मितान्‌ भावान्‌ स्वतोउन्याँश्व निषेधति, 
यस्माचचभस्यथाततो भावषः, तस्मादअत्मेति कथ्यते । 
सब विषयो का विष्यी है, स्वाद लेने वाला है, सब भोगो को भोगता है. 
सब अन्‍्नो का अत्ता? है, तौ भी सब से “अतीत” है, (अ्रति इत, दूर-गत ) 
सब्न से परे है; सब स्थानों मे, सब देशो में, सब्र देहों मे, सब प्रकारों से भ्रमण 
(अतन, अटन ) भी सदा करता रहता है, स्वय॑ अपरिमित हो कर, अपने से “अन्य? 
सब परिमित पदार्थों भावो का, "मा? अर्थात्‌ नहीं?, निषेध, करेता है, और सब 
मे एक साथ ही 'आततः और व्याप्त भी है--इस लिये इस को “आत्मा? कहते हैं |# 
३६ अह---अन्यत्‌ ( एतत्‌ )-न?, अपने से अन्य क़े निषेघ?, का विवरण, 
इस अन्थ के, 'महा समन्वय? नामक, अतिम अध्याय मे मिलेगा | 


कुल» 


) 


११४ ज्ञान-त्रक्म और शुक्र-त्ह्म . [सम० 


शञानत्रह्म और शुक्रब्रह्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैद्यक शासत्र को- सिद्धात है 
कि, आहार के परिपाक से, क्रमशः सात धातु स्थूल शरीर. के बनते हैं--रस, 
रक्त, मांस, मेदस्‌ , अस्थि, मजा, शुक्र; दघाति देह, इति धातुए। आहार 
का सातवा परिषाक अथवा परिणाम, सप्तम, और सर्वोत्तम धाठु, शुक्र है, 
जिस में नवीन प्राणिशरीर को आरम्म करने की शक्ति है, ईश्वर के सहश 
सृष्टि की शक्ति है। उस का निरोध, संचय, और अधिक परिपाक होने 
से, अष्टम परिणाम, सूह्रमशरीरातर्गते ओजस , 'रंहस्‌, महस॑ , सहस्‌ , 
तेजस्‌ , तरस्‌ , वर्चस आदि, अर्थात्‌ , क्रमशः, शरीर की मासपेशियों का, 
इन्द्रियो का, हृदय का, तथा अन्य अवयवों का बल, वीर्य, शक्ति रूप होता 
है | देहधारी जीव, या -जीवाधिष्ठित देह, के इन सब, शुक्र पर्यन्त, शक्ति 
पर्यत, धातुओं की उत्पत्ति, अन्न ही से होती है, इस लिये “अन्न ब्रह्म? 
भी कहा है। 

ब्रह्मचर्यावस्था मे इन दोनो ब्रह्मो का, शानत्रह्म और शुक्रत्रह्ष का, जितना 
सशञ्यय करते बने उतना ही पीछे काम देगा, उतना ही अधिक बुद्धि का बल 
और शरीर का बल, अपने लिये, अपने कुल कुद्धम्ब के लिये, अपने समाज के 
लिये सुख साधने के वास्ते पास रहेगा । इसी से इस अवस्था का नाम ध्रह्मचर्य! 
है, अर्थात्‌ ब्ह्मसश्चयानुकूल चर्यार, आचरण | 

जो मनुष्य, जो जाति, जो धर्म, ऐसे ब्रह्मचर्य का आदर नहीं करते, वे 
शीघ्र ही बल वीर्य बुद्धि से हीन हो जाते हैं, और ससार मे उन का अनादर होने 
लगता है। श्रन्नब्रह्म से शुक्रब्रह्म, शुक्रब्॒झ्म से ज्ञानत्रह्म, मनुष्य के स्थूल ओ्रौर 
सूछम शरीर मे व्यक्त होता है, इस से इन तीनो का समान आदर करना उचित 
है | एक ही ब्रह्मशक्ति के अनन्तरूप हैं, स्थूल मी, सूक्ष्म भी; शारीर भी, मानल 
भी; भौतिक भी, दैबिक भी, बाह्य भी, आन्तर भी | महत्‌ बुद्धि की परिणति, 
विक्ृति, साख्योक्त महाभूतादि है, और इन का प्रतिप्रसव, पुनः बुद्धि मे और मूल 
प्रकृति मे होता है | इसी लिये मनु ने कहा है, 

पृजयेद्मशन नित्य भद्यातचएत्तद्‌भक्ुत्सयन्‌ ; 
पूजितं हाशन॑ नितत्यं बछमऊजज च यच्छति | 


१. गणु० _] अन्न-ह्म'स्थेहार:का सार, शुक्रे 


तथा अन्य ऋषि,ने, ,, 5 2 
पाके रसस्तु द्विविधः प्रोच्यतेश्न्नरसात्सकः $ 
रससारमयो सागः शुक्र ब्रह्म ःसंनावनस्‌ । 
भोजन को पूजाबुद्धि से, आदरदष्टि से, देख | तंच उस से शरीर मे बल और 
ऊर्ज ( फुर्तीलापन, ओग्रेजी मे 'एनअ्जी? ) उत्पन्न होते है। अन्न के रस का 
जो सारतम अंश है, वह शुक्ररूप सनातन ब्रह्म है | सात्विक भोजन, शुद्धमाव से,” 
इस प्रार्थना से, इस भावना से, इस धारणा से, ब्रह्मचारी को करना चाहिए, कि 
यह भोजन मेरे शरीर मे सात्विक बल-वीर्य-जान उत्पन्न करे | सात्विक, राजस, 
तामस, भोजनो के भेद, गीता ( भ्र. १७, श्लो, ७-१० ) में, तथा वेच्यक के अन्थो 
मे, बताए हैं। अन्न के रस के परिपाक का जो सार है, वह साक्षात्‌ सनातन ब्रह्म- 
स्वरूप शुक्र है, उस का व्यर्थ क्षय नहीं करना चाहिये | 
भाहारस्य परं घाम शुक्र, तद्रक्ष्य॑ भात्मनः ; 
क्षयो हि अस्य बहुन्‌ रोगान्‌, मरणं व, प्रयचछति | ( चरक ) 
ज्ञान, शौय, महः, सब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित । 
आहार की, भुक्त अन्न की, उत्तम परिणति शुक्र, वीय॑, है , स्त्रियों के लिये 
कुमारी कन्याओ्ं के लिये, भी, शुद्ध ब्रह्मचयं के पालन की विधि वेसी ही है, जेसी 
कुमार बालकों और युवाओं के लिये, स्त्रीवीय को 'रेततः, 'रजस?, कहते हैँ, यह 
सस्कृतभापा का सकेत है | इस लिये अपने वीर्य शुक्र रेतस्‌ की रक्षा करनी चाहिये; - 
इस के व्यर्थ क्षय से, बहुत रोग, मरण तक, उत्पन्न होते हैं; ब्रह्मचर्य से ज्ञान, 
शोर्य, महस्‌ , शोभा, शरीर पर चमक, सत्र मिलते हैं । वीर्य शब्द की व्युत्पत्ति ही 
है, वीराय हित, वीर्य”, जो 'वीरः के लिये हित हो, वीरता उत्पन्न करे, और 
वीन्‌, अश्वान्‌ , ईर्यति, इति वोरः,' जो घोडों को चला सके, हॉक सके, शह- 
सवार हो | 
अन्न-शुद्धि, वीय॑-शुद्धि, भोजन-शुद्धि, विवाह-शु द्धि, पर, मानव-सनातन-वैदिकधर्म 
मे, बहुत जोर दिया है । हेतु स्पष्ट है। शरीर का स्वास्थ्य, बुद्धि का प्रसाद, सन्‍्तान 
का उत्कष, इन्ही दो शुद्धियों पर आश्रित है। पर दोनो का अर्थ, आजकाल 
हिन्दू? कहलाने वालो मे, विपरीत ही किया जाता है| क्योंकि वर्ण-व्यवस्था के 


११६ “अ्धकचरे पंडित', 'छुओ मत? [ सम० 


मूल सिद्धान्त, 'कर्मणा वर्ण? का ही विपर्यय, 'जन्मना वर्ण? रूपी अप-सिद्धान्त, 
कर दिया गया है। : 
खान पान के बारे मे 'छूओ मत” की जो अन्धाधुन्ध आफत आजकाल इस' 
अभागे देश मे मची है, उस के असद्‌ अंश को छोड़ कर, जो सद्‌ अंश बचता है 
उस का तात्विक हेतु, असल मतलब, यही है कि, भोजन शुद्ध और सात्विक होना 
चाहिये; स्वच्छु शुचि आदमियो के हाथ का बना और परोसा होना चाहिये; स्वच्छ 
शुचि आदमियों के साथ बेठ के खाया जाना चाहिये। सो तो होता नही; स्वच्छुताः 
सात्विकता, भोज्य पदार्थ की अथवा बनाने वाले अथवा खाने वाले की, तो देखी 
नही जाती; जाति का नाम ही देखा जाता है; “छूओ मत””, “छूओ मत”, यही ' 
पुकार पुकार कर,, पविन्न॑मन्‍्यता और दम्भ और अहंकार का सन्तोषण पोषण 
किया जाता है, तथा इस परस्पर असप्ृश्यता से परस्पर स्नेह और तज्जनित संघ- 
शक्ति की हत्या की जाती है; और दूसरों को निमन्‍्त्रण दिया जाता है कि ऐसे 
छितन मिन्‍न हिन्दुओं को रोज जूतियोँ लगावे | कचीर ने यही देख कर गाया और 
रोया था, 
चौका भीतर मुर्दा पाकै, न्हाय घोय के जेवे । 
पशु का सुर्दा तो पेट के भीतर डालेंगे, इस मे अपनी परम अशुच्िता नहीं 

देखेंगे | पर यदि उसी मुर्दे को पकाते समय दूसरी अ्रवान्तर जाति का जीवन्मनुष्य, 
अपने से रूप, रंग, वस्त्र में अधिक स्वच्छ भी, छू दे, तो 'छू गया? छू गया? का 
हौरा मचावेगे । इस दम्म का फल, सिवा विनाश के और क्या हो सकता है 
कुछ लोगों ने, जो 'जन्मना वर्ण?! और “जन्मना अस्पृश्यता के समर्थक हैं, अंग्रेजी 
का 'माग्नेटिज्म! शब्द सुन लिया है; ये लोग तर्क करते है कि, 'नीच-जाति? का: 
स्थूल शरीर चाहे देखने मे स्वच्छ भी हो, पर उन के सूक्रम-शरीर का मिग्नेटिज्मः 
अपवित्र ही होगा। इस का प्रति-तक और क्या किया जाय सिवा इस के कि “श्ञान- 

लव-दुविदस्घ॑ ब्रह्माउपि त॑ नरं न र॑जयति?? ? 'अधकचरे पडित को ब्रह्म भी खुश 

नहीं कर सकते? | 'उच्चजातिम्मन्य? लोगों मे से कितने कह सकते है कि हम 

शुद्ध सदाचारी हैं, निप्पाप हैं, हमारे सूक्रम-शरोर की “हवा? दूसरों के फुद्धम 
शरीर को पविच् करती है ! लशुन-पलॉड्-मास-मत्स्य-मदिय आदि अमदंय की: 


२. गण० ] शिव शक्ति-पूजा की दुर्दशा ११७ 


अक्षण, अपेय का पान, अगम्या का गमन आदि करते हुए. लोग, यदि इन के 
चर्जन करने वालों को भी 'नीचजातिः कह कर अस्पृश्य बतावे, और परस्पर दुराव 
बराव के घोर दुष्फल प्रत्यक्ष” देखते हुए, भी, श्रप्रत्यक्ष 'मिग्नेटिज्म! की दलील 
करे, तो उन के उत्तर में सिवा इस के क्या कहा जाय, कि मच्छूड से बचने के 
लिये व्याप्र के मुह मे शरण लेना चाहते हैं। * 

शिव-शक्ति की पूजा की भी ऐसी दुर्दशा हो रही है, और ऐसे ही उस का भी 
असल मतलब भूला हुआ है | असल मतलब यह था कि परमात्मा की, श्रनन्त 
रूपों को धारण करने की, शक्ति बहुत्व-शक्ति, प्रजनन-शक्ति, पितृत्व-मातृत्व शक्ति 
का परम आदर किया जाय, और कमी दुष्प्रयोग न किया जाय | उत्तम विवाह, 
उत्तम दाम्पत्य, उत्तम गाह॑स्थ्य मे उस का सत्प्रयोग ओर सदुदाहरण हो। हो 
क्या रहा है १ शिव-पूजा के नाम से केवल पिंडिका पर कुछ दाने अक्षत, दो चार 
पत्ते फूल, एक लोटा जल फेकना, पुजारियों की पुकार पर पैसे भी फेक देना, 
मब्दिरों के भीतर धक्कमधुक्का करना | और शक्ति-पूजा के नाम से वाम-मार्ग के 
भी पच-मकार ( मत्स्य, मास, मद्य, मैथुन , मुद्रा ) के निषिद्ध और अति घृणित 
चीमत्स प्रकारों के भी दुराचार कर डालना | ४ 

गाहेस्थ्य के सम्बन्ध में विवाह के विषय पर आगे और कहा जायगा । 

ब्रह्मचर्य के विषय को समाप्त करते हुए, यहां इतना और वक्तव्य है कि, 

१ हिश्ा४-शा। का अर्थ है, ॥8200 चुम्बकः, की शक्ति, जिससे * 
चुम्बकी लोहा, साधारण लोहे को अपनी तरफ खीचता है, या यदि वह अधिक 
भारी हुआ, तो उस की ओर स्वयं खिच जाता है। विशिष्ट ज्री-पुरुषों मे भी 
विशिष्ट आकषण-शक्ति होती है, तथा अप-कर्षण-शक्ति, क्षेपक-शक्ति भी | रोगों 
की संक्रामकता भी एक ऐसी ही सूद्रम शक्ति है। जिस शक्ति को प्रजलता प्रत्यक्ष 
हो, स्पष्ट अनुभूत हो, उसी के विचार से कार्य करना उचित है। अप्रत्यक्ष, दर- 
र्थित, सम्मावनाओं की कल्पना पर आचरण करना, बुद्धिमानी नहीं है। अधस्ल 
में छा), कामना!,'काम? ही मुख्य मूल-शक्ति है, उसी के अवान्तर मेद, सत्र ही 
शक्तियों हैं । 'पुरुषार्थ! अन्थ के 'कामाध्यात्म' नामक चतुर्थ अध्याय में इस विप्रय 
का विस्तार किया गया है। 


.. - संम० 
, कहावत ही है कि, पहिले कमा लो तब,खचे करो। 'जितनी कमाई ,पेहिले अधिक 
कर ली जायगी, उतना ही ऐश्वर्य, पीछे निबाहते बनेगा। पर,यहां भी “अति 
सर्वत्र वर्जयेत्‌? का सिद्धान्त याद रखना चाहिये। बहुकाल पर्यन्त, अंथवा नैष्ठिक, 
ब्रह्मचय॑, इने गिने ही, जीव कर सकते हैं | ठीक ठींक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, पुराणे- 
तिहास मे, चार सनत्कुमारादि ऋषि, हनूमान्‌ , और भीष्म, और संशयित्त रूप से 
, नारठ, सरस्वती, आदि, ऐसे बहुत श्रोड़े ही दिखाये हैं | सब शरीर ऐसे नहीं होते 
कि चिर काल तक ब्रह्मचये के तंपस्‌ को कर सके, सच्चे उध्वरेतस्‌ हो जाये, और 
आहार से जनित समस्त शुक्र का परिणमन उन सूह्रमतर रसों मे कर डालें, जिन से 
मस्तिष्क के तथा शरीर के नाडीब्यूह के सुप्तप्राय चक्रों का तपंण पोषण और 
जागरण होता है, और सूकछ्म शरीर की इच्छियो का विकास हो कर योगसिद्धियाँ प्राप्त 
होती हे । साधारण शरीरों मे, अतिकाल ,और अतिमात्र ब्रह्मचर्य करने से बीमारी, 
और तरह तरह के विकार, शारीर और मानस, पैदा हो जाते हैं। जैसे कृपण सूम 
के घर मे धन का अति सश्चय हो कर, समाज मे सद्बार न होने से, तरह तरह के 
चोर उस के घर.मे घुसते हैं, और सामाजिक उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं| काम 
को अतिमात्र रोकने से काम का सगा छोटा भाई क्रोध प्रबल हो जाता. हैं | 
बालब्रह्मचारी अति कोही?, इस वाक्य-मे तुलसीदास ने आध्यात्मिक वेच्क की 
बात दिखाई है | सच्चे तपस्वी 'स्वयंदासास्तपस्विनः', अक्सर चिद्चिडे होते हैं । 
. पुराण की कथा भी है कि, विष्णु की डेवढ़ी पर, जय और विजय ने, सनत्कुमार 
आदि कुमार ऋषियों को जरा सा कहा कि, , आप यहाँ थोड़ा आराम कर लें, 
कुर्सियों पर बैठ जायें, सरकार अभी प्रातःकृत्य से निदृत्त नहीं हुए, ज्यों ही मिलने 
के कमरे मे आवबेंगे आप को ले चलेगे?; पर इतने ही से, “कामानुजेन सहसा ते 
उपाप्लुवाक्षाः?, काम के अनुज क्रोध से उन कुमारों की आंखे लाल हों गई"; 
शापाशापी की नौबत आ गई; जय विजय को भी तीन जन्म लेने पढ़े; सनत्कु- 
मारादि के कितने ही माई भतीजे ऋषियों को, दैत्य और राक्षस रूप धारण कर के 

वे भोजन कर गये; कुमारों को भी नरदेहों मे जनमना पढ़ा; विष्णु जी महाराज को 
भी, एक ओर भक्त ऋषियों, और एक ओर मुहलगुए नौकरों, के बीच मे निपयरा 

करते करते, तीन अवतारों की दुर्दशा भोगनी पढ़ गई | 


+श्श्थ » अति ब्रह्मच्य के दोष, 


१, गण० ] सब्च आश्रमो में श्रेष्ठ गाहस्थ्य ११९ 


» इस लिये साधारण जीव को, ब्रह्मचर्य मे भी 'अति? बचाने की आवश्यकता 
है, कि वातव्याधि, उन्माद, अपस्मार, अतिक्रोध, अतिज्षोभ, प्रमेह, क्षय, आदि न 
उत्पन्न हो जायैं। 7: ः 


गाहंस्थ्याश्रम । 
ब्रह्मचर्य को यथा-शक्ति उत्तम प्रकार से निबाह कर, विवाह करना उचित है । 
अविष्छुनत्रद्म चयों ग्रृहस्थाभ्रममआविशेत्‌ ॥ ( मनु ) 
ब्रह्मचयेंंण कन्या युवानं चिन्दते पति । 
अनडवान्‌ ब्रह्म चर्येण भश्ववों घासं जिगीषेति । ( वेद ) 
इस आश्रम की महिमा पहिले कह चुका हूँ । 
ब्रह्म चारी ग्रृदस्थश्न चानप्रस्थो यतिस्तथा, 
पते ग्रृहस्थप्रभवा: चत्वारः प्रथग॒आश्रमाः । 
सर्वेपामपि चैतेषां, वेदअुनिविधानतः, 
ग्रहस्थ उच्यते श्रेष्ठ), स न्नीनुएतान्‌ विभत्ति हि । ( सन्‌ ) 
चारो आश्रम शहस्थ ही से उत्पन्न होते हैं। वेद का निर्णय है कि सब 
आश्रम मे भ्रेष्ठ ग़हस्थ ही है । यही, अपना भी, अन्य तीनो का भी, भरण पोषण 
करता है | आदि जाया-पती प्रकृति-पुरुष हैं; अन्तिम भी, और सार्वकालिक, 
शाश्वत, दम्पती भी ये ही हैं | पुरुष-प्रकृति को, स्व और स्व-भाव को, ब्रह्म-माया 
को, शिव-शक्ति को, जीव-देह को, आत्मा-बुद्धि को, चाहे एक कहिये, चाहे दो 
अर्धाद्,, दो दक्षिण-वाम अद्ध , कहिये, चाहे दो कहिये, जाया-पती, जोड़ा कहिये, 
चाहे अनन्तानन्त अनेक कहिये, बात प्रत्यक्ष हे । फारसी की प्रसिद्ध गीत है । 
मन्‌ तू छुदम, तू सन्‌ छुदी; मन्‌ माँ झुदस्‌, तूतन्‌ छुदी; 
ता कस्‌ न गोयद्‌ बाद अज़, है, मन्र्‌ दीगरस्र, तू दीगरी । 
मै तू हुआ, व्‌ मै हुईं, में जान्‌ हुआ, तू तन हुई , 
अब तो न कोई फिर कहे--मैं दूसरा, तू दूसरी | 
वेदोपनिषत्‌ के सारमय शब्दों मे सष्टि का मूल कारण ही यही कहा है कि, 
अकेले परमात्मा का मन नहीं लगा | “एकाकी न अरमत, आत्मान दें षा व्यमज्ञत 


है. 


२२० कुट म्ब की निमूर्त्ति [ सम० 


पतिश्र पत्नी च अभवत्‌ [? मनु ने पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ही तरिमूत्ति-आत्मक 
कहा है | 
एतावान्‌एवं पुरुषो, यवजाया भाव्मा प्रजाइति ह। 
विप्राः प्राहुस्तथा चएतदू 2 यो भत्तों सा स्मृताभड्ना | 
पति, पत्नी, सन्‍्तान, तीनो मिल कर पूर्ण पुरुष होता है। पौराणिक तिमूर्ति, 
ईसाई मत की “ट्रिनियी?, मनुष्य के तथा सूर्य के तीन शरीर, स्थूल-सूदृम-कारण -- 
इस सब त्रिकों के मूल मे समानता है। पर इस के विशेष विवरण में पडने का 
यह अचसर नहीं है" | 


व्यक्ति-कुल-जाति आदि समस्त मानवर्वंश 
का समन्वय | 


इस श्लोक के आशय की एक बात ध्यान में रखने की है। पश्चिम के 
समाजशास्त्रियों और राजशास्त्रियों ने व्यक्तिरूप मनुष्य को, 'इंडिविज्युअल को, 
समाज का आरम्मक अवयव अथवा '“अगु?, 'यूनिट?, केंद्र, माना है। भारतवर्ष 
के ऋषियों ने निमूर्त्यात्मक कुल को, 'फ़ेमिली! को, ऐसा आरम्मक अवयव माना 
है । इसी कारण से, जैसा केन्द्र मे भेद है वैसा परिधि में भी भेद है; जैसा व्यष्टि 
मे वैसा समष्टि मे । पच्छिम की सामाजिक परिधि “जातिः, निशन?, 'राष्ट्रीयताः, 
बैशनलिज्म, इत्यादि है। भारतवर्ष के लिये यह परिधि “मनुष्य जाति?, 
लय मन्‌ रेस?, 'विश्वजनीनता?, ह्यमनिज्म! है । और इसी विश्वजनीन भाव को 
लेकर वर्णृव्यवस्था, एक ऐसा साँचा, आध्यात्मिक सिद्धांत्त के अनुसार, बनाया 
गया है, कि इस में मनुष्य मात्र की अनन्त जात्युपजातियाँ, समग्र प्रथिवीमए्डल 
के सब देशों की, अपनी अपनी गरुण-कर्म-योग्यता के अनुसार, यथास्थान समाविष्ट 
की जा सकती है; और उन के परस्पर विवादों को मिय कर, सभ् को मिला कर, एक 
चातुर्ब॑गर्यात्मक मानव महासमाज बनाया जा सकता है । ऐसा कोई देश नहीं और 


१---अंग्रेजी अन्थ, []॥8 2६६७॥४/! (79 ० 8॥ रिशॉष्ट॑०75, मे इस 


विषय पर विस्तार किया है | 


९२, गण० ] जीविका के 'वरण? से “वर्ण: १२१ 


कोई काल नहीं जिस मे बीसियों, सैकड़ों, अथवा हजारो, छोटी बड़ी जातियों, विविध 
नामो से पुकारी जाती हुई, न पाई जायें। पर, अध्यात्म-विज्ञान के सिद्धातों के बल 
से,सब को एक समाज मे गूँथने का उपाय और प्रयत्न, विशेषतः मनुजी के मानव? 
धर्म ही ने प्राचीन काल मे किया, पर आज उस धर्म की और आध्यात्मिक सिद्धांतों 
की ऐसी दुर्दशा है कि, अन्य देशो से अत्यधिक, इस देश में जात्युपजातियों में 
'परस्पर विश्लेष और विह्न घ है । जाति? शब्द का अर्थ दूसरा है, 'वर्ण!का अर्थ 
दूसरा | इन दोनो अर्थों और शब्दों का सड्डर कर देने से वर्तमान अव्यवस्था और 
निर्मर्यादता उत्पन्न हुईं है। “जन्मना जातिः'; स्वभाव-गुण-कर्मानुसार, आजी- 
विकार्थ, “इच्युपायः त्रियते, इति, कर्मणा वस्णाद , वर्ण? | जाति का अर्थ जात, 
वर्ण का अर्थ जीविकोपाय, पेशा, रोजगार, जो अपने अपने स्वभाव-गुण-कर्म के 
अनुसार वबरण? किया जाय, चुन लिया जाय । सिह जाति की सन्‍्तान सिह जाति। 
बकरी जाति की सन्‍्तान बकरी जाति। हाथी जाति की सन्‍्तान हाथी जाति। 
पर अध्यापक (ब्राह्मण ) वर्ण की सन्तान तो सिपाही (क्षत्रिय ) बर्णु, 
अथवा दूकानदार ( वैश्य ) वर्ण, अथवा बोका ढोने वाले, मिहनत मजबूरी 
करने वाले, (शू द्र) वर्ण के, तथा इस के विलोम विपर्यास, भी, प्रत्यक्ष, लक्षशः 
देख पढते हैं। वैयाकरण का बेटा वैयाकरण ही, ज्योतिषी का ज्योतिषी ही, सूवेदार 
रिसाल्दार का सूवेदार रिसाल्दार ही, प्रायः नही देख पडता | खेतिहर का वेय 
योडा, और योद्धा का खेंतिहर, अक्सर देख पडता है । 


ख्री-पुरुष-समता-विषम्तता-समन्दय । ' 


अस्त, पूर्वोक्त श्लोक से यह तो स्पष्ट ही है, कि स्री और पुरुष की आदर- 

णीयता, भगवान्‌ मनु ने, तुल्य मानी है । “यो भर्त्ता सा स्मृता अगना?, जो पति 
वही पत्नी ; बल्कि त्लरी का आदर, ऋषियों ने, अधिक किया है। 
जीणें भोजनमआत्रेय:; गौतमः प्राणिनां दया ; 
घृदस्पतिरअविश्वास:; भागेचः ख्रीषु मादवम्‌ । 

चार ऋषियों के चार मुख्य उपदेश है। एक बार भोजन किया हुआ अन्न 

जब जीर्ए हो जाय, अच्छी तरह पच जाय, तत्न ही दूसरी बार भोजन करना | 


श्र्र : , ,ल्री,की.महिमा [ सम० 


प्राणिमात्र पर दया करना । विश्वास करते हुए भरी अत्यन्त अन्य विश्वास नहीं 
करना; भ्रद्धान्‍्ध और परप्रज्ञ न हो जाना, ,विश्वासपात्र जोच करके, उस पर विश्वास 
करते हुए भी स्वयमप्रश् बने रहना । ओर ज्लीमात्र से सदुता,नम्नता,प्रश्नय का व्यवहार 
करना ; रुखाई, तिरस्कार, क्रूरता का व्यवहार नहीं करना | शिष्टों का आचार भी 
यही है। नामोचारण मे पहिला स्थान पत्नी को, दूसरा पति को, देना | यथा 
सीता राम, शारदा चतुमुख, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, इत्यादि । परमात्मा की 
प्रकृति के, ये तीन-जोड़, आद्य आविष्कार हैं। लक्ष्मी और ब्रह्मा, रजःप्रधान; 
सरस्वती और विष, सत्वप्रधान; उप्ता और महेश्वर,, तमःप्रधान | रजःकर्म का 
विवाह, सत्व-ज्ञान से किया जाता है; बिना कर्म के ज्ञान निष्फल, त्रिना ज्ञान के 
कर्म व्यर्थ और अनर्थ | तमस-इच्छा तो ज्ञान और कर्म दोनो की प्रेरक शिव-शक्ति 
( शेते स्वेधु इति शिव:; शक्कोति सर्वे कार्य कर्चु' इति शक्तिः) , रात-दिन, निद्रा- 
जागरण, शिव-रुद्र, भव-हर; ग़ौरी-काली, राग-ह षात्मक, काम-क्रोधात्मक, 
सदा-सम्बद्ध, अद्ज के अर्धद्दय रूपी हैं । ये ही आद्य तीन जोड़े, महाश्हस्थ, सता: 
के सब कार्य चलाते है, और सब महर्षि प्रमर्षि यति सन्यासी आदि के परम 
पितामह हैं । 
गिरामआहुरदेची हुहिणमृहिणी आगमविदो , 
हरेः पत्नीं पद्मं, हरसहचरीम्‌अद्वितनयाँ ; 
तुँरीया कापि त्वं, दुरधिगमनिस्खी ममहिसे !, 
महामाये !, बिहवं श्रमयसि, परब्रह्मम हिषि ! (आनन्दलछददरि) 
आगम पुराण के जानने वाले, गिरा-देवी, बा-ग्देवी, सरस्वती को, हंहिण, 
ब्रह्मा, की गहिणी कहते है; पन्ना, लक्ष्मी, को, हरि, विष, की; अद्वितनया, पर्वत 
की पुत्री, को, हर, महेश, की । परन्तु, हे महामाये ', आप की महिमा निस्सीम, 
अनन्त है, आप स्वय॑-परतरह्म की महिषी, देवी, परमा शक्ति है, और समस्त विश्व 
को भ्रमा, चक्रवत्‌ घुमा, रही हो ! 
मानवधधर्म मे स्ियो का आदर इतना है कि, पुरुष से तुलना की कथा हूँ» 
स्जी-पुरुष परस्पर अ्र्धाग माने हैं; दोनो मिल के ही शरीर पूर्ण होता है । पत्नी की 
पर्याय “अर्धाद्विनी! है । 2. «8 ' 


१, गण० ] माता का गौरव, पिता और आचार्य से अधिक श्श्३ 


ख््रियः स्रियश्व ग्रेहेपु न विशेषो5स्ति कश्वन ; 
यन्न नायत्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्न देवता: ; 
यन्नएतास्वू न पृज्यन्ते, स्वास्तश्नभषफल! क्रिया: | ( मनु ) 


स्‍त्री और श्री मे कोई भेद नहीं; त्री का नाम ही गहलच्मी, एह की अन्‍्नपूर्या, 
है। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्‍न रहते हैं। जहाँ त्लियों का 
आदर नहीं वहाँ सब्र क्रिया कर्म, सब यक्ष परिश्रम, निष्फल और व्यर्थ हो जाते 
हैं। . मातृत्वेन तो क्री का स्थान उपाध्याय, आचार्य, पिता अदि सत्र से सहस्ल 
गुण ऊँचा हे, यह पहिले कह आये हैं| उस को यहाँ दोहराना उचित ही है | 


उपाध्यायान्‌ दुश, आचाये:; शतअचार्यान्‌ तथा, पित्ता ; 
सहस्त्र तु पितन, साता, गौरवेण जतिरिच्यते। 
हम 
बम्तुस्थिति यही है । 
मातृवात्सल्यपूर्णाभिः सतीभिर्धायते जगत्‌ । 
बच्चों के लिये माता का जो स्नेह है, वही जगत्‌ को धारे है। माता का 
स्नेट और प्राण ही, दूध के रूप से मूर्तिमान्‌ हो कर, नयी नयी पुश्त का पालन 
पोषण करता है ; नही तो मनुष्य जाति उच्छिन्न हो जाय । 
ये मातापितरी क्छेश सद्देते संभवे नृणां , 
न तस्यअपचितिः दावया कर, वर्षशसैरपि । 


बच्चे के पालने मे जो कूश माता पिता उठाते है उस की अ्रपचिति, 
उस का प्रत्युपकार, उस का ऋण-निर्मोचन, सेकडों वर्ष के परिश्रम से भी पुत्र 
नहीं कर सकता है। उस ऋणनिमोचन का अकेला उपाय यही है कि, स्त्री-पुरुषा 
अपनी सतान के लिये चेसा ही क्लेश उठावें, जेसा उन के माता पिता ने उन के 
लिये उठाया । 

जैसे ऋहतेरे पुराने श्लोको के अर्थ का भनर्थ किया जाता है, वैसे इस सत्र 
में मो मनु के एक श्लोक की दुर्दशा हुई है। “व्याय्या बुद्धिवलापेक्षा”, यदि- 
साल्िऊ चुद्धि से अर्थ फिया जाय तो सालिक अर्थ निक्लेणा ; यदि राजस तामस 
बुद्धि ने, तो राजस तामंत ; जैसा रंग चश्मे का, वैसा दृश्य का। 


5२४ र्री की रक्षा? का अर्थ [ सम० 


पिता रक्षति कौमारे, भर्तों रक्षति यौचने , 
पुन्नो रक्षति वाधेक्ये, न स्री स्वातंत्रयमअहंति । 

इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि, जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की रक्षा करनी 
“चाहिये वैसी, पिता कुमारी अवस्था मे, भर्ता यौवन मे, पुत्र इद्धावस्था से, स्त्री की 
रक्षा करे ; कलेश और दुःख से उन को बचाता रहै; इस लापरबाई से छोड़ न 
देना चाहिये कि अपनी फ़िक्र आप कर लेगी, अपनी सुसीबते आप भेल लेगी । 
: “नत्नी स्वात॑त््यमह॑ति” का यह अर्थ नही है कि स्त्री को ग़ुलाम बना लेना 
चाहिये, पिजरे में बंद कर देना चाहिये । यदि बाघना ही है, तो परस्पर प्रेम की 
रस्सी से बॉधो, लोहे की सिकड़ी से नहीं । 

पश्चिम के शिष्टतम और स्वच्छुन्द्तम समाज में भी यही प्रथा है कि, जहाँ 
कहीं जाने आने में किसी प्रकार के तिरस्कार, अपमान, या शारीर क्लेश का भय 
हो, वहाँ ज्लियों के साथ, उन की रक्षा करने के लिये, रिश्तेदार या जाने पहिचाने 
विश्वास-पात्र पुरुष, साथ जाते हैं | हो, सब उत्सर्गा के लिये अपवाद होते हैं । 
जो विशेष त्रियों ऐसी हों कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हों, उन के लिये यह 
ठोक नही है। पश्चिम मे यदि कोई कोई ज्लियां, सिह का शिकार, उत्तम बन्दूक 
आदि की सामग्री के बल से, कर लेती है, तो भारतवर्ष मे भी, प्रायः जंगलों मे 
अथवा जगलो के आस पास रहने वाली जातियों मे, ऐसी लियां भी अक्सर पाई 
जाती है, जो वन्य पशुओं का मुकाबला, और उन से अपनी और अपने चालकों 
की रक्षा, बहुत साधारण हथियारों के बल से कर लेती हैं| ऐसी स्वयंरक्षित स्वतन्त्र 
ज्लरियो के भाव का अभाव, भारतवर्ष के साहित्य और इतिहास मे नहीं है; इस का 
प्रत्यक्ष प्रमाण, पुराणों की सिंहवाहना दुर्गा के रूपक से, तथा राजपूताने के इति- 
हास से, सिद्ध है। कितने ही अवसरों पर, राजपूत वीराज्जञनाश्रों ने सेनानी 
का कार्य किया है; इन्दौर की महारानी अहल्या बाई के रामराज्य की अंग्रेज 
इतिहास-लेखकों ने, मुक्तकंठ प्रशंसा की है; सन्‌ १८४७ के सिपाही युद्ध में, 
भांसी की रानी, महारानी लक्ष्मी देवी ने, स्वयं घोड़े पर सवार हो कर, 
सलवार और भाला ले कर, अंग्रेजी फ़ौज से शुद्ध किया, और वीरगति पाई । 
स्वयरक्षितता का तो कहना ही क्या है, जगद्गन्ञकता का काम हुर्गा देवी के 


१, गण० ] सिह वाहना दुर्गा देवी १२४३ 


सुपुर्द है। महिषासुर और शुभ निशुंभादि के घघ का जो काम देवों से नहीं 
बना, वह देवियों ने किया | अपने बालकों की रक्षा के लिये मनुष्य जाति की 
कोमलतम ज्लियां भी सिहिनी हो जाती हैं। अन्यथा, र्री का साधारण स्वभाव 
ही है, कि रक्षा चाहती है, रक्षक का आश्रय लेना चाहती है, ( “सीकसू प्रोटे 
कशन्‌ ” )। यह, पश्चिम के ज्जी-पुरुष-स्वभाव के तत्व के गवेषक वैज्ञानिकों ने भी 
निश्चय किया है| 


देग्या यया ततसइदं जगद्भात्मशकत्या , 

निःशेषद्ेवगणशक्तिससूहसूर्त्या , 

तांभम्बिकां, भखिलदेवमहर्षिपूज्यां , 

सकत्या नता; सम, विद्धातु छुमानि सा नः। ( सप्शती ) 

आत्मा की शक्ति रूपिणी जिस देवी ( “दीव्यति, क्रीड़ति, लीला नाय्यति, 
इति देवी? ) ने “इद”, “यह”, “दृश्य” नाम वाले सारे जगत्‌, ( “जगम्यते 
इति जगत? ), गमनशील, परिवरत॑नशील, संसार को बनाया और फैलाया है, जोः 
“अनंत” देवीनामक शक्तियों की समूहरूपिणी है ( “आत्मैव देवताः सर्वाः? ), 
जिस की ही उपासना हृदय से सब देव और सब महर्षि करते है, उस अ्रम्बिका 
को, जगत्साविन्नी, जगद्धात्री, शक्ति को, भक्तिपूर्वक नमस्कार है; वह हम सब का, 
भला करे | 


देवताभेद-समन्वय 


जैसा में पुनः पुनः कहा करता हूँ, असल मे देवता तीन ही है, जिन्हीं की पूजा 
सब देश और सब काल मे, सब जाति और सब धर्म के सब मनुष्य, सदा करते 
आये, करते हैं, और करते रहेंगे; चाहे वे ईसाई हों या मुसलमान, यहूदी या 
पारती, जैन या बौद्ध; सस्कृत शब्दों का व्यवहार करने वाले हिन्दू भारतीयों का 
तो कहना ही क्‍या है। अर्थात्‌ सरस्वती, ज्ञान की देवता; लक्ष्मी, धनदौलत, 
शानशौकत, शोभासम्पत्ति, ऐड्वर्य, तुजुको हृश्मत, की देवता, तथा गौरी, प्राण की, 
अन्न की, प्रेम की, रूपसोन्दर्य, दाम्पत्यसुख, और सन्‍्तान की, देवता, जिन के अनन्त 
रूपान्तर, ( रागद्व घ के अनन्त रूपान्तरों और विकारों के अनुसार ), अन्नपूर्णा, 


१श्द सत्र ल्लियां शक्ति देवी.के ही सेद है - [ सम०' 


पार्वती, उमा, दुर्गा, चंडी, काली, आदि हैं। ये ही तीन, परमात्मा की शक्ति की 
तीन मुख्य रूप हैं। इन्हीं शक्तियों की उपासना ससारमात्र कर रह्य है। और 
सब स्लियों और सब विद्या, शक्तिस्वरूप ही हैं| शक्ति ही की भेद और 
कला हैं | ह 
- विद्या: समस्तास्तव, देवि |; भेदाः, 
ख्रियः समग्रा: स-कछाः जगत्सु। 


' शहदेवता-स्ती की महिमा 


इन्ही ग्हसरस्वती, शहलच्मी, यहगौरी, शहान्नपूर्णा के प्रसन्‍न रहने-से, 
गृह समृद्ध सम्पन्न होता है; हँसते, खेलते, नीरोग, हृष्ट-पुष्ट बालकों से पूर्ण 
रहता है, जिन के दशन से नेत्र तृत्त होते हैं, ओर घर घर मे राम-कौसल्या, 
कृष्ण-यशोदा, ईैसा-मयम, फातिमा-हसन-हुसैन की दिन दिन भॉकी होती है | 
इन्हीं के अप्रसन्‍न होने से, और शहचण्डी और ग्रहकाली बन जाने से, ग्रह नष्ट 
हो जाता है| . 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु, भलक्ष्मीः 
पापात्मनाँ; कृतधियां हृदयेषु बुद्धि; 
अद्धा सतां; कुलजनप्रभवस्य॒ छज्जा; 
तां त्वां नताः सम; परिपालय, देवि |, विश्वम्‌ । 
मेधा भसि, देवि विदिताखिलशास्त्रसारा; 
हुगांईसि, हुगंभवसागरनौरभसगा; 
श्रीः, कैटभारिहद्येककताधिवासा; 
गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा । ( सघ्शती ) 
हे देवि ! पुण्यवान्‌ सुकृती के घर में श्री, शोभा; पापी के घर में अप्रसाद, 
निश्श्रीकता; घीमान्‌ के हृदय मे सात्तिक बुद्धि; सज्जन के मन मे सत्फार्य करने की 
साध, सर्घा, भ्रद्धा; सत्कुलीन के मन में ही, लज्जा, अहकार का अभाव, आत्म- 
प्रदर्शन का अभाव, यह सब्च कुछ तू ही है, सो ठुके प्रणाम हे | सब शाल्लों का सार 
जानने वाली मेधा, धारणावती बुद्धि, घीः, तू ही है; डुर्गम भवसांगर के पार 


न 


२. गेंण ० ] तीन गुणों के 'सेद से मिन्‍न श्र्७ 


करने वाली नाव, असद्भरूपिणी, अनासक्तिरूपिणी, .दुर्गा-बुद्धि, अकेली तू ही 
है । ( पौराणिक रूपक से: राधा नाम प्राणशक्ति का,'और दुर्गा बुद्धिशक्ति का है 
“राघा-दुर्गा इतिं यत्‌ प्रोक्त' प्रायबुद्धयधिदेवतं, प्राहुभू ते शक्तियुग्म, सबिदो जग- 
दुकूवे |” देवीमागवृत )। कैय्मारि के, ( क्रोध को दमन करने वाले के ) 
हृदय मे बसने वाली ,प्रसन्‍नतारूपिणी श्री तू ही है, शशिमौलि, चन्द्रशेखर' 
( चन्द्रमा से अलंकृत व्योम ) की गौरी तारामयी श्वेत प्रभा, चमक, ज्योति, 
प्रकाश, शोभा, सुषमा, तू ही है ।, जैसे सासारिक सुख के वास्ते, प्रवृत्ति मार्ग पर 
चलते हुए मनुष्य, इन तीन शक्तियों की उपासना; अम्युद्य सम्बन्धी च्रिवर्ग, 
धर्म-अर्थ-काम, ( सरस्वती-लक्ष्मी-गौरी, ज्ञान-क्रिया-इच्छा, विष्णु-अन्मा-शिव, 

“सत्व-रजस-तमस्‌ ), की प्राप्ति के लिये करते हैं. वैसे ससार से विमुख होने पर, 
निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ होने पर, मोज्षार्थी होने पर, भी, इसी देवी शक्ति के 
चरम और परम रूप, महाविद्या, आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या, की, उपासना उन को 
करनी पढ्ती है । 


था मुकतिहेतुर भविचिन्त्यमहात्रता, /त्व” 
अभ्यस्यसे, . सुनियतेन्द्रियतत्वसरिः 
मोक्षाथिभिमत्रिसिरअभस्तसमस्तदोषेर- 
विद्याईंसि सा, भगवतो परसा हि, देवि ) बी 
निष्कर्ष यह है कि जो सम्बन्ध पुरुष-प्रकृति का, शिव-शक्ति का, है, वही, हवश्ना- 
बत,, पंति-पत्नी का है और होना चाहिये । कट 
शिव३ शक्त्या युक्तो यदि, भचति शक्तः प्रभवितुं; 
न' चेद्‌ एवं देवो न खछु कुशछः स्पंदितुमअपि; 
अतःत्त्वां, आराध्यां हरिहर॑विरिच्यादिभिरपि, 
प्रणन्तु स्तोतुं दा, कथ अक्लतपुण्यः प्रभवति |& 


! ( भानन्द छरहरी ) 


* इस श्लोक का अर्थ पहिते, पृष्ठ ४० पर, लिखा जा चुका है । 


श्श्य. सब पुरुष शिव के रूपान्तर हैं [ सप्त> 


कर; पुरुषः सर्वे ख्नियः-सर्वाः महेदवरी ; 
स्रीपुंसम्भव॑ विदरवं, ख्रीपुंसात्मफ्ेव च । 
( शिवपुराण ) 
इस दाम्पत्य सम्बन्ध मे अन्य सब स्नेह प्रीति के सम्बन्ध, माता, पिता, पुत्र 
पुत्री, भाई बहिन, आदि के, अन्तर्गत हैं; सब इसी से पैदा होते हैं और इसी मे 
फिर लीन हो जाते.हं । 
व्वमिव माता च, पिता ल्वमेव, 
व्वमेव, बत्धुइ्च, सखा त्वसेव, 
व्वमेव विद्या, ह्वि्ण त्वमेव, 
' स्वमेच. सर मम, देवदेव ! 
ऐसा कही राम के प्रति सीता का वाक्य है। दशरथ ने भी कैकेयी की 
गहँणा करते हुए, कहा है । 
कि माँ व्ष्यति कौसल्या, राधवे वनमास्थिते; 
कि चैनां प्रतिवक्ष्यामि, कृत्वा विश्रियंद्देत्शस, । 
यदा यथदा हि कौसल्या, दासीवच्च, सखीच च, 
भार्यावदू, भग्रिनीवच्च, मात्वच्चोपतिष्ठति, 
सततं प्रियकामा मे, प्रियपुन्ना, प्रियंवदा, 
न सया सत्कृता देवी, सत्काराहाँ, झृते तव ! 
( रामायण, भा० काँ०, भर० १२ ) 
जब राम बन को चले जायेंगे, तब कौसल्या मुझ को क्या कहेगी, और में 
उन को क्या उत्तर दूँगा ! दासी के, सखी के, भार्या के, मगिनी के, माता के समान, 
सभी भावों से कौसल्या ने सदा मेरा हित और प्रिय किया, और में ने उन का 
सत्कार न किया? । तथा बसिष्ठ ने भी कैकेयी की भरत्सना करते हुए, कहा है । 


भनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम्‌आसनस्र । 
* आत्सा हि दाराः सर्वपां दारसंग्हवत्तिनाम | 
जआात्मायंमिति रामस्य पालयप्यति मेदिनीम । 


ढ 


१. गण० ] स्‍त्री और पुरुष का परस्पर आश्रय १२६ 


“यदि राम जज्ञल को जायेंगे, तो उन के स्थान मे राजसिहासन पर सीता 
बैंठेगी | पति की आत्मा ही पत्नी है.। यही पृथ्वी का पालन और राजकार्य का 
चालन करेगी! | 
महाभारत के शकुन्तला-दुष्यन्त-उपाख्यान मे, यह अर्थ और भी स्पष्ट किये है । 
अर्थ भार्या मनुष्यस्थ, भायां श्रेष्ठटमः सखा, 
भार्या मूल त्रिवर्गस्य, भार्या मूल तरिष्यतः ; 
सार्यावन्‍तः क्रियावन्तः, सभार्या: ग्रृहमेघिनः , 

हि भार्यावन्‍्तः प्रमोदन्ते, भार्यावन्‍तः क्रियान्विताः ; 
सखायः प्रविविक्तेषु भर्वंति एसाः प्रियम्वदाः 
पितरो ध्मकायंघु, भवंतिआत्तस्थ मातरः , 
कान्तारेघुअपि विश्रामों जनस्य आध्वनिकस्य वे ; 
यः सदारः सः विद्यवास्थ;; तस्माद्‌ दारा परा गतिः ; हे 
संसरन्तं अपि प्रेत, विपमेष्वपि पातिनं , 
भार्येव अन्वेति भर्त्तारं, सत्ततं या पतिन्नता ; 
प्रथम॑ संस्थिता भाया, पति, प्रेत्य, प्रतीक्षते; 
पूव झत॑ च भर्ततारं पश्चात्‌ साध्वी भनुगच्छति; 
एतस्मात्‌ कारणादू, राजन |, पाणिग्रह्ण इष्यते , 

। यद्‌ आप्तोति पत्तिः भार्या, इहलोके, परत्र च। 

जन, भूला हुआ राजा दुष्यन्त, शकुन्तला को पहिचानता नहीं, तन्न शककु- 
न्तला,-उदार, गुर्वर्थ, ऊर्जस्वल, उद्दाम शब्दों मे, राजा का उपदेशन, शासन, 
घरषण भी, करती है। 'ार्या, मनुष्य की, अधीगिनी है, सहधर्मचरी है; धर्म- 
अर्थ-कामरूपी त्रिवर्ग की प्राप्ति भी, और उन के पार तर कर, मोक्ष पाने मे भी 
मुख्य सहायक हैं, गाह॑स्थ्य के महायज्ञ की एकमात्र साधन है; बिना भार्या के 
कोई धर्म की क्रिया, सासारिक क्रिया, नहीं, एक़ान्त मे प्रियवादी सखा, धर्म कार्यो 
मे पिता, आर््ति में, दुःख मे, रुग्णावस्था मे माता, जगलों की यात्रा की थकावट 
में भी विभ्रामस्वरूप, भार्या ही है, जिस के भार्या है, वही विश्वासपात्र होता है; 
दारा ही परा गति है; पतित्रता नारी, मत पति के साथ परलोक को भी चली जाती 


छ 
हु 


१२३० पुत्र! क्या है [ सम॒० 


है, वा, यदि पहिले स्वय परलोक को गई, तो वहां पति की प्रतीक्षा करती रहती 
है; पाणि-्ग्रहण इसी लिये किया जाता है कि, सत्‌ पुरुष और सती ज्री का ,साथ, 
इस लोक में भी और परलोक मे भी रहता है |? 
महाभारत के आदि पर में एक स्थान पर कहा है, 
भात्मा, आत्मनैव जनित३, पुन्न इत्युच्यते छुधेः ; 
तस्माद्‌ भाया नरः पश्येन्‌ मातृवत्‌ पुन्नमातरं। 
दह्ममानाः मनोदुःखेः, व्याधिमिश्व आतुराः नराः, 
ह्ादंते स्वेषु दारेषु, घर्मात्तां: सल्िलिष्विच | 
“आत्मा वै जायते पुत्र:०, पुत्र रुप से आत्मा ही, पुनः जन्मता है; इस लिये 
पुत्र की माता को अपनी ही माता जानना चाहिये | मानस दुःखों से जलते हुए 
बीमारियों से आतुर, मनुष्य, अपनी भार्या में ही दुख की शाति, आह्ाद भी, 
सुख भी, पाते हैं, जैसे, घ॒र्मं से, गर्मी से, घाम मे, तपा, पानी में । 
यदि भारत-जनता की सूत्रात्मा ने, 'बदे मातर” के शब्दों को, संध का एक 
राष्ट्रीय मंत्र वा सिंहनाद बनाया है, तो उचित ही किया है । जगद्धान्नी, वेदमाता, 
लोकमाता, मूल-दैवी-प्रकृति-शक्ति, पहिली माता; दूसरी, जन्मभूमि, तीसरी, 
जननी; तीनो माताओं की बंदना उचित है; प्रतिक्षण । पर केवल वंदना से ही 
संतुष्ट और कृत-कृत्य नहीं होना चाहिये । ज़ननी की, और एक ही जननी की 
नहीं, प्रत्येक जननी की, 'रक्षा', सेवा, करनी चाहिये, तमी जन्मभृमि की श्रोर 
जगजननी की सेवा हो जायगी । जिस कुल मे, जिस देश मे, 'जिस जांति में 
स्त्रियों के साथ, माताश्रों के साथ, ऋर दुर्व्यवहार होगा, वह अवश्य'ही नष्ट 
हो जायगा | 
हे यन्न नायसस्‍्तु पूज्यन्ते, रमन्ते ततन्न देवता 
यन्नेतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तन्न अफला: क्रिया: ॥ 
शोचन्ति जामयो थन्न, विनश्यति आछु तत्कुलं; 
न शोचन्ति तु यन्न एता:, वर्धते तदूहि सवंदा। 
जामयो यानि ग्रेहानि शपन्ति अप्रतिपूजिताई, 
तानि, हृत्याहतानिद्वव, विनद्रयंति सर्मंततः। ( मल ) 


१. गण० ] जहाँ नारी प्रसन्‍न वहाँ देवता प्रसन्न १३१५ 


“जिस कुल मे, जिस जाति मे, नारियों की पूजा, आदर, सत्कार'होता है, 
वहाँ देवता प्रसन्‍न होते हैं, और वह जाति और कुल समृद्ध सम्पन्न होते हैं, और 
सदा बढते रहते हैं । जहाँ, इस के विपरीत, नारियों का अपमान होता है, उन को 
दुशख दिया जाता है, उन के साथ क्रूरता की जाती है, और वे, रोती तिसकती, 
उन कुलों जातियों को शाप देती हैं, कोसती है, वह कुल और जाति सद्यः 
विनष्ट हो जाती हैं; मानो कृत्या ने, उच्चाटन मारण आदि अ्मिचार से उत्पन्न 
मारक आपत्ति ने, विद्युत्‌ से, मार दिया हो ।? 

निचोड, निश्च्योत, यह कि, जो उत्तम निदर्शन, प्राचीन अन्थों मे, दिखाये 
हैं, उन में पति-पत्नी की अन्योज्न्यडात्मता ही दिखाई है, “और यही कहा है कि 
एक दूसरे के लिये इन को सर्व॑स्व होना चाहिये । गौरी-शंकर का अन्योउ्न्य-अर्घा- 
गित्व भी इसी भाव की परा काष्ठा का पौराणिक रूपक है। स्त्री-पुमान-उभयात्मक 
उभयलिग जीव भी ससार मे होते हैं, यह वैज्ञानिक बात भी इस रूपक से द्योतित 
होती है, इत्यन्या कथा | वनस्पति वर्ग प्रायः समी उभयलिग है, तथा मानववर्ग 
में भी, पुरुष मे अव्यक्तरूप से ज्नी चिह, ओर स्त्रियों मे अव्यक्त रूप से पुरुष 
चिह्न, वर्तमान है, और, यदा कदा, लाखों मे से एक दो मे, दोनो व्यक्त भी पाये 
जाते हैं, यह पाश्चात्य आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है । तिस पर भी, मातृत्वेन 
स्त्री का गौरव, भारतीय शालीनता सभ्यता में कितना सर्वश्रेष्ठ कर दिया है, यह 
पहिले कह चुका हूँ । 

उपाध्यायान्‌ दश णाचाये;, शताचार्यास्‍्तथा पिता, 
सहस्त॑ तु पितृनू मत्ता, गौरवेणअत्रिरिच्यते । 

आप खातकों को, त्रह्मचय समाप्त कर के, गाहं॑स्थ्य मे प्रवेश करना हे, 
इस लिये यह सब पुराने आदर्श आप के सामने रक़्ख़े जाते है | इतना यहाँ और 
कह देना चाहिये कि, किसी प्राचीन काल मे, स्त्रियों को भी विधिवत्‌ उपनयन 
आदि कर के वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य कराया जाता था; पर समय बदलने से यह 
प्रथा बन्द हो गयी है | यदि पुनः बदल कर, प्राचीन अवस्था के सदश अवस्था 
पुनः उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रथा भी पुनः प्रचलित करनी पड़ेगी। जैसा 
पच्छिम में देख पड़ता है कि लड़कियों की भी विधिवत शिक्षा होती है। भारत- 


श्श्र पुराकाल में स्लरियों का भी उपनयन [ सम० 


वर्ष में भी इस ओर समाज का ध्यान बढ़ ही रहा है । और उपनयन सस्कार का 
तात्विक अर्थ तो शिक्षा ही हे, गले मे सूत डाल देना मात्र नहीं। बालक को 
गुरु के 'उप', समीप, 'नयन?, ले जाना, इस लिये कि गुरु उस को '्रह्म? के, 
ज्ञान के, आत्मज्ञान के, आत्मा के, 'उप?, समीप, 'नयन? करे, ले जाय--यह 
“उपनयन? संस्कार का तत्व है । ऐसी शिक्षा का अधिकार सभी बुद्धिमानो को है; 
क्या बालक, क्या बालिका । इसी आशय से गौतमस्मृति में कहा है | 
पुराकाले तु, नारीणां मौज्लीवन्धनमदृष्यते, 
अध्यापनं च वेदानां, साविन्नीवचनं तथा । 

हारीत [ २१-२० ] में भी कहा है, 
- तस्मात्‌ उन्दसा स्त्रियः संस्कार्या।। 

मनु मे भी ऐसे वाक्य हैं जिन का आशय यह निकलता है कि विदुषी स्त्रियों 
को बेद के मन्त्रों के अध्ययन उच्चारण का अधिकार है । 

वाल्मीकि रामायण मे, कोसल्या के, वेदमत्रो से अम्रि मे, हवन करने की 
चर्चा की है । सब, पात्रमेद, अधिकारमेद, की बात है। सिंहिनी की . प्रकृति 
संस्कृति दूसरी, गाय की प्रकृति सस्क्ृति दूसरी । आज काल के हिन्दू की स्री, पति 
के पीछे चलती है। अंग्रेज की ज्री, पति के बगल में, साथ साथ, शिव की 
पावती ऐसी ) पर्वतवासियों पार्वतीयो का वर्णन कालिदास ने “वनितासखाना” 
शब्द से किया है । लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, उर्वशी आदि कई स्त्री-ऋषियों 
ने वेद के मंत्र स्वे है, अभ्ण ऋषि की बेटी, जिस का नाम वाक्‌ था, वागाम्मणी 
ने, देवो सूक्त, ऋग्वेद का, कहा है; “अहं रुद्रेमिः वसुभिः चरामि, अहं आदित्येः 
उत विश्वदेवे,, अईं मित्रावरुणोमा बिमर्मि, अहं इन्द्राभी, अहं अश्विनोमा ।*** 
य॑ कामये त॑ त॑ उप्र करोमि, त॑ ब्रह्माण॑, त॑ ऋषि, त॑ सुमेधा ।. . .. अहँ जनाय' 
समदं कृणोंमि, अह द्यावा प्रथिवी आविवेश | **'अहमेव वात इव प्रवामि 
आरमभमाणा भुवनानि विश्वा; परो दिवा, पर एना प्रथिव्या, एतावती महिनां 
सम्बभूव ।” 'मै ही परमात्मा की शक्ति हैँ; मै ही यौः आकाश और प्रथिवी में 
छायी हूँ; विश्वेदेव, आदित्य बसु रुद्र इंद्र अमि, मित्र वरुण अश्विनी कुमार, 
सत्र मेरे ही रूप हैं सब्र को मै ही चलाती हूँ. जिस को चाहती हूँ उस को मेधावी, 


१, गण० ] स्त्रियों के रचे वेद-मंत्र १३३ 


शूर-बीर, ऋषि, त्रह्मा भी, बना देती हूं, सत्र सुख की देने वाली में ही हूँ, वायु में 
मैं ही दौढती हूँ: सब्र भुवनो ब्रह्मांडों को मै ही रचती हूँ; और, यह सत्र करती 
हुई, सब्र से परे भी हूँ ।? स्रीऋषिका के रचे हुए इस देवी-लछ्ली के यूक्त से 
अधिक उदार, उदात्त, उदग्न, ओजस्वी, कोई दूसरा सूक्त, पुरुष-ऋषि का रचा, 
देव-पुरुष की महिमा का, समग्र वेद में नहीं है। परम देवता, तीन, सरस्वती 

लक्ष्मी, महेश्वरी, ज्री ही हें; द्विजमात्र की अत्यत जपनीय, साधनीय, सिद्धि- , 
कारिणी, सावित्री-गायत्नी देवी, ली हैं, वेद का स््री-नाम श्रुति है; “जप्येनेव तु 
ससिध्येद ब्राह्मणों नात्र संशय? ( मनु )। फिर ज््ीजातिमात्र का, स्लील्वेन 
अनादर क्यों ? वह तो पुरुष से अधिक आदरणीय हैं। 


विवाह के भेदों का समन्वय | 


ऐसे पति-पत्नी के गाहँस्थ्य के लिये विवाह आवश्यक है। पर विवाह के 
विषय में संसार मे बहुविध आचार विचार चले आते हें, जो देखने में परस्पर 
अति विरुद्ध हैं । पर इन का भी समन्वय, अ्धिकारि-मेदेन, अधच्यात्मविद्या के बल 
से, मानव धर्मशाल्न में किया है । 
घाह्यो, दैवः, तथैवअर्षः:, प्राजापत्यः, तथाआखुरः, 
गान्धवों, राक्षसश्चेव, पेशाचब्रचाष्टओो 5घसः ॥ 
जानप्रधान सत्तप्रधान प्रकृति के लिये ब्राह्म, आष, देव, और प्राजापत्व 
प्रकार उपयुक्त हैं; इन चार में भेद, प्रायः नाममात्र का है। क्रियाप्रधान 
रजो5घिक प्रकृति के लिये गान्धव अर्थात्‌ स्वयंवर, ओर वीर्यशुल्क वाले युद्धपूर्वक 
राक्षस प्रकार भी, उपयुक्त हैं। इच्छाप्रधान, द्रव्यसश्लयो, अतः तमोषविक जीव 
के लिये पूर्वोक्त ब्राह्म, प्राजापत्य, और गाधर्च उपयुक्त हैं; तथा शुल्क दे कर आसुर 
प्रकार भी सर्वया निषिद्ध नहीं, पर निंदनीय है | अधम जीवों में पैशाच प्रकार, 
फत्या पर बलात्कार का, होता है। पर इन आठ प्रकारों में कुछ धम्म हैं भराकी 
अधम्पे; यथा, आसुर निन्‍्य, और पैशाच तो सर्वेथा वज्यं अधम ओर पापिंष्ठ दी, 
है। आशय यह है कि, कई प्रफार ऐसे हैँ जो शिष्ट शालीन सम्य समाज में 
पापात्मक और दश्टनीय समझे जाते है: और शिऐ्टों के लिये सर्वया अनुचित हैं 


हा 


१३४८ विवाहों के भेद और उंन का समन्वय [ सम० 


भी; पर सब मनुष्य तो यकसों नहीं,असम्य आत्यादि ( 'सावेज”, 5५४४८ ) जातियों 
के लिये, जिन में ये अधम प्रकार प्रचलित हैं ही, इन्हीं को मर्यादा मान लिया है, 
जिस में उंन जातियों की अव्यवस्थितता और भी अधिक न बढ़ जाय | * 
भारतवासियों का अकसर यह विचार्‌ है कि पश्चिम में, यूरप और श्रमेरिका 
मे, श्वेतवर्यों में; स्वयवर ही का प्रकार प्रचलित है। यह,विचार ठीक नहीं । 
'सेक्सन! ( 90४०7 श्रर्थात्‌ जर्मन, अंग्रज, ओर तद्ब'शज अमेरिकन आदि ) 
जातियों में यह प्रकार कुछ अधिक प्रचलित हैं, सवेथा नहीं। लैटिन! ( [शा 
अर्थात्‌ इटालियन, फ्रेंच, स्पानिश्‌ आदि )! जातियों में अधिकतर विवाह माता 
पिता ही तय कर दिया करते हैं। 
विवाहशासत्र और सनन्‍्ततिशालत्र के ( जो कामशाख््र के परमावश्यक अंग हैं ) 
निचोड़ और मूल मन्त्र को, मनु ने, श्रध्यात्मविद्या के अनुसार, एक छोक मे 
कहा है । | 
भनिन्दितेः ख्रीविवाहैः अनिन्‍्धा भवति प्रजा; 
निन्दितैर्निन्दिता नर्णां, तस्मान्‌ निद्यान्‌ विवजयेत्‌ । 
जो विवाह के प्रकार निन्दित है, उन का स्वरूप ही ऐसा है कि उन मे, पति- 
पत्नी का भाव, परस्पर शुद्ध स्नेहमय नहीं होता, इस हेतु से, जो प्रजा इन 
विवाहो से उत्पन्न होती है, वह भी निन्दनीय प्रकृतिवाली, अशुद्ध स्वभाव की, 
राजस तामस, दुर्देह और दुर्बद्धि, ही होती है । पर जो विवाह के प्रकार प्रशस- 
नोय है, वे ऐसे हैं कि उन मे जायापती की बुद्धि परस्पर शुद्ध और प्रीतिमय 
होती है, और इस कारण उन की सनन्‍्तान भी उत्तम शरीर और उत्तम बुद्धि 
वाली, सात्विक प्रकृति की, होती है |? 


. १ विवाह के इतिहास और प्रकारों की गवेषणा करने वाले पाश्चात्य विद्वानों 
ने, यथा वेस्टरमा्क ने ( (४८अध्या]का०ंप, |रीजण9 ण विणयाक्ा चिंक्षा।882 
में ) जो चार मुख्य प्रकार कहदे हे, वे यही चार हैं, 

(9) भ्॑आए989० घथधांटत 59 एशाछव5 शा0ं 2०४5; (0) 099 गाए $थॉ+ 
एॉग॑ए४ 9 0ए2०८१४६९, (2) 9५ ८४/ए८; (०) 0५ ॥908: 


१. गण० ] उत्तम विवाह से उत्तम सतान श्शज 


विवाह की संख्या के विषय में भी, इसी तरह, स्वभाव के भेद से, समन्वय 
किया जा सकता है; पर बहुपल्लीविवाह से ग्रहकलह कैसा होता है, इस का चित्र, 
रामायण मे, आदि कवि ने खींच दिया है, तथा बहुपतिविवाह का फल, महा- 
भारत मे, व्यास जी ने । बहुपतिविवाह की प्रथा, अरब, तिब्बत में कुछ रह गई है, 
तथा, इधर उधर, असम्य कहलाने वालो कुछ जंगली जातियों मे, बहुपत्नी- 
विवाह, दुर्भाग्यवश, भारत मे, तथा अ्रन्य देशों मे भी, बहुत कुछ रह गया है; 
धीरे धीरे यह प्रथा उठती जाती है। विशेष देश-काल-निमित्त से विशेष प्रथा 
उत्पन्न होती है, जिस में कुछ दोष होते हैं तो अधिक गुण भी, निमित्त-अवस्था 
बदलने से, दोष अधिक और गुण कम हो जाते है, तब प्रथा को, विवश हो कर, 
बदलना पडता है, उत्तम कोटि में, एक-पतिपत्नीतरत ही सदा कहा है। नलोपा- 
ख्यान में, महाभारत में कहा है । 

विशिष्टाया विशिष्टेन संगमों गुणवान्‌ भवेत्‌ । 

रामायण की समग्र कथा में एकपत्नीव्रत और एकपतित्रत की महिमा कही 
है | अन्यथा एक स्त्री से बहुत पुरुषों का विवाह भी, यथा पाडवो और प्राचेतस 
ऋषियों का, पुराणों में कहा है, और आज भी तिब्बत आदि प्रदेशों में होता 
है, एक पुरुष के बहुत स्त्रियों से विवाह का तो कुछ कहना ही नहीं । विधवा- 
विवाहादि के भी विषय मे, हेत॒पूर्वक, अधिकारिता देख कर, ऋषियों ने मर्यादा 
बॉबी है, पर उस मर्यादा का आजकाल प्रायः तिरकार ही हो रहा है| 
ससार में यही प्रसिद्ध है कि “हिन्दू धर्म का निचोड इतना ही है, कि दूसरी 
जाति वाले के साथ खाश्रो मत, और विवाह मत करो; और जिस का जाति 
-नाम तुम्हारा जाति-नाम हो, उस के साथ खाओ्रो और विवाह करो। इस 
प्रथा का मूलहेतु तो बहुत उचित आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है, भोजन की 
शुद्धि से शरीर का बल और आरोग्य, और विवाह का शुद्धि से सन्तति की 
दिनोदिन उत्तमता; पर सच्ची.शुद्धि और विशिष्टता को तो कोई देखता नहीं, 
जाति का नाम ही देखा जाता है, और इस जातिनाम की आइ में अशुद्ध से 
अशुद्ध भोजन, और दुष्ट से दुए, वेमेल से वेमेल, और अनुचित से अनुचित 
विवाह प्रतिदिन होते हैं । 


२३६ कई प्रकार के पुत्र [ सम॒० 


पुत्र-मेद-समन्धय । 
प्राचीनो ने बारह प्रकार के ,पुत्र, अवस्था के भेद से, गिनाये हैं । किसी 
गिनती से अठारह तक भी हो जाते हैं, ( जैसा मेरे ज्येष्ठ आता श्री गोबिददास 
जी ने अपनी “हिन्दुइज्म! ( #7760शा ) नामक श्रग्रेजी पुस्तक में -दिखाया 
है )। औरत पुत्र ही को उत्तम कहा है, जो एकपतित्रता पत्नी और एकपल्नीव्रत 
पति के अनिदित विवाह से उत्पन्न हुआ हो। इससे उतर कर दत्तक है। क्षेत्रज, 
अपविद, कानीन, क्रीवक, सहोढ, पौनर्भव आदि इष्ट नहीं हैं, पर माने गये हें । 
अंगादअंगात्‌प्रभभसि, हृदयाद्‌भधिजायसे, 
आत्मा वै पुत्रनामासि, वर्धस्व शरदां शत्म्‌ । 
जायायाः तद्हि जायात्वं यद्भस्यां जायते पुनः । 
पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, हहे पुत्र, मेरे एक एक अद्भ से तेरा 
एक एक अजद्ज बना है, विशेष कर मेरे उरस्‌ से, हृदय से, तू उत्पन्न हुआ है; 
पुत्न के नाम से तू मेरी आत्मा ही है। जाया का जायात्व इसी हेतु से हे कि पति 
उस के शरीर मे से पुनर्वार पुत्ररूप से जायमान होता है? | 
यह सबच्च भाव, एक एक, बड़े गम्भीर, बढ़े सात्विक, बढ़े उदार हैँ | यदि समाज 
में इन का ठीक ठीक प्रचार हो, तो आज समाज का स्वरूप ही दूसरा हो जाय | 
यहाँ यह बात भी कहनी चाहिये कि, जैसे, शारीर ब्रह्मचर्य्य को किये हुए, 
सच्चे सुपरिपक्त परिपुष्ण शुद्ध शरीर वाले, माता पिता की शारीर संतान उत्तम 
और सच्ची होती है, और कच्चों की कच्ची; वैसे ही, कच्ची बुद्धि विद्या वालों की 
बौद्ध संतान, शास्त्र-अन्थ-निबंध-काव्यादिरूपिणी, भी कच्ची होती है । इस लिये, 
जैसे शारीर व्रह्मचय्य॑ की आवश्यकता है, वैसे बौद्ध ब्रह्मचय्य की भी परम आवश्य- 
कता है। आज काल यह बहुत देख पडता है कि, जैसे स्कूल में पढ़ने वालों के 
भी लड़के लड़की पैदा होते रहते हैं, वैसे ही वे पुस्तकें और लेख लिख लिख कर 
छुपाते भी रहते हैं| फल यह हुआ है, जैसा तुलसीदास ने कहा है, 
भूमि हरित तृन संकुछ, सूझि परे नहि पंथ; 
जिमि पाखंड विवाद ते हु भये सदूभंथ । 


१, गण० ] कच्ची शारीर संतान और कची ब्रौद्ध संतान १३७ 


कच्चे आदमियों से, और कच्चे लेखों और ग्रंथों से, देश भर गया है। 
चिंससंयमी स्त्री पुरुष शरीर को, और चिरमाजित-संचित बुद्धि विद्या को, अच्छी 
>तरह परिपुष्ठ कर के, शारीर भी और बौद्ध भी सन्तान उत्पन्न करे, तो देश का 
बहुत उपकार और कल्याण हो | 
ज्ञानं शौय मह: सव ऋह्मचय प्रतिष्ठित । 
आयुर्वेद के ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है, “त्रिस्थू्ण शरीरं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य”, 
उचित आहार, उचित निद्रा, उचित ब्रह्मचर्य, यह तीन, शरीर के स्थूण, थूनी, 
खमे है , उस को धारण करते हैं, थामे सम्हाले रहते हैं | गहस्थावस्था में भी, 
उचित मात्रा मे, ब्रह्मचर्य की उपयुक्तता है। विद्यार्थी अवस्था के ब्रह्मचर्य से 
उस का नियम मिस्न है | 


जान देना भी गहस्थ ही का काम है, 
यस्मातन्नयोध्न्याश्रमिण;, ज्ञानेनअन्नेन च, अन्वहस, 
गृहस्थेनेव धारयते, तस्माज्‌ ज्येष्ठाश्रमों ग्रही। 


विधवाविवादहादि-समन्वय । 


गाह॑स्थ्य के सम्बन्ध मे, विधवा-विवाह का भी प्रश्न उठता है । आप लोगो 
को गुरुकुल से समादृत्त होने के बाद, समाज में जा कर, समाज-सुधार के सम्बन्ध 
में, इस प्रश्न का भी सामना करना होगा। तो देखिये कि मानव धर्म मे इस 
प्रश्न का भी उत्तर उसी प्रकार दिया हुआ है, जैसा और प्रश्नो का। सत्र प्रकार 
के, भिन्‍न भिन्न प्रकृति के, जीवों के लिए, मिन्‍न मिन्‍न मर्यादा, बुदिपूर्वक, 
विवेकपूर्वक, देशकालावस्था-विचारपूर्वक, बॉधी है। जन्न परमात्मा ने सभी प्रकारों 
को ससार मे स्थान दिया है तो मानव धर्म क्‍यों न स्थान दे ! हॉ, उचित स्थान 
प्रत्येक वस्तु को देना चाहिये | इस लिए उत्तम कोटि तो यही है कि एकपत्नीत्रत 
ओर एकपतित्रत किया जाय | पुरुषों मे राम का एकपत्नीत्रत प्रसिद्ध है । 
स्त्रियों का तो कहना ही क्‍या है। पर जिन की प्रकृति मे रजस तमस्‌ की मात्रा 
अधिक हो, उन पुरुषों ओर सियों के लिए अनुमति है कि पुनर्विवाह करें | पर 
चैसे आदर के पात्र न समझे जावे, जैसा पुनर्विवाह न करने वाले विपत्नीक विधुर 


श्श्द विधवा-विवाह की अनुमति कब १ [ सम 


और विधवा, जो अपने को साधु और' तपस्वी बना कर परोपकार मे प्रवृत्त ₹ 
जाये, और ऐसा समझे कि मानो समय से पहिले ही वानप्रस्थ और संन्यास हम क 
मिल गया। भागवत मे कुती ने कृष्ण से कहा है, 

विपदः संतु नः शबचत्‌ तन्न तन्न, जगदूगुरो !, 

भवतो. दशने यतस्थादअपुनभवद्शनम्‌ । 

“है जगदूगुरो |, मुझे सपत्‌ नहीं चाहिए, विपत्‌ ही चाहिए, जिस मे, तीः 
स्मरण और ध्यान कर के , आप का दशन पाऊँ, और पुनर्जन्म का दर्शन छोड़ें? 
और कृष्ण ने भी, ईश्वरमाव का अपने ऊपर आवाहन अध्यारोपण कर के 
कहा है | 

यस्यअनुअहमहच्छामि तस्य से हरामिभहम-। 

“जिस का मै सच्चा कल्याण करना चाहता हूँ, उस की सारी सासारिक सुर 
सपत्ति छीन लेता हूँ । तब वह आर्त्त हो कर मेरी याद करता है।? ऐसी उत्तम सर्त 
ल्लियो के लिये ही कहा है कि, सती स्त्रियों ही जगत्‌ का धारण किये हुए है, 

सतीभिर्घायते जयत्‌ । 

खेद का स्थान तो यह है कि, जैसा और विषयों मे वेसा इस मे, भारतीयों क॑ 
बुद्धि उलेटी हो गयी है; और, सब से पहिले और सब से अधिक उन संस्कृत 
जानने वाले पडित-नाम-धारी विद्वानों की, जिन्ही का परम कत्त॑व्य धर्म है वि 
देश में सज्‌ ज्ञान और सदू बुद्धि का प्रचार करे | 

अधर्स धर्ममिति था मन्‍्यते, तमसा$बृता, 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्र, छुद्धिः सा, पार्थ !, तामसी | ( गीता ) 

'तामसी बुद्धि, अशुभ नीच अति स्वार्थी कामनाओं के तमस्‌ से भरी बुद्धि 
धर्म को अधर्म, और अधर्म को धर्म, और सत्र अथों को उलठा ही, समभ 
लेती है । ' 

जहाँ किसी बाला या युवती स्री पर, विशेष कर के जो निस्सन्‍्तान हो, यह 
आपत्ति आई कि वह विधवा हो गई, तो बजाय इस के कि उस के ऊपर अधिव 
ढया करें" और उस से सहानुभूति करे, सब घर वाले उस को अधिक कोसने लगते 

हैं, और तरह तरह से महा कष्ट देते हैं; यहाँ तक कि साधुता और तपस्या की 


१, गण० ] देवर से पुत्र जनने के बदले कोई बालक गोद लेना अच्छा १३९ 


ओर तो उस का मन बढने नहीं पाता, छुःख, क्रोध, ओर शोक से ही जलता रहता 
है, बह अकसर अपना आत्मघात भी कर लेती है, और उस के शाप से 
और अपनी क्रूरता के पाप से, वह कुल भी नष्ट हो जाता है | चाहिये कि ऐसी 
दुःखिता की गोद में, जो कोई छोटा बच्चा घर मे हो, वही डाल दिया जाय, कि 
तू इस को अपना बच्चा समझ, और इस में प्राण अव्का, इस का भी पालन 
पोषण कर, और इस के स्नेह से अपने दिन काट, घर मे सब की दयापात्र तथा 
तपत्विनी साध्वी हो कर, सब्च की सहायता करने वाली और आदरपात्र मी बन | 
यदि इस प्रकार से उस का मन ऊँचा रखा जाय, उस का आश्वासन किया जाय, 
तो घर में चारो ओर प्रेम प्रीति बनी रहे, उस हतभागिनी का भी दुःख कम हो 
घर में दूसरों की सहायता के लिये एक अपना स्नेही जन सदा प्रस्तुत रहे, ऐसा 
जन जिस को स्वार्थ बहुत थोडा और परार्थ ही की फिक्र अधिक हो ; और 
ससार मे, उस के शरीर से मनुष्य-सख्या और अधर्म की वृद्धि भी न हो । 
इस सानव-सख्या के नियमन की भी आवश्यकता है, क्‍यों कि अन्नवस्थादि 
- आवश्यक प्राणघारणोपयोगी वस्तुओं की मात्रा कम, और मनुष्यों की संख्या 
अधिक, होने से, परस्पर संघर्ष, द्रोह, ईर्ष्या, मत्सर, युद्ध बढते है। महाभारत में 
कुरुक्षेत्र के दारुण युद्ध का मुख्य हेतु यही कहा है कि जन-सख्या अत्यधिक हो 
गईं थी | इस विषय के संबध में बहुत कुछ कहने सुनने की गुज्नाइश है, जो यहाँ 
नही कह्य सुना जा सकता | प्रकृत में निष्कर्ष यह, कि प्रकृतिमेद से नियममेद 
होना चाहिये | किन-किन अवस्थाओं में विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये, वे 
सब स्मृतियों मे गिनायी है। न “सब धान बाईस पसेरी” के हिसाब से बिकना 
चाहिये, न “सब मैस एक ही लाठी से” हॉकी जा सकती है। प्रत्येक विधवा के 
विषय मे, शांत मन से, उस के पतिकुल और पितृकुल के बूद्धों को विचार 
करना चाहिये | जब तक वह स्वयम्‌ शाति से, तपस्या से, जीवन व्यतीत करना 
पसन्द करे, तब्र तक उस को इस में सहायता देनी चाहिये, पर यदि पुनर्विवाह 
करने के लिये उस की-इच्छा उत्कट हो, तो उस का, यथायोग्य, पुनर्विवाह प्रायः 
विपत्लीक पुरुष से कर देना चाहिये। तथा ऐसा ही प्रबन्ध विभार्यक पुरुषों के 
लिये होना चाहिये । 


4४० -  वनस्थ के यज्ञ [ सम० 
वान्प्रस्थ ' 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बलीपलितं आत्मनः , 
ु भअपत्यस्थापि चापत्यं, तद्ा5रण्यं समाश्रयेत्‌ । ( मनु ) 
गहस्थ जब अपने शरीर पर कुर्रियों, बालो मे सफेदी, और लड़के की गोद 
में लड़का, देखे, तब घर, शहर, दुनियावी रोजगार, घन दौलत, कमाने की फिक्र, 
स्वार्थ-बुद्धि, सत्र छोड़ कर, किनारे, पास के उपबन में, अथवा दूर के बन मे, 
अरण्य मे, जा कर, जो पहिल्ले धन सश्चित किया है उस से अपना और अपनी पत्नी 
'का भी जीवननिर्वाह करे, और दूसरों को भी यथासम्मव सहायता दे। नवीन 
'अजेन की, कमाने की, वासना छोड़ दे, क्‍यों कि अज॑नावस्था मे अवश्य परस्पर 
द्रोह संघर्ष कुछ न कुछ दूसरों से होता है । वानप्रस्थ हो कर किसी से कुछ ले 
नहीं, दूसरो को, यथासंभव, देवे ही; सदा यज्ञ करता रहे, और अपने ज्ञान की भी 
“चृद्धि नित्य करे | “यज्ञ” का अर्थ, परोपकारक कर्म | 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थादू, दान्तों, मैन्नर, समाहितः 
दाता नित्य, अनादाता, स्वभूत्ानकम्पकः | ( मनु ) 
बहु-विध-यज्ञ-समन्वय | 
यही यज्ञ का असली अर्थ है। यज्ञ बहुत प्रकार के हैं । 
एवं बहुविधा यज्ञाः वितताः ब्रह्मगो भुखे | 
( श्रह्मयज्ञा, दैषयज्ञाः, आत्मसंयमयाजिनः; 
इन्द्रियेष्वपि होतारः३, प्राणायामप रायणाः, ) 
द्रव्ययज्ञा:, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः तथैव च, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाःच, यतथः संशितत्रताः । ( गीता ) 
: ब्रह्म के मुख मे, वेद के उदर मे, शात््र ग्रन्थों के प्रूष्ठों पत्रों पर, ज्ञान के 
भीतर, बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है । यथा, अन्य सच यज्ो का मूल 
कारण, मूल प्रेरक, सत्र मे आत्ममावना रूपी, सर्वोत्तम, ब्रह्मयञ्; प्रकृति की 
“विविध देवरूपी शक्तियों का विविध प्रकारों से आवाहन और लोकहितार्थ प्रयोग, 
टैवयज; आत्मसंयम अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रहरूपी यज्न, निरहंकार भाव से इन्द्रियतर्पण, 


१. गण० ] यज्ञ का अर्थ १४१ 


प्राणायाम, द्वव्यों का दान, तपस्या, योग, शान-सग्रह प्रचार--तमी यज्ञ हैं। पर 
सब में यह भाव समान है कि, स्वार्थ छोड़े, परार्थ साधे, जिस से, जितना, जैसे, 
अपनी अपनी प्रकृति के गुण के अनुसार, बन पडे। मनु जी ने पाच महा-यक् 
कहे हैं, जो ग़हस्थ को प्रति-दिन करने चाहिये, स्वाध्याय, अम्मि मे वायु स्वच्छ 
करने वाले सुगन्ध द्रव्यों का हवन, अतिथि-सत्कार, पालतू पशुओं को खिलाना, 
पितरों का तपण और स्मरण ,-उन के लिये शुभ चितन, और उन से अपने कुल 
कुठुम्ब के लिये शुभचिंतन की प्रार्थना | उत्तम यज्ञ यही हैं, इस लिये इन को 
'भहाः का विशेषण दिया है, अन्य सब यज्ञ क्षुद्र और काम्यः, अर्थात्‌ स्वार्थी, 
पुत्र, धन, स्वर्ग आदि की, कामनाओो के साधने वाले है, जिन का ठीक नाम “इष्टि! 
और “मेधः है, यथा पुन्नेष्टि अश्व-मेघ, गो-मेघ, नर-मेध आदि | इन अश्व-मेघ 
आदि का भी रहस्य आध्यात्मिक अर्थ दूसरा है, यथा “अश्व” का अर्थ बलमद 
वे; गो! का 'मोह और “भय? नर! का अहता, अस्मिता,, अहकारः, इत्यादि | 
इस विषय का विस्तार, अन्य ग्रस्थों में, 'शात्न-वाद बनाम छुद्धि-वाद”, 'पुरुषार्थ!, 
दर्शन का प्रयोजन! और “मानव-घर्म-सारः? ( संस्कृत ) में, किया है । 

पर जैसे अन्य विषयों मे तैसे यहोँ भी, सात्विक बुद्धि को तामस बुद्धि ने 
विपरीत कर डाला है। भीष्म ने ( शान्तिपर्व मे ) युधिष्ठिर से क्षात्र धर्म को 
प्रशंसा करते हुए, उस को सत्र से श्रेष्ठ बताते हुए, सब से बढ़ कर गुण उस 
का यह कहा, 

आत्मत्यागः, . सर्वभृतानकस्पा, 
प्रत्यक्ष ते भूमिषाकाः. यथेते । 

अपने कर्त्तव्य धर्म के पालन द्वारा, स्बंभूतों की अनुकम्पा के लिये, अपने 
शरीर और प्राण तक को भी त्याग देना, जैसा इन सहलतों भूमिपालों और लाखों 
योद्धाओं-ने, धर्मयुद्ध मे, तुम्हारा साथ दे कर, प्रत्यक्ष दिखा दिया है? । पर आत्म- 
त्याग तो किया नहीं जाता , अपने प्राण, क्या अपनी सम्पत्ति का अंश भी, परार्थ 
के लिये, छोड़ते नहीं बनता, मूक निर्दोष निर्बल पशुओं का प्राण, यज्ञ के नाम से, 
हनन किया जाता है, और इस उद्देश्य से कि मास का स्वाद लिया जाय, तथा ऐहिक 
और अमुष्मिक स्वार्थ का लाभ हो, परार्थ का तो स्वप्न भी नहीं | दुर्गाससशती का 


श्४२ आत्म-बलि या पर-बल्लि १ “देवों दुर्बल-घातकः [ सम॒० 


पाठ, लाखों व्राह्यण आदि 'हिन्दू-नामधारी, करते है, पर बलिदान के लिये बकरा 
ही काठते हैं; या, इतनी हृदय मे हृढ़ता और क्रूरता न हुई तो, कृष्मांड, कोंहडे, 
को ही हलाल कर डालते है | सुरथ राजा ओर समाधि वेश्य ने, अपने मास और 
रुधिर की बलि, दुर्गा को दी थी, इस को भूल जाते हैं | 


दद॒तुस्तो बलि चैव, निञगात्रारगुक्षितम्‌ | 


है भाई ! बलि का अर्थ आत्मबलि है, परबलि नहीं। यज्ञ का अर्थ निज 
स्वार्थ का त्याग और तपस्या; पर के प्राण और पर के अर्थ का अपहरण नहीं। 
यदि पर-बलि ही करना हे, तो सिह, व्याप्र, तसत्लु, इक, सर्प, अजगर, गन्धहस्ती, 
खज्ज ( गेडा ), वनवाराह आदि की दो; वनवराह मे तो, उस के जानकार कहते हैं 
है कि, बकरे भेड़े से अथिक स्वाद भी आवेगा; प्रजा ओर खेती की भी रक्षा 
होगी | सो नहीं । बकरी के बच्चों को हलाल करो |; देवता भी क्या दुबल की 
ही हत्या चाहते हैं ! 


न तरक्षु, नवाच्यात्र', सिंह नैव च नैव च॥ 
कजा-पुत्रं बलिं दद्यात्‌ |; 'दिवो” हुबंछधातकः ! 


स्वाथ-परा्थ-समन्बय । 
इस प्रकार से गार्हस्थ्य के बाद वानप्रस्थता रख कर, मानवधर्म मे स्वार्थ 
और परार्थ का समन्वय किया है; और “इस्डिविड्युआलिज्मः और 'सोशालिज्म' 
के, व्यक्ति और समाज के, व्यष्टि और समष्टि के, विरोध का परिहार साधा 
है। शुरू उमर से आधी उमर तक स्वार्थ श्रघिक, पिछली उमर मे 
परार्थ अधिक । 
महामारत में एक स्थान पर कहा है, 
न जानपदिक हुशखमएकः शोचितुम्रअहंति । 
भागवत में एक स्थान पर कहा है, 
पएतावान्‌ अव्ययी ध्मे$, नित्य सन्निःअनुष्ठित्तः, 
” यवछोकशोकद्॒षॉम्यां, आत्मा शोचति हृष्यति । 


१ गण० | कितना स्वार्थ, कितना पराथ, धर्म्य ! १४३ 


“<ुनिया मर की फिक्र एक आदमी अकेला कहा तक करे? | तथा यह भी, 
“दया धर्म को मूल है, पाप मूल अमिमान!; मूलधर्म ही 'अनुकम्पा? है; 'अनु', साथ 
साथ,कम्पन', स्पंदन, स्फुरण, लोक के दुःख से. दुःखी और सुख से सुखी 'होना; 
सत्पुरुष सजन सदा इसी अबव्ययी धर्म का अनुष्ठान करते हैं? । इन विरुद्ध बातों 
का समन्वय भी यों ही होता हैं; पहिली उमर भे अपनी और अपने कुल कुठ्म्ब 
की चिन्ता अधिक, पिछुली उमर मे लोक की चिन्ता अधिक | तथा यह भी; 
महाभारत के छोक का यही अर्थ समभिये कि दूसरों की चिन्ता उसी हृद तक 
करनी चाहिये जहाँ तक सहायता करने का सम्भव हो । चिता से चिन्ता बुरी; 

चिता चिता समाख्याता, तयो+चिंता गरीयसी । 

और, जहाँ वश न चले, वहाँ शोचना नहीं; 

तस्मिन्‌ अपरिहाये5थ न त्व॑ शोचितुमहसि । ( गीता ) 

बहुघा इद्ध लोग अपने कारबार को, धनदौलत को, दाँतों से पकड़े रहते हैं, 
जिस का फल यही होता है कि उन के सनन्‍्तान भी उन से असन्‍्तुष्ट रहते हैं 
आर लोक में भी उन का अपयश होता है | यह सब दोष बच जाय; और समाज 
को चृद्ध, अनुभवी, उदार-हृदय, ,निरस्वार्थ, लोकहितैपी, सहायक'ओऔर नेता सदा 
पर्यास संखया मे मिलते रहें, जो सब प्रकार के पद्मायती काम, यथा 'अदालती' 
मामिलों मुकदमों का पद्चायती निपयारा, या डिस्ट्रिक्ट बोडे, म्युनिसिपिल बोर्ड 
आदि का काम, या धर्मसभा, लेजिस्लेटिव कौसिल, आदि मे नये कानून-घर्म 
बनाने का काम, उत्तमता से, बिना शुल्क के, चला सके; यदि वानप्रस्थ आश्रम 
की प्रथा फिर से जागे। ऐसे निलोंम, निःस्वार्थ, परिपक्तत्ुद्धि आदमियों की कमी 
के कारण ही, सब प्रकार के पब्लिक” सामाजिक सावेजनिक काम की नितात 
दुर्शशा आ्राज काल हो रही है, यह हम सब की आँखों के आगे है। 


सन्यास । 
प्रवत्ति-निव्वत्ति, अज्ञान-ज्ञान, ऋश-आनृण्य, का समन्वय । 


चनेपु तु विहत्यएवं तृतीय भागम्‌भायुषः, 
घतुर्थभभायुपों भागं, त्यक्तवा संगान, परिम्रजेत्‌ । 


१४४ पहिले ऋण चुकादो, पीछे सन्यास लो [ सम० 


” ऋणानि न्नीणि अपाकृत्य, मनो सोक्षे निवेशयेत्‌, 
अनपाकृत्य तान्येव, मोक्षस्‌हचउन्‌ जजतिअधः । ( मनु ) 

“आयु का तीसरा भाग, वनस्थावस्था मे बिता कर, चौथेपन मे सब संगों,को 

छोड़ कर परिब्रजन करे |? 

तीनो आश्रमो के कत्तेव्य का पालन कर के, और उस के द्वारा तीनो ऋण, 
ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, चुका कर, जब देखे कि उक्त रूप से समाज की 
सेवा का भी बल अब शरीर मे-नहीं हे, तब सब्च का संन्यास कर के पसरिजजन 
करे | केवल शरीरयात्रामात्रोपयोगी प्रयत्ञ करे, और स्वंदा आत्मचिन्तन और 
सर्वेलोक का शुभध्यान । “यदि तीनो ऋण चुकाये बिना मोक्ष की ओर मन दौदा- 
वेगा, तो ऊपर उठने के बदले और नीचे गिरेगा 

पुराण मे कथा है; दक्ष प्रजापति ने दस हजार 'शबलाश्व? नाम के पुत्र 
उत्पन्न किया, आज्ञा की कि पृथ्वी पर चारो ओर फैलो, फूलों, फलो, 
भूतल को बसाओ। नारद ने उन को बहँँकाया--पहिले यह तो पता लगा 
लो कि भूमि का बिस्तार कितना है; कितने प्राणी उस पर बस सकते हें; 
तब्र॒बस्तियों बसाना | शबलाश्व पता लगाने चले, स्वयं लापता हो गये। 
दक्ष ने, उन की बहुत दिन प्रतीक्षा कर के, निराश हो के, फिर पॉच सहसत 
#र्यश्वः पैदा किये। उनको भी नारद ने वैसे ही बहँँका दिया । दिव्य 
चछ्ु से नारद की करतूत को जान कर, नारद को पकड़वा मगवाया, खूब 
डॉट, शाप दिया, कि तुम भी कहीं स्थिरता से चैन न पाश्नोगे, इधर उधर 
मारे मारे फिरोगे, भठकते ही रहोगे, नारद को, लोक के हित के लिये, उपदेश 
भी दिया। 

न भनुभूय, न जानाति, जन्तु$, विषयतीत्रतां; 
निर्वियेत स्वयं तस्मात्‌; न परेः मिन्नधीः पुनः । 

“बिना त्वयं अनुभव किये, जीव, विषयों के सुख दुःखों की तीज्रता को ठीक 
ठीक नहीं पहिचानता, और उस का वैराग्य सच्चा नहीं होता; इस लिये, इन की 
अनुभव कर के, त्र्‌ निर्विण्ण हो, निवेद का, वैराग्य का, अनुभव करें? | उपनिषत्‌ 
मे इसी आशय को कहा है | 


२. सब» ] नाम? मत रटो, अच्छा काम करो १४५ 


विद्यां च अविय्यां च, यः तदू वेद उभर्य॑ सह,-( सहः ), 
श्रविद्यया झुत्यु" तीत्वा, विद्ययाउम्र्त भरजुते। (ईइशोप०) 
“अ्रविद्या और विद्या को, दोनो को, जिसने एक साथ (सह) ही जाना, वह ही 
(सः ह) अविद्या से, नश्वर शरीरो मे प्रविष्ट हो कर मृत्यु का अनुभव करता, 
और दुःखों मे तैरता पैरता उन को पार करता है, ओर विद्या से ( कि मै, नश्वर 
शरीर नही, अमर परमात्मा हूँ ) अम्गरत का पान करता है” । तुलसी दास ने इसी 
आशय को, व्यंग्य से कहा है | 
ज्ञान कहै, भज्ञान बिचु; तस बिनु करे प्रकाश; 
बिना सगुन, निगुुन छखे; तौ गुरु तुऊुसी दास । 
ऐसा यदि कर सके, तो उस को ठुलसी दास गुरु माने । “द्व वाव ब्रह्मणो रूपे 
मू्ते च एव, अमूर्त च”, ब्रह्म परमात्मा के दो रूप है; मूर्त, मूत्तिमान्‌, देह-घारी 
जीवात्मा, और अमूर्त, निराकार, परमात्मा, पहिले का अनुभव कर के दूसरे 
को पहिचाने । 
भक्ति-मार्गी भक्तों के लिये मी उपदेश यही है, ह 
अपहाय निजं कृत्यं, कृष्ण-कृष्णेतिवादिन, 
स्वधर्म-कर्स-विमुखाः केचर्ल नामराविणः, 
ते हरेर द्वेषिणो मूढा:, धर्मार्थ जन्म यद्धरेः॥ (विष्णुप्राण) 
कृष्ण कृष्ण! रटने के बहाने, अपने कर्तव्य कर्म से जान छिपा कर, अपने 
धर्म कम से विमुख, .केवल हरि का नाम जोर जोर से चिल्ला कर दूसरों को 
सुनाने वाले, मनुष्य, हरि के भक्त नही, प्रत्युत द्रोही हैं, परम मूढ़ वा परम 
दाम्मिक वंचक ठग है; क्‍योंकि हरि का जन्म इस लिये नहीं हुआ कि लोग उन 
का नाम मात्र रटे, किन्तु इस लिए, कि धर्म का पुनः व्यवस्थापन हो श्रौर लोग 
धर्म का चरण करें?। ऋण चुका कर ही परित्॒जन करना, और “आत्मचितन द्वारा 
ऊँचे नीचे जीवों मे अंतरात्मा की सूद्म गति को ध्यानयोग से पहिचा- 
नना, चाहिये |? 
उच्चावचेषु भूतेपु, दुज्ञया भक्ृतात्मत्रि, 
ध्यानयोगेन संपश्येदू, गतिस्‌ अस्य अंतरात्मनः । (मन) - 
+4.। 


१४६ ब्रह्मचारी और सन्न्यासी का सेद *. [ सम० 


अपना मन भी बहलता रहे; किसी एक ग़हस्थ पर कई दिन तक मिक्षा 
देने का बोझ भी न पड़े; विविध देशाटन से जो ज्ञान की पूर्ति होती है, जो 
यूर्वाश्रमो मे बाकी रह गयी हो, वह भी हो जाय; विविध देश देशान्तर के आचार 
विचार देख कर, और सब मे आत्मा की गति पहिचान कर, बुद्धि का संकोच, और 
मन की गॉठ, और आग्रह के बधन, भी, जो कुछ रह गये हों, वे सब दूर हो जायें; 
और आत्मजञान, त्रह्मज्ञान, पूर्शरूप से सम्पन्न हो जाय; इस लिये 'परिज्राजकः होना; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को, बने तक, चलते फिरते रहना । भागवत मे शुक 
जी के विषय में कहा है। 
स, गोदोहनमाज्न॑ हि ग्रहेषु भृहमेधिनाम, 
भ्ेक्षतरे महाभागः, तीर्थीकु्वेस्तदाअ्रमम्‌ | ( भा० ) 

चह् पुराणबालक घरवारन के घर उतनिहि बेरि सहै, 

जब छों गो को दूध दुहानो अंजुरिन नाहिं गहै, 

उन गेहन कौ भाग्य बढ़ाचत, तीथ बनावत, फिरत रहे । 
पूछा जा सकता है कि शुक वाल्यावस्था मे ही 'परित्ाजक? हो गये; उन्हों ने 
मनु की आज्ञापित, आश्रमो के क्रम की व्यवस्था का उल्लंघन क्‍यों किया! इस का 
समाधान यों हो सकता है कि मनु ने भी आचाल्य नेष्ठिक ब्रक्चारिता की अनुमति 
दी है, पर उन का साकेतिक नाम, परित्राजक सन्यासी? नहीं, ब्रह्मचारी ही; परिजन, 
देशागन के अर्थ मे, भत्ते ही करे, साकेतिक अर्थ मे नही; पुराणों मे, कहीं भी, 
शुक को 'सन्यासी? नहीं कहा; और किसी किसी पुराण मे, शुक के विवाह और 
पत्नी, संतति, आदि की भी चर्चा को है। ण्हस्थी ओठ कर न्यास करे, तब सनन्यासी | 


सम्मान की इच्छा और अनिच्छा का समन्वय | 


इस स्थान पर एक बात और याद रखने योग्य है| अध्यात्म शास्त्र में निरू 
पित मनुष्य की प्रकृति की विचित्रता, वा वामता, ऐसी है, कि स्वार्थ के लिये धन 
के लोभो लालची को, अन्य जन, अपना धन, रक्षा के लिये, न्यास रूप से, नहीं 
तौंपते; नि्लोभ परा्थों को, आग्रह कर के सॉंपते है; और शासन शक्ति; 
राजकीय अधिकार शक्ति, को, ऐसे पुरुष के हाथ मे नहीं रखना चाहते निस 


हि] 


२. सर्वे० ] जो सम्मान से हंटे, उस'से सम्मान सटे १४७ 


को दूसरों पर हुकूमत करने की बड़ी हिर्स हो; जो मनुष्य सम्मान की बहुत 
लालच करता है, उस का सम्मान, जनता, छृदय से नहीं कप्ती, और जो आदमी 
निस्पृह निरीह हो कर, लोकहितेच्छा से, सम्मान के योग्य परार्थ कार्य करता है, 
उस का आदर, सम्मान, पूजन, निर्वन्ध से आग्रह से, करती है। जो सम्मान के 
पीछे दौड़ता है, उस से सम्मान दूर भागता है, जो सम्मान से भागता है, उस के 
पीछे सम्मान दौडता है; तथा, जो लोग सम्माननीय सज्जन का अनादर अपमान 
करते हैं, वे स्वय बड़ी हानि उठाते है, अपित नष्ट हो जाते हैं । मनु ने कहा है | 

सस्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यं उछ्निजेत विषादू इच; 

अपसानस्य चक्षाकाँक्षेद्‌ अस्ृतस्य इव सर्वदा; 

सुख शेते हिं जवसतः, सुखं व प्रतिथुध्यते, 

सुखं चरति लोके5स्मिन्‌ू ; अवमन्ता विनद्वयतिं । 

“विशेष कर ब्राक्षण-प्रकृति, ब्राह्मणः-जीविका, और उस से सम्बद्ध ब्राह्मण!- 
धर्म, वाले जीव को यही उचित है, कि सम्मान से उबियाय, उदिर्न हो, हंटे, 
जैसे विष से; क्‍योंकि यदि ऐसा न करे, और सम्मान का रस चखने लगे, तो 
उस के चित्त मे अहंकार अभिमान की बृद्धि होगी, स्वयं गव॑ करने लगेगा कि 
मैं पैर पुजाने योग्य हूँ, और चाहेगा और कहेगा कि लोग मेरा पैर पूजें, जिस से 
उस की 'ब्राह्मणता? नष्ट हो जायगी, और वह पतित हो कर अपना विनाश कर 
लेगा, जिस सच्चे शानी, सत्‌:प्रकृति, सज्जन, सच्चे ब्राह्मण” का ( ब्राह्मण- 
स्मन्‍्य, ताह्मणब्रुव, ब्रह्मबन्धु, मिथ्यात्राह्मण, नहीं ), अपमान होगा, वह तो स्वय 
सुख से सोवेगा, जागेगा, लोक मे चले फिरेगा, किन्तु अपमान करने वाले का 
नाश हो जायगा, जल्दी या देरी मे, क्योंकि जनता उस पर क्रोध करने लगेगी? | 

सभी सन्यासियों के अनुरूप यही है कि, साक्षात्‌ आशीर्वाद-स्वरूप हो कर, 
सारे देश मे शुमवासना, शाति, प्रीति, अध्यात्म की चर्चा, फैलावे, सारे देश 
की हवा मे परस्परोपकार का भाव भरें, जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिये भी 
चैठे उसी को तीर्थ बना दें, सत्र के आदरपात्र बने, और यदि उन के मन मे 
छिपी हुईं लोकेषणा भी कुछ बची हो, अर्थात्‌ आदर सम्मान पाने की इच्छा, तो 
उस की भी, बिना मांगे, पूर्ति कर ले | एक अच्छे सच्चे विरक्त तपस्वी 


न 


श्ष्षर - सच्चा संन्यास सरल नहीं [ सम० 


सन्यासी ने, इस युग मे संन्यास की दुर्दशा की चर्चा करते हुए, अपहास 
का दोहा मुझ को सुनाया । 
सृण्ड सुड़ाये तीन गुन, मिट्टे सुण्ड की खाज्, 
खाने को अच्छा मिले, लोग कहें 'सहराज' | 
पर संन्यासी के लिये नियम यही है कि, । 
प्रतिष्ठा शौकरी विष्ठा, गौरवं घोररौरचम्‌ | ( उपनिषत्‌ ) 
यद्यपि गहस्थ के लिये इस के विपरीत हे, 
- विपदि थैयें, अथभभ्युदये क्षमा, 
सदसि वाकपहता, युधि विक्रमः , 
यशसि चामिरुचिः ध्यसनं श्रुतो , 
प्रकतिसिदम इदं हि महात्मनाम्‌। 

“संन्यासी के लिये, प्रतिष्ठा की लालच करना तो ऐसा पतन है मानो शूकर 
बन जाना और विष्ठा की लालच करना, ओर गौरव की, गुरु बनने की, लालच 
करना तो रौरव नरक मे गिरना है। पर गहस्थ के लिये महात्मता यह है कि 
विपत्ति मे धीरज घरै, अम्युदय मे दप न करे, प्रत्युत क्षमाशील' सहनशील हो, 
सभा मे वास्मी हो, युद्ध मे विक्रमी, वेदाम्यास का व्यसनी, और सच्चे यश का, 
उदार पुण्यकर्मों से पाई हुई कीर्ति का, आदर सम्मान का, अभिलाषी हो? | 

परन्तु, परिनज्या सरल नही ; विधि है कि, एक स्थान पर, तीन दिन से 
अधिक, संन्यासी न ठहरै ; पेडों के नीचे, खेंडहलों मे, मंदिरों मे, वह तीन दिन 
बितावै ; गहस्थों पर बोक न बढ़ने पावै , जब य्रहस्थ का सब कुट्ठम्ब खापी 
चुके, और अंगारे भी बुता दिये गये हों, तब मिक्षा मागे; और जो रूखा-सूखा अन्न 
बच गया हो और मिल जाय, उसी से निर्वाह करे | कठिन विधि है | सब्र शरीर, 
ऐसे त्रत का पालन करने के योग्य नहीं होते । तो उन के लिये भी, समन्वय के 
मंत्र, “अधिकारि-मेदाद्‌ धर्ममेदः”?, के अनुसार, मनु ने विकल्प बता दिया हे; 
“पुन्नेश्वयँ सुख वसेत्‌ः? ; 'घर का काम काज, ऐशवर्य हुकूमत, सब, पुत्र को सौंप 
कर घर मे ही किनारे रह कर. बंधे” समय से अन्न पा कर. सल्ष शाति से दिन 


२. सर्ब०]. सत्र प्राणियों मे आत्मा की गति को देखना * १४९ 


आशा की प्रतीक्षा करता है , न जीते रहने की इच्छा करे, न मर-जाने की ही 
इच्छा करे । 

न कअमिनन्देत मरणं, न भभिनन्देत जीवित , 

काल पव॑ प्रतीक्षेत, निर्देश भ्वतकों यथा। ( सन ) 

संन्यास नीरस नहीं है, प्रत्थुत, जिस को वैसी बुद्धि, वैसा माव, भाग्य से मिल 
जाय, उस के लिये सर्व-रम-मय॒ है ; इस मेसब रसों का समन्वय होता है । कैसे ! 

चिनयेच्च गति सूद्ष्मां भाव्मनः: सर्वदेहिषु । 

“अनुभवी, परिपक्क-बुद्धि, लौकिक व्यवहार को त्यागे हुए, इड्ध, जीव के लिये, 
उत्तम कार्य कहिये तो, कालक्षेप कहिये तो, यही है कि, सच्च देहियों में, असंख्य 
योनियों के रूपों से, प्रविष्ठ हुए, पैंठे हुए, जीवों मे, परमात्मा के ही अशों मे, 
परमात्मा के आहार-विहार के अनादि अनन्त अगण्य प्रकारों की लीला को, नाव्क 
को, देखे और विचार स्वयं देखकर, वा ग्रन्थों से, वा सत्सग में | 

नायक मे सभी रस लाये जाते हैं, 'वासरतविक-प्रायः रूप से , मानो वाम्तविक 
हों, सचमुच वास्तविक नहीं; इसी लिये, “काव्येपु नाटक श्रेष्ठ” ; क्योंकि संसार के 
सब अज्ञों की तस्वीर है। पर आज काल, जो बहुत नाव्क, सैनेमा, आदि, खेले 
और दिखाये जाते हूँ, उन मे अधिकाश, महा भ्रष्ट और चित्त को बिगाइने वाले 
दोते है; संतार के सात्विक चित्तशाघक भावों और दृश्यों का नहीं, प्रत्युत राजस-तामस 
चित्त-विकारक दृश्यों और भावों का ही, चित्रण करते हैं | संन्यास का रस, शान्त; 
शात मे, अन्य सच्च रस, प्रतियोगित्वेन, विरोधित्वेन, अनुभव किये जाते हैं । 

जैसे देश-काल क्रिया से तीत परमात्मा, “मै”, अपने को, श्रन्य सन्न, अपने से 
इतर सब्र, अनआत्मा? न-में', देश-काल-क्रिया से परिच्छिन्न, पदार्थों से अलग कर 
के, (अपने को) पहिचानता है, वेसे ही, शान्त रस, अन्य सच रसों का त्याग करने 
से, उनका विरोधी, प्रतियोगी, होने से, अपना अ्रनुमव स्व-लूप-लाभ, करता है। 

ऑगार-हास्य-करुणा-चीर रौद्ध-भयानकाः, 
यीभत्सश्र, भज्दुतश्वमष्टी; शांतस्तु नवमो रस- | 

शांत भाव का उपष्टस्मक, अधिष्ठान, उपादान, निमित्त कारण, पोषक आद्वार, 
या रुपान्तर ही, जो भी कटिये, विरक्ति-जान-मक्ति का त्रिक है। 


.-:8, परेशानसवो, विरक्तिर 
अन्यन्न च, एप, त्रिकः एककालः | ( भागवत ) 

साराग्य” का उलठ 'ैराग्य; संसार के सब रागों से, राग-द्व षों से, अरुचि, 
अरति, उपरति | संसार ही मे तो सब रस, और सब रसों के सब्र स्थायीभाव, काम 
क्रोध आदि, निरन्तर केलि, खेल, कर रहे है, खेल रहे है । परमात्मा, इन्ही का सदा 
रसन, आस्वादन, करता है; निषेधन के द्वारा, “मे यह नहीं”, “मेरा यह नहीं? | 
सन्‍नयासी जीव भी, ऐसा निषेध, सासारिक भावों और रसों का करता है; 
सासारिऊ जीवन मे 'रौद्रता? है, 'भयानकता? है, बीमत्सता? है, “अपहास्यता! है; 
“उंगार? श्रर्थात्‌ काम ही से यह सब उत्पन्न होते हैं ; “कामात्‌ क्रोधोडमिजायतें?; 
संसार के तमस मे, अविद्या के घोर अधकार मे, भठकते और महा दुःख भोगते, 
प्राणी, “करुणा? के पात्र हैं; सासारिक अशुभ वासनाओं का, “वीरता! से, दमन करना 
चाहिये ; परमात्मा की प्रकृति की शक्ति के कार्य, सभी, एक से एक अधिक 
“अ्रदूभुतः हैं ; उस परमात्मा की, सर्वजीवात्मक व्यापक निर्गुण रूप में भी, और 
किसी एक सगुण इष्यदेव के रूप मे मी, 'भक्ति? करना आवश्यक है; यह “भक्ति! 
ही, श्गार? का शुद्ध सात्तिक रूप है; ढुःखी प्राणियों पर करुणा, वात्सल्य!, भी 
उचित है। एवं यो संन्यास के शान्त रस मे सब रसो का समन्वय होता है । 


प्रवृत्ति-निवृत्ति-समन्वय, सत्व-रजसू-तमसू-समन्वय । 
इस रीति से, पदे-पदे, देश-काल-निमित्त-अवस्था-पात्रता-अधिकार-गुण-स्व- 
भाव आदि के भेदो से, स्वः-घर्मों और 'स्वः-कर्मों का भेद कर के, सन्न भेदों का 
समन्वय, सब्न विरोधों का परिहार, इस मानवधर्म मे, अध्याव्म-विद्या के बल से 
किया हुआ है ; केवल, विवेक से, विभाजन कर के, बात कहना चाहिये-- 
“विभज्य वचनीय॑ं”, “विविच्य वक्तन्यम? । 
पहिले यह कह आये है, अध्यात्म-विद्या कोई परलोक ही की छिपी ही बात 
नहीं है । चमड़े की ओंख से भी देखी जा सकती है | 
राजवियया, राजगुद्यं, पविश्नम्‌हृदमउत्तमम्‌ , 
प्रत्यक्षावयसं, धर्स्य,सुसुखं कत्ते', शव्ययम्‌ । ( गीता ) 





राजाओं की विद्या, गुह्य, रहस्य, जो गीता मे कहा है, नितान्त >पवि 
सुखदायी है, परम धर्म है, प्रत्यक्ष देख पढ़ता है, अविनाशी है, और करने मे 
कठिन भी नही है |? 

पर, हाँ, उस की ओर आँख फेरने की श्रावश्यकता है। यदि उस ओर 
आँख ही न घुमायी जाय तो कैसे देख पड़े! अध्यात्म! का अर्थ आत्मा-सम्बन्धी', 
आत्मा का स्वभाव, आत्मा की प्रकृति, जिस मे तीन गुण हैं। वेदान्त के शब्दों 
मे, चित्‌ , आनन्द, सत्‌ | साख्य के शब्दों मे सत्व, तम तथा बुद्धि 
अहकार, मनस्‌ । न्याय के शब्दों मे, शान, इच्छा, क्रिया। वैशेषिक के शब्दों मे 
गुण, द्रव्य, कर्म । इन के ज्ञान के अनुसार, मानवधर्म में, मनुष्य समाज को 
चलाने के लिये नियम बाँधा गया है, ओर सब प्रकार के मनुष्यों के लिये, 
चातुवैण्य और चाठुराश्रम्य के द्वारा, समाज भे यथोचित स्थान का निर्णय किया 
गया है , यदि उन का अर्थ ठीक समझते बन पड़े | 

कुरु कमे, त्यजेति च। (सहाभारत, शांतिपव) 

“कर्म करो, और कर्म का त्याग करो, कर्म मत करो'--दोनो तरह की बात, 
परस्पर अत्यन्त विरुद्, मानवधर्म मे कही है। पर अधिकारि-भेद से कही हे 
इस लिये विरोध कुछ नहीं है | यौवन के लिये “कुरु”; वार्धक्य के लिये “त्यज” 
प्रत्यक्ष ही उचित है | 

घसश्र, अथंशच, कामदच त्रिवर्ग इति कथ्यते ; 
मोक्षस्पास्ति लिवर्गों5-यः, यत्‌ तु सत्त्वं-रजस-तमः । ( म० भा ) 

“धर्म-अर्थ-काम, यह त्रिवगं, प्रवृत्ति मार्ग पर, सासारिक अभ्युद्य का है; निबृत्ति 
मार्ग पर, निश्रेयस मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा हे, अर्थात्‌ त्रिगुण, सत्त-रजस-तमस्‌ , 
का तत््व समक कर, अपने चित्त को, उन के बंधन से, उन की दासता गुलामी 
से, छुड़ा लेना, मुक्त कर लेना”; “निस्त्रेगुस्यो भव, अर्जुन !” 

प्रकृति के विरुद्ध कोई बात करने का, या विभिन्‍न प्रकृति के मनुष्यों को 
जबरदस्ती से, बलात्कार से, एक ही रास्ते पर चलाने का, मिथ्या प्रयत्न, ऋषियों 


श्प्रः ..._* शात्तरों में पखित्तेन [ सम्‌० 


ने नही किया है | प्रकृति के नैसर्गिक नियमो का, ही मानव-व्यवहार के शोधन के 
लिये, केवल परिष्कृत रूप से उपदेश मात्र कर दिया है। 

यदि 'मदीयशास््रे लिखित? का हठ और आग्रह छोड़ कर, अध्यात्मविद्या के 
अनुकूल तक से, यथायोग्य, आवश्यकतानुसार, धर्मों मे संशोधन, संयोजन, 
वियोजन, प्रवत्तंन-निवर्तन, किया जाता रहे, तो आज यह आर्य-मानव-समाज, 
जिस को, देश के नाम से, हिन्दू [सिन्धु] समाज कहने लग गये हैं, फिर से उन्नति 
पर आरूढ़ हो सकता है। “शास्त्री! लोग भी, अपनी सुविधा के लिये, 'शास्त्र? 
के संशोधन-परिवतेन के सिद्धात को मानते भी है। दूसरे पक्ष को यही सुनाते हैं 
कि शास्त्र की यह आशा है, और वह आज्ञा है', पर अपने मतलब के समय, 
यथा कलिवर्ज्यप्रकरण मे, पढ़ते हैं कि, 

अद्वव आलूम्भ, गवारूस्भं, सन्‍्यास, पलपैन्निकं, 
देवराच सुतोत्पत्ति, कछौ पंच विचजयेत्‌। 
एतानि, छोकगुप्त्यथ, कछेः आदौ, महात्मभिः, 
निवत्तितानि, विद्वक्निः, व्यवस्थापूवकं, छुथेः । 

“अश्वमेध, गोमेघ, संन्यास, पितृश्राद्ध में मांसपिड से तपंण, और विधवा का 
देवर से संग कर के पुत्र उत्पन्न करना, यह पाच, कलियुग मे, समुझदार लोगों 
ने मना कर दिया है |? 

अर्थात्‌ कलियुग की दशा देख कर विद्वानो ने, लोकहितार्थ, शास्त्र! को बदल 
डाला | तो अब भी वैसा क्यो नही हो सकता १ यह भी याद रहे कि मना होने पर 
मी, शंकराचार्य ने, ७वीं शती मे, दशनामी सनन्‍्यासियों की भारी परम्परा पुनः चला 
डाली, और सम्राट समुद्रगुप्त ने, चौथी शताब्दी मे, काशी मे, अश्वमेघ किया ही । 


धर्म-परिकल्पन विषयक विरोध का परिहार । 


इस स्थान पर एक विशेष विरोध का परिहार कर देना उचित होगा | उस 
की चर्चा इस व्याख्यान के आरम्म में की गई हैं | स्मृतियों मे यह भी कहा है । 
एको5पि वेदविद्‌, धर्म य॑ व्यवस्थेद्‌, द्विजोत्तमः, 
स विज्ञेयः परो धर्मों; न भज्ञानाम्‌डदितोज्युतैः । 


9. 


२. सच॑० ] अध्यात्मवित्तमः! और “महाजन? श्प्रे 


“कक भी अध्यात्मवित्तम मनुष्य जो निर्णय कर दे वही धर्म जानना; दस 
हजार भी अश अजशानी आदमी'जो कहें उस को धर्म नहीं जानना!। और यह 
भी कहा है । > 

महाजनो येन गतः स पन्‍्था; । 

बबहुतायत आदमी जिस ओर जायें वही रास्ता ठीक है ।? 

कोई तो, सहज मे, इस विरोध का परिहार इस प्रकार करते है कि “महाजन? 
शब्द का अर्थ ही “बडा आदमी?, श्रेष्ठ पुरुष, वेदवित्‌ , अध्यात्मवित्‌ है । पर 
यह अ्रर्थ उस स्थान पर किसी प्रकार नहीं बैठता । पूरा छछोक यह है। 

तकॉ3प्रतिष्ठ,, श्रुतयों विभिन्नाः, 
न एको ऋषियस्य बच॥ प्रमाण; 
घर्मस्य तत्वं॑ निद्दित॑ गुहायां; 
महाजनो येन गतध्स पन्‍्थाः | 

कहीं पाठ है, 'श्रुतयो विभिन्‍नाः, स्मृतयोडपि मिन्‍ना?; आशय वही है। 
“तके की, दलील और त्रहस की, कहीं प्रतिष्ठा, ठहराव, समाप्ति, नहीं, श्रुतियों परस्पर 
विरुद्ध; तथा स्मृतियों, एक ही ऋषि नही, कि उसी का वचन प्रमाण मान लिया 
जाय, धर्म का तत्त्व गुफा मे छिपा है; जिस रास्ते महाजन? चले, वही रास्ता ठीक 
हे! । जब भ्रुतियों की चर्चा कर दी, और मन्त्रकत्‌ और मन्त्रद्रष्य बेद वेदात के 
प्रवत्तेक ऋषियों की भी चर्चा कर दी, तब इन से बढ़ कर और कोन श्रेष्ठ व्यक्ति 
होगा जो महाजन! शब्द का अर्थ हो सकता है ? और भी; श्रेष्ठ षुरुष के वास्ते 
प्रायः “महाघुरुष” शब्द का प्रयोग संस्कृत मे होता है, महाजन” का नही। और 
भी; महामारत के जिस उद्योगपर्व के अन्तर्गत विद्ुरप्रजागरप्व॑ अथवा विदुरनीति 
में उक्त छोक है, उसी मे ये दो छोक मी मिलते हैं। 

एकः पापानि छुरुते, फर्ू भुंक्ते महाजनः, 
भोक्तारो विप्रम्रुच्यन्ते, कत्तों दीषेण रिप्यते । 
देशाचारान्‌ समयान्‌ जातिधमान्‌ चुभूषते यः, स परावरज्ञ: 
स, यत्न तत्राधिगतश, सदैव महाजनस्या5घिपत्यं करोति । 
पाप तो एक मनुष्य करता हे, उस से जो लाभ होता है उस को 'महा-जन? 


१५४ 'हाजन! शब्द का अर्थ [ सम० 


मोगता है; ( अथवा, एक पाप करता है बहुतों का, 'महाजन? का, सामूहिक 
दड होता है; जैसे, 'कलेक्टिव फ़ाइन, दंगे के लिये सारे नगर पर जुर्माना )। 
देश देश के समयों, संकेतों, सामाजिक रीतियों और आचारों को, विविध 
जातियों के धर्मों को, जानने वाला, उन के शुणों और दोषो को पहिचानने 
वाला, आगा पीछा विचारने वाला, और उन को, यथोचित्‌, यथासम्भव, बनाये 
रखने और चलाये चलने वाला, विद्वान अनुभवी पुरुष, जहाँ कहीं भी जा बैठे, 
वही वह 'महा-जन? का अधिपति हो जायगा? । इस 'छोक मे महाजन! का अर्थ 
जनसमूह के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, और मराठी गुजराती माषाओं मे 
आज तक भी महाजन” शब्द का प्रयोग इसी जन-सम्॒दाय, प्रतिष्ठित जनसमुदाय, 
विशिष्ट जनों की सभा, बड़ी पद्मायत, के अर्थ मे होता है। महाजन! शब्द के 
अर्थ के सम्बन्ध में, 'शास्रवाद बनाम बुद्धिवाद? तथा 'मानव धर्म सार/ में अविक 
विस्तार किया है । 

» तो अब विरोध-परिह्ार कैसे हो ! दो प्रकार से | एक तो यह कि जब विद्वान्‌ 
बुद्धिमान की भी बुद्धि विद्या काम नहीं दे, तब, जो सांख्योक्त महत्‌ बुद्धि, 
अव्यक्त-बुद्धि, जनसमूह मे व्याप्त है; जिस को चूत्रात्मा, विश्वात्मा, इहत्वाद्‌ ब्रह्मा, 
विसिनोति व्यामोति विश्व इति विष्णाः, सर्वेषु शेते इति शिव, इत्यादि कहते 
हैं, जिस को पश्चिम के शब्दो मे कार्मिक इटेलिजेंस', 'यूनिवर्सल माइंड?, 
'कलेक्टिव माइंड', 'मास माइंड?, पब्लिक ओपिनियनए, “अन्कान्शस मैडः, 
(९०८०. ग्रशीएशाए2, गएश'र्श रचा, ०0[९०७॥४८ ३0, ४855 
[था।0, ?एजाए 09॥्णा, ी॥005ट2008 थीए0 ), आदि कहते हैं; जिस को 
सूफी भाषा में अकलि-कुल?, 'लौहि-महफूज,? 'हकीकति-सुहम्मदी! आदि शब्दों 
से कहते हैं; उसी का भरोसा करना ही पढ़ता है। लोकमत, बहुमत, भूयरीर्य, 
'मेजारिटीग, जो कहै वही ठीक । कोई दूसरा चारा ही नहीं। दूसरा परिहार 
यह है कि, यह व्यक्ति अध्यात्मवित्‌ है, इस की बात माननी चाहिये, ऐसा 
विश्वासरूपी निर्णय भी तो जनसमूह “महाजन? ही करेगा। नहीं तो, कितना भी 
अध्यात्मवित्‌ बह हो, पर जनता उस को ऐसा न माने जाने, तो उस का उपदेश 
व्यर्थ ही जायगा,-कोई न सुनेगा। इस लिये, अध्यात्म-वित्तम के उपदेश की 


२. सर्व० ] 'ुचऋ्रक' और ठुचक्रक! श्प्र, 


सिद्धि भी. जनता पर ही आश्रित है, जनता के ही अधीन है। प्वम्‌ अन्योड्न्या- 
भ्रय है; अप्यात्मवित्‌ जनता का शुभचिन्तन करे, और जनता उस में विश्वास 
करे, तमी धर्म का आम्रान, व्यवसान, सस्थापन, प्रवर्तन, सशोधन आदि उचित 
प्रकार से हो सकता है। याद रहे कि यह अन्योन्याश्रय, “विशस्‌ सकल? 
(५००७६ (.००), दुष्टचक्रक नहीं है, प्रत्युत गुणवान्‌ पुष्टचक्रक है, वचुअस 
सकल”, (५॥७००७५ (०८), है। इस लिये प्राचीन काल से यह प्रथा चली 
आई है कि, जब्र कोई नया और जटिल प्रश्न उपस्थित हो, जिस के उचितानुचित 
समाधान पर जनसमुदाय के हिताहित का आश्रय हो; तो उस जनसमुदाय को, सभा 
सदस्‌ समिति मे, एकत्र कर के, उस प्रश्न के, और उस के उत्तर के, पक्त-प्रतिपक्षों 
का, विविध प्रकार के गुण-दोषों का, विचार, मुख्यों, सुखस्थानीय मुखियों, इद्धों, 
वाग्मियों, विद्वानो, चुद्धिमानो, दारा किया जाय, और जिस पक्तु को, जिस उत्तर को, 
जिस समाधान को, जिस नये कार्य॑प्रकार को, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, उस समुदाय 
के भूयसीय लोग उचित जाने, अध्यात्मवित्तम का कहा हुआ समझे, उसी का 
स्त्रीकार और प्रयोग किया जाय | इस प्रकार से “अध्यात्मवित्‌? के निर्णय का, और 
महाजन? के निर्णय का, समन्वय हो जाता है | पहिले कह आये हैं कि, जीवरूपी आत्मा 
ओर, देहरूपी आत्मा, दोनो, की प्रकृति का, स्व-भाव का, शान ही अध्यात्मश्ञन है। 
राष्ट्रभकार वा शासन की पद्धति के भेरों का समन्वय । 
कुछ वर्ष हुए, एक पुस्तक मेरे देखने मे आई । अल्मोदानिवासी श्री बदरी- 
साह ठलघरिया ने उस का संकलन किया है। नाम उस का “देशिक शात्र” रखा 
हैं। पुस्तक छोटी है पर बहुत उत्तम और सारभूत है। उपोद्घात मे उन्हों ने 
लिखा है कि पुराने ग्रन्थों से विषय का संग्रह किया है , पर इन प्राचीन अन्थों 
के नामी का उल्लेख नहीं किया ; यदि किया होता तो पाठकों को उस विषय के 
अझन्वेषण मे अधिक सहायता मिलती । अस्त, इस पुस्तक का विषय, राजशास्त्र 
गजनीति, राजधर्म, दरडनीति आदि नाम से प्रसिद्ध विषय है, जिस को 
पश्चिम की बोली में 'सायंस आफ़ पालिटिक्सः 'पोलिटिकल सायस” “सिविक्स? 
($0७९॥०७ रण 7णी॥#०६, 7०४८६) 500०८, (+ए॥०४), आदि कहते हैं | पस्तक मे 
ग्यों के दो मुख्य प्रकार कहे है, स्वराज और परराज । फिर एक एक के कई कई 


५५६ सच्चे वनस्थों से समाज को क्या लाभ ! [ सम० 


मैद कहे हैं, और उन के नाम बहुत अर्थगर्भ सॉकेतिक शब्दों से बताये हैं । 
यथा बाह्य, देव, प्राजापत्य, गाधरव॑, याक्ष, मानव ( जैसे मनु ने विवाहों के ), और 
इस्तिक, व्यापघक, आदि | और इन सब प्रकारों के समन्वय के लिये सिद्धान्त यह 
दिखाया है कि, जहाँ जहाँ, ऐसी ऐसी, ( सात्विक, अ्रथवा तामस, अथवा संकीर्ण ) 
प्रकृति की अधिकाश प्रजा होती है, वहाँ वहाँ इस इस प्रकार का राज होता है 
और उपयुक्त ही होता है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल जी ने भी एक पुस्तक, 
“हिन्दू पालियी? (77700 ?०॥9») के नाम से, अंग्रेजी भाषा मे प्रकाशित की", 
जिस मे उन्हों ने वेद, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आदि ग्रन्थों से सिद्ध 
किया है कि प्राचीन समय मे, इस भारतवर्ष मे, विविध प्रकार के राष्ट्र के प्रअन्‍्धो की 
परीक्षा, समन्वयात्मक मानवधर्म की परिधि के भीतर ही, की गईं है; यथा राज्य, 
भऔज्य, वैराज्य, दे राज्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, उप्रराज्य, संघराज्य, गणरीज्य | 
और इन के अतर्गत, पौर, जानपद, श्रेणी, पूण, निगम आदि के प्रबन्ध भी होते 
थे | इन को आज काल के शअ्रग्न॑ जी शब्दों मे 'मानाकीं, डायाकों, रिपब्लिक, 
एम्पायर, फेडरेशन, आलीगार्की, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोडे, ट्रड गिल्ड, 
(गरणाधटाजए, वाब्ाटाए, 72०पण०॥९०,.._ दगा[|आ2, टिवंश8॥0),. 084०५, 
प्रपाशटाएथोें 909, तठ॥्राटा50870, ॥#3802-४णा० ) आदि शब्दों से कहेगे | 
इस प्रकार, समय समय पर, मिन्न प्रान्तों मे, भारत मे, राष्ट्र की पद्धति के नाम 
झोर काम, कम-बेश बदलते रहे; पर चातुबंण्य॑ चातुराभ्रम्य की समाज-व्यवस्था 
सब मे श्रनुस्यूत रही । 
समस्त सजीव-नि्जीव पदार्थों का, सत्वादि गुणों के 


भेद से, समन्वय | 
इसी तरह, प्राचीन शिल्प के विषय मे, कागड़ी के गुरुकुल की “वैदिक- 
मैंगेजीन” नाम की मासिक पत्रिका मे*, श्री क० वि० वर्जे महाशय ने, प्राचीन 


१---अब इस का हिन्दी अनुवाद भी हो गया है। 
२--सन्‌ १९२४ के बाद, यह गुरुकुल कनखल में लाया गया; विदिक- 
मैगज़ीन” भी बन्द हो गई । 


२. सर्व० ] वृक्षों, पशुओं, देवों, मे वर्ण-भेद १५७ 


भारतीय शिल्प पर, कई वर्ष तक, बडे उत्तम लेख लिखे, जिन से बहुत सी 
लुप्त-गुप्त विस्मृत बाते फिर से प्रकाश हुई | इन लेखों मे तरह तरह के नगरों के, 
ग्राम, खेट, खर्वठों के, णहों के, सबकों के, पत्थरो, मणियों के, वृक्षों, लकडियों 
के, वाहनों के, पशुओं के, भेदों का वर्णन कर के, उन की सत्तप्रधानता अथवा 
रजःप्रधानता अथवा तमश्प्रधानता भी, प्राचीन ग्रथों के श्लोकों का उद्धरण कर के 
दिखाया है | सजीव निर्जीब सभी पदाथो का इन्हीं तीन गुणों के अनुसार विभाग 
किया है , ये ये भेद सात्तिक है, ये राजल, ये तामस | और इस हेतु से यह यह 
वस्तु, वास्तुकर्म मे, शिल्पकर्म मे, अ्रन्य विविध कम मे, इस इस कार्य के लिये 
और इस इस प्रकृति के मनुष्य के लिये उपयुक्त है। इस प्रकार से, अवस्था- 
भेदेन, बुढ्धपूवंक, भिन्‍न-मिन्त॒ वस्तुओं का प्रयोग करने से, सब का समन्वय हो 
सकता है । 


आत्मा की गतियाँ का समन्वय, तथा, इच्छाओं, शात्रों, आदि का 


आत्मा की अनत गतियो का समन्वय और समाहार दो राशियों मे कर दिया 
हे-प्रद्ृत्ति-निद्वत्ति, सचर-प्रतिसचर, प्रसव-प्रतिप्रसव, आरोह-अवारोह, सृष्टि-लये, 
जन्म-मरण, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध, अम्युद्य-निःश्रेयल, चन्ध-मोक्ष । अनन्त 
इच्छाओ का, चार पुरुषार्थों मे--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । अनन्त शास्त्रों का, इन्हीं 
चार पुरुषाथा के साधक चार शास्त्रों मे--धर्मशात्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, 
मोक्षशास्त्र , जिन चारो का कुछ न कुछ जान, ब्रह्मचर्यावस्‍्था मे, सभी विद्या्ियों 
को संग्रह करना चाहिये | जीवन के अनन्त प्रकारों का समन्वय, चार आश्रमो मे । 
मनुष्यों के अनन्त प्रकारों का समन्वय और लोक-संग्रह, चार वर्णा में। जीविका 
के सहसों प्रकारों का,.वर्णानुसार चार मुख्य प्रकार की चृत्तियों मे । अनन्त स्वार्थी 
एघणाओं का समन्वय, चार मुख्य एपणाओं मे; आदर की, लोक में स्थान मान 
की, एजणा; बल पौरुष की, दूसरों पर ईश्वस्ता की, दार-सुत की, वित्त की; विनोद 
की । शारीर दृष्टि से, इन का रूप, आहरेच्छा, रतीच्छा, पनेच्छा, स्वास्थ्येच्छा । 
इन की प्रतियोगी, चार पराथी शुभवासना भी , अपने से श्रेयान्‌ ज्यायान्‌ का 
आदर सम्मान पूजा करने की , आज्ञा मानने की, दूसरों का विवाह करा देने 


१श८ गतियों, एषणाओं, शाल्त्रों, पक्ष-प्रतिपक्षों का समन्वय सिम० 


की, उन के वंश और शक्ति के विस्तार को देखने की ; दान देने की ; मन बहलाव 
उत्सव, कराने की | अर्थात्‌, इन चारो प्रकारों से, अन्नादि भोज्य-पदार्थ, रति, धन 
स्वास्थ्य, का दान देने की। इस रीति से, इस अध्यात्मविद्या से अधिष्ठित 
उस पर प्रतिष्ठित, उस में निष्ठित, मानव-आर्य-वैदिक-बौद्ध-सनातन-घधर्म में सब 
का यथास्थान यथाकाल यथावस्था समावेश कर दिया है। अंग्रेजी मे भी कहावत 
है “इट टेक्स आल्‌ काइंडज हु मेक ए. वल्ड? (॥ 8/:25 8|| [05 ॥0 ॥92 
& ए४०]0), “जब सब प्रकार के जीव और द्रव्य एकत्र हों तब्र एक जगत बनें ।? 
पक्ष-प्तिपक्ष, उत्तर-प्रत्युतर का, समन्धय | 

प्रत्येक प्रश्न पर, पक्त-प्रतिपक्ष के, वादो-प्रतिवादी के, दो दो विरुद्ध विचार 
और उत्तर उठते है। अंग्रेजी में कहावत है---एवरी क्रेस्थ्यन्‌ हाज्‌ द्ू साइडज! 
(५७५ तुप८घा०7 (85 ॥४४० 06८5), इस लिये 'पत्चप्रतिपक्षाभ्या निर्णीत३ अर्थ: 
सिद्धांत: भवति? । दोनो विरोधी पक्षों मे कुछ अंश सत्‌ का भी, और कुछ असत्‌ 
का भी, अवश्य होता है। साया संसार ही सत्‌ और असत्‌ के समुच्चय 
से प्रत्यज्ञ ही बना है। सभी परिमित वस्त, अभी है, और श्रभी नहीं 
है। ऐसी अवस्था में, 'आंभ्रयेन्‌ मध्यमा बृत्ति, अति सर्वत्र वर्जयेत्‌?, श्रति 
के वर्जन से, मध्यमा वृत्ति के आश्रय से, देश-काल-निमित्त का विचार कर 
के, हेत॒ुपूवंक विभजन करने से, “विभज्य वचनीयम?, मनुष्य के व्यक्ति-जीवन- 
सम्बन्धी, तथा समाज-जीवन-संबंधी, जितने भी प्रश्न उठे हैं या उठ 
सकते हैं--शिज्ञाविषयक, गाहंस्थ्यविषयक, स््री-पुरुष-सम्बन्धविषयक, भर्ता-रत्य- 
विषयक , जीविकाविषयक, युवा-वृद्धविषयक, आर्थिक, शिल्पसम्बन्धी, राजनीतिक 
धार्मिक, आदि--इन सब्न प्रश्नों का उत्तरण, सब पक्षों, सब्न उत्तरों, का समन्वय 
मध्यम मार्ग पर चलने से, अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख के साथ, हो 
सकता है। 

शौच-अशौच का समन्वय | 


सामाजिक व्यवहार के साधनार्थ, शौच के अभाव की यहाँ तक अनुजा दी है कि, 
कुत्ते के जुठे को भी खा जाना, आदमी के लिये न्याय्य, धर्म्य, जायज़, कर दिया 


२, सर्व० ] शुचि, अशुचि, कौन और कब ! १५९ 


है ; 'शवा मुगग्रहणे शुचि?, 'शकुनिः फलपातने?, 'पण्ये यज्व प्रसारितम, (कारु- 
हस्तः सदा शुद्ध? 'पथि शूद्ववदाचरेत?, इत्यादि । शिकार में कुत्ते का पकडा म्रग 
शुचि है, मासाहारी छत्रियदृत्ति वाले के लिये; तथा,सब के लिये,पक्त' का काटा और 
गिराया फल, तथा दूकान बाजार मे फैलाये भोज्य पदार्थ शुद्ध हैं; तथा कमेरे का, 
शिल्पी का, हाथ सदा शुद्ध है ; तथा यात्रा मे, राह चलने मे, आवश्यकता पड़ने 
पर, शद्व के ऐसा, यम नियमकों छोड कर, व्यवहार करै, इत्यादि । दूसरी ओर, 
जत्र सासारिक व्यवहार को छोड़ कर, मनुष्य, मोज्ञ के साधन मे लगे, तो उस के 
लिये शौच की परा काष्ठा यहाँ तक दिखाई है कि, 'शौचात्‌ स्वागजुगुप्सा परैःअर्स- 
सर्ग/; दूसरों के स्पर्श का तो कहना ही क्या है, अपने शरीर से मी घृणा कर के 
विदेहमुक्ति प्राप्त करना चाहिये । ु 

स्थानाद, बीजादू, उपष्म्भाव, निस्‍्स्‍्यन्दात्‌, निधनादूअपि, 

कार्य आधेयशौचत्वात्‌ पंडिता हि अशुचि विहुः । 

“इस मनुष्य-शरीर का बीज, इस के पोषण का स्थान अर्थात्‌ गर्भाशय, इस के 
धारण के उपाय, भक्षण पान आदि, इस से निकले मल, इस की सृत्यु--सभी 
इस की परम अशुचिता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नित्य नित्य इस की अशुचिता 
को हते रहने की आवश्यकता से ही निश्चय हो जाता है कि इस की पविन्नता 
झूठी है, मिथ्या आमास मात्र है? | 

एक नियम, अथवा नियम की शिथिलता, क्षत्रियत्त्ति वाले तथा अन्य णहस्थों 
के लिये है। दूसरा नियम, अति कठिन, सनन्‍्यासी के लिये है। पर आज काल 
के हिन्दू समाज मे इन नियमो का कैसा पालन हो रहा है, यह सब ही जानते हैं | 
प्रायः संन्यासीवेशधारी जीव तो शौच की फिक्र ही नहीं करते, और साधारण 
गहस्थ दूसरों के दिखाने के मौके पर महामहर्षि से भी अधिक शौचाचार और 
छु-मत मत-छू? का ढोंग रचते है। 


मशह्य-अभमध्य-समन्चय | 
मद्य मास'आदि का निषेध करते हुए भी, युद्ध आदि के समय, ज्ञत्रियवृत्ति 


१६० विवाह और यश की व्यवस्था क्यों ! [ सम० 


व॒लि मनुष्य के लिये, मनु ने इन के उपयोग की अनुमति दे दी है। मनुष्य की 
प्रकृति देखते हुए, इन का सर्वथा निषेध अशक्य समभते हुए, इन पर केवल 
कुछ रोक रखने ही का यत्न किया है । 

लोके, व्यवाय-भासिष-मच-सेवाः 

नित्यास्तु जंतोः; नहि तम्न चोदना; 

व्यवस्थितिः तासु, विवाह-यज्ञ- 

सुरा-महै; तासु निवृत्तिर इष्टा । ( भागवत ) 

स्री-पुरुष के प्रसंग की, मास की, मद्य की, सेवा करने को तो आप ही मनुष्य की 

प्रवृत्ति होती है; इन के लिए. उपदेश देने का प्रयोजन नही; प्रत्युत, इन की 
अति सेवा और दुरुपयोग को रोकने का प्रयोजन बहुत है; इस लिये विवाह और 
यज्ञ आदि के द्वारा इन का नियमन किया है। जहाँ तक हो सके इन से निदृत्ति 
ही अच्छी है? । गीता मे, सात्तिक, राजस, तामस, तीन प्रकार के आहार, तीन 
प्रकृति के लिये कहे है । 


सत्य-असत्य-समच्चय | 


सत्य की परम प्रशंसा करते हुए भी, साधारण मनुष्य की प्रकृति को देख कर, 
विशेष विशेष अवसर पर, यदि कोई असत्य बोल जाय, तो उस को भारी पाप 
नहीं गिनना, ऐसा प्रबन्ध मानव-घधर्म मे कर दिया है। यथा, प्राणात्यय मे, अपने 
या दूसरे के प्राण बचाने के लिये; वा हँसी मे । मनु के इन वाक्यों पर लोग 
जल्दबाजी से आक्तिप कर बैठते है। उन को याद करना चाहिये कि, मनु- ने तो 
प्राणसंकट में यह अनुमति दी है। पर आज काल के पच्छिमी कानून मे, किसी 
भी छोटे से छोटे जुर्म के मुलजिम को, हलफ न देने का कायदा बना कर, भूठ 
बोलने की मानो साफ इजाजत दी है| तथा, वकील की मुवकिल से जो बात हुईं, 
डाक्टर की गेगी से जो बात हुईं पत्नी की पति से जो बात हुई, उस बात की 
गवाही साक्षी देने की मनाई कर के, इस कानून ने उन से यदि सरीही झूठ नहीं 
चुलवाया, तो सच को छिपवाया, जो भी भूठ बोलने के बराबर है | “इस से यह 


२, सवे० | अपने को सुख दुःख दिया, न पुण्य किया न पाप किया १६१ 


नहीं समझना चाहिये कि आज काल के कानून मे जो ऐसे नियम हैं वे सर्व॑था 
अनुचित ही हैं, ऐसा नहीं, वे भी सहेतुक हैं, तथा मनु के नियम भी सहेतुक हैं । 
और भी, सत्य के दर्ज भी होते हैं, कम सत्य, अधिक सत्य; जैसे, यहाँ कोठरी के 
भीतर प्रकाश है, यह सत्य है; बाहर दालान में भी प्रकाश है, यह सत्यतर है, 
क्योंकि प्रकाश अधिक है; मैदान मे, जहाँ कुछ भी छाया नहीं है, वहाँ मी प्रकाश 
है, पर यह और भी सत्य-तर है, क्योंकि प्रकाश अधिकतर है, सूर्य की घाम 
( घ॒र्म ) वहों, बिना आवरण के, पृथ्वी पर पढ़ती है; इत्यादि | के 


पुएय-पाप-समन्वय | 
व्यवहार दृष्टि से, पुए्य और पाप, धर्म और अ्रधम, सुख और दुःख, 
नितान्त भिन्न हैं, विरुद्ध हैं; तो भी, इन का रूप, अवस्था के भेद से, बदलता 
रहता है। जो कर्म एक वर्ण के लिये, एक आश्रम के लिये, एक मनुष्य के 
लिये, धर्म है, पुण्य है, कत्तेव्य है, वही दूसरे के लिये अकतंव्य पाप है, अधर्म 
है । ब्राह्मण के लिये, अधिकतर अ्रहिसा ही धर्म है; क्षत्रिय के लिये, दंडरूपिण, 
दुष्टों की, हिंसा ही धर्म है; इत्यादि । 
परमार्थ दृष्टि से, “पुण्य च पाप च, पापे?, पुण्य भी, पाप भी, दोनो ही 
पाप हैं; ऋण किसी को देने से भी, अ्रपने मन का, उस के साथ बधन हो जाता 
है, 'उस से ऋण का धन वापस लेना है?, ऋण उसको लेने से भी, लेने वाले के 
मन मे, देने वाले के साथ,ब्रधन हो जाता है, 'ऋण उसको चुकाना होगा? | अ्रथ च, 
पुण्य पाप दोनो ही मिथ्या हैं; अपने सिवा कोई “अन्य?, दूसरा”, हो, तब न उस 
से या उस को ऋण लिया दिया जाय १ श्रपने को ही, आप ही, सुख-दुःख देना, 
न पुण्य हे न पाप है, न वह सुख सुख ही है, न वह दुःख दुःख ही है। 
जलिद्धां चित संदशति स्वदृदूनिः, 
तद्ेंदुनायां कतमाय ऊुप्येव ? 
यद्‌ अंग॑ अंगेन निहन्यते क्चित्‌, 
क्रष्येत फस्से पुरुष: स्वदेहदे ? 
११ 


१६२ दुष्ट की हिंसा भी श्रहिसा ही [ सम« 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुः्लहेतु:, 
किस धन्यतः तम्न,  निज-स्वभावः । 
नहि भाकनो5न्यद्‌ यदि, तन झूषा स्यात्‌; - 
कथध्येत कस्मान्‌ !, न सुख, न दुःख । 
( भागवत, रकंघ ११, भ्र० २३, इको० ७३-५३ ) 

, यदि अपने ही दोतों से अपनी ही जिहा कमी कट जाय, अपने ही हाथ से 
झपने ही पॉव को कभी चोट लग जाय, तो किस पर क्रोध करे ! अपनी ही देह 
पर ! जब आत्मा ही, श्राप ही, सुख दुःख का हेतु है, कोई “दूसरा? अन्य? है ही 
नही जो दुःख दे और जिस पर क्रोध किया जाय, तो क्रोध भ्ूठा हे; न सुख 
सुख है, न दुःख दुःख है; सब मिथ्या है, माया है, माया का खेल और जंजाल है। 

अब हो ( >मै, हम ) फासो बैर करों ९ 
प्रभ॒ निज सुख ते कद्दत फिरत हैं, 
घट घट हों (>मै, हम ) बिहरो ! 
हिंसा-अहिंसा-समन्वय | 
हिंसा और अहिसा के विरोध का परिहर--क्ृष्ण की शिक्षा, “ तस्मादू युध्यस्व 
भारत”, और क्राइस्ट की शिक्षा “एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा 
गाल उस के आगे फेर दो”-...इन दोनो का समन्वय सीधे सीधे नियमों से कर 
दिया है। प्रद्त्तिमांग पर चलने वाले श्हस्थ के लिये, अपनी तथा अपने 
श्राश्नितों की रक्ता फे लिये, हिसा अर्थात्‌ युद्ध उचित है, धर्म्य है; विशेष कर 
च्षत्रियर्जात्ति वाले जीव के लिये, जिस का मुख्य काम उस के नाम ही से द्योतित 
होता है, दुचलों को चोट से बचाना; है 
क्षत्रात्‌ किल ज्रायते, इति उद्ः 
क्षत्रस्य शब्दों श्ुवनेषु रूढः 
ऊँचे सिर वाला ज्षत्र शब्द, ससार मे इसी लिये प्रसिद्ध है कि, उस का 
अर्थ ही है कि, छत से, चोट से, दुर्बलों का च्रांण करता है !! सारी भगवद्गीता 
इस विपय ही का भाष्य ही है | 


२, सवें० ] आततायी को मारना ही धर्म, चादे कोई हो श््३े 


धस्यांदू हि युद्धाव्‌ श्रेयोअन्यत्‌ क्षश्रियस्य न विद्यते; 
सुखिनः क्षत्रियाः, पार्थ |, छभते युद्ध ईंदपां । 

“धर्म्य युद्ध से बढ़ कर कोई उचम लाभ क्षत्रिय के लिये नहीं , सच्चे क्षत्रिय 
ऐसे युद्ध का बहुत प्रसन्‍नता से स्वागत करते हैं? । 

इस प्रकार के आत्मसक्षणार्थ और अपने श्राभ्रित के रक्षणार्थ, युद्ध की आज्ञा 
यहाँ तक दी है कि, 

गुरु वा, बारूबुद्धों वा, ब्राह्मणं वा बहुश्रतस्‌ , 
भाततायिनं भायांत॑, हन्याद्‌ एक अविचारयन्‌ !। मनु ) 

“प्राण लेने की नीयत से जो अपने ऊपर भूपटे उस को, आततायी को, बिना 
विचारे मार ही देना चाहिये, चाहे वह गुरु हो, चाहे बालक, चाहे दृद्ध, चादे 
बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण” । आज काल का अंग्रेजी दंड-विधान तो इस से बहुत 
अधिक अनुमति देता है, “अपने या किसी' दूसरे की जान और माल की या जन्‌ 
( औरत, ज्री ) के जिस्म और इज्जत की हिफाज्ञत के लिये, किसी भी हमला 
करने वाले को मार डालना तक जायज है? 

जाततायी वधोच्तः | ( भमरकोष ) 
अभिदो, गरदः चारपि, शस्त्रोन्स'्तो, घनापह:, 
क्षेत्र-दार-दरः च, एवान्‌ षड्‌ विधाद्‌ जाततायिनः । 
आत्तायिनं भायान्तं, अधि वेदान्तपारगं, 
नि्धांचतं जिधांसीयात्‌, एव घसे सनातनः । 
न आतितायिवधे दोषो, न तेन ब्रह्महा भवेत्‌। 
। चलसिष्ठनस्टृत्ति; म० भा०, मनु ) 
आग लगाने वाला, ज़हर खिलाने पिलाने वाला, शर्त्र लिये मतवाला, 
धन का लुटेरा, खेती बारी जमीन मकान पर वा ज्री पर बलात्कार से कब्जा दखल 
करने वाला, ये छः आततायी होते हैं। ऐसा आततायी जब मभपव्ता हो, तब 
उस को मार डालने से कोई दोष नहीं लगता, चाहे वह अपना गुरु ही हो, या: 
बालक या बृद्ध या वेद वेदान्त का महापंडित और ब्राह्मण भी हो | जो,प्राण लेने 
की चेश करे, उस के ही प्राण लेने की चेष्ठ करना उचित है, सनातन धर्म है। 


श्द्ड दंड-योग्य का दंडन ही राजा का सुख्य धर्म. [ सम०' 


यरमाद्‌ 'भातत आयाति', 'भति' च भस्य अियन॑? तथा, 
'आततायी? इति नाज्ना इद्ठ चतो&र्य भभिधीयते | 
, आतत हो कर, अपने शरीर का, हाथ पैर का, विस्तार कर के, ( जैसे अन्दर, 
कुत्ते, सिह आदि क्रोध के समय रोएँ फुला लेते हैं, मुँह बाकर दोत दिखाते हैं ), 
अति वेग से दूसरे के ऊपर आता है, दौड़ता है, इस लिये इस को आततायी 
( ठेठ हिन्दी मे अताई” ) कहते हैं |? 
इस अभिप्राय को स्पष्ट करने का दूसरा और उत्तम प्रकार यह है, कि 
(हिसा! मे और “दड” मे विवेक किया जाय | निरपराध को पीड़ा देना, 'हिसा'; 
सड्पराध को, “दड” | राजा का परम धर्म है कि दंड के योग्य को दंड दे ; “जो 
दंडनीय को दंड नही देता और निरपराध को दड देता है, वह राजा बदनाम होता 
है, और नरक मे गिरता है |? 
, अदुड्वान्‌ दुंडयन्‌, राजा, दंड्यांब्च एव अपि अर्दंडयन, 
अथशो महद्‌ भाप्मोति, नरक॑ च अधिगच्छति । ( मन ) 
अहिंसा असाधु-हिसा स्यादू, इति शाख्रस्य निइच्चयः | (स०्सा०्शांति०) 
“साधु की, दुष्ट की, दिसा तो अ-हिसा ही है; यह राजशाल्र का निश्चय है? | 
दूसरी श्रोर, निशृत्तिमार्गी योगी संन्यासी के लिये, “देश-काल-समय&नवच्छिन्नाः 
महाज्रतम” रूपिणी अहिसा ही उचित है; 'बिना किसी देश-काल आदि के समय 
के, शर्त के, अहिसा, सत्य, आदि का पालन करना, यद्द योगियों का महात्रत है? । 


सर्व-रस-समनन्‍्वय । 
संस्कृत साहित्य शात््र मे नी रस माने हैं, 
अँगार-हास्य-करुणा-वीर-रौद-भयानकाः, 
बीभत्सो,5्छुतः, इति भष्ठो, शांतस्तु नवमों रसः । 
ऐसे विभिन्‍न विरुद्ध भावों और श्सों का, एक ही मन मे, एक ही शरीर मे, 
एक ही जीव को, कैसे और क्यों अनुभव होता है--इस का विचार, और इन का 
समन्वय, 'पुरुषार्थः नाम के ग्रन्थ के रस मीमांसा? श्रध्याय मे, विस्तार से करने 
का यत्न मैं ने किया है; जिन सज्जन को इस विषय मे कुतूहल हो, वहीं देखें । 


२, सर्व० ] सब रसों का समन्वय, अवतार केस्चररित में «हि ४५ 
६ ॥५१॥ 5०5 
यहाँ इतना लिख देना उचित जान पड़ता है, कि जब तकेःजीव-सर्सॉर मे है 


चाहे प्रद्धत्ति अंश पर, चाहे निद्वत्ति अरश पर, उस का संबंध इन रसों से 
रहता ही है। निदृत्ति मार्ग का जो शात रस है, उस मे, प्रवृत्ति मार्ग के आठो 
रसों का समाहर और समन्वय हो जाता है। 
भागवत पुराण मे कथा है, महाभारत के युद्ध और कौरव-पाडव वंश के 

बिनाश, तथा यादवंयुद्ध और कृष्ण-बलराम के वश के संहार, के पीछे, चेद- 
व्यास जी, सरस्वती नदी के किनारे आश्रम बना कर, उदास मन से बैठे थे । 

ऊँच नीच अरु भूत सविष्यहु, सथ के जानन बारे, 

युग युग मे घन की फेरो, भावी कक्ि खँघियारे--- 

दिव्य दृष्टि तें ध्ठकल काछ-गत्ति को तथ देखन छागे; 

बुद्धि -रहित अरु ज्ञान-रहित अरु बल के दीन भागे, 

ज्ञिन के नहि विषवास परस्पर, आतम-श्रद्धा-हीना, 

मन-मकीन भरु पाप-क्रीन भ्रु सत्तत-हीन तन-छोना, 

पर अधीन भरु परम दीन हु, भहंकार परंबीना-- 

ऐसे देखे सब जन, मुनि, तब, भावी कलि के युग मे, 

भरु नहि केवल मनजन से, बरु धाक्ति घटी सब जग से । 

अस विलोकि, करुणा ते व्याकुछ, मुनि मन माहि विचारा, 

कौन उपाय होय जत सब फो बेढा सागर पारा १... 

ऐप सोचत खेदत जब, तह तेद्दि छिन नारद आाइ गये। 

कृष्ण झुनी उठि बेगि प्रणाम्यो,पूजा जासन आदि दये । 

सुख से बैठे, सब लग-जाने, बीन घरे, सुसुकाद कहे, 

देवन के ऋषि, विप्र ऋषी तें-फेहि विचार मे आापु रहे ? 

सुवन पराशर के, बड़भागी !, सन भरु देह जपाने, 

इन ते तुमरों भातम माने सुख कौ, वा नहिं माने ? 

जो कछु जानन लायक सो सब तुम वहुतायत पायो; 

सब श्रथेन की खानि महा-भारत हू कौ तुम गायो; 

प्रद्यसूत्न मे परम सनातन गश्यो, कह्यौँ तुम उज्ज्वल, 


१६६ व्यास जी क्यों उदास [ सम«» 


तो हू, स॒नि ।, सोचहु काहे तुम, चित्त भरेअस कश्सऊक ? 
“व्यास जी ने उत्तर दिया, 
भाषु कह्लौ सो स०, साँचेःहू., है मोहि, तऊ न जानत, 
जीच हसारो काहे खेदत, संतोषहिं नहिि मानत। 
साँचहु हम बड़-भागी, भाप जु भाग्यन ते यहँ भाई गये, 
जगत पितामह् स्वयं-भूत् के भाष्मज, मोकूँ दरस दये; 
सथ रहसन के आपु 'महानिधि, तोष्यौ पुरुष प्राणहिं, 
सब को ईंश, सबहदि जो सिरजत, पाछत, नाशत, ध्यानहि, 
ऊँचनीच सब, गुण के बल ते, आपु न ग्रुण महँ सानहि। 
सूर्य देव इव भापु चरो नित, तीनिहु छोकन भीतर, 
प्राण-बायु इव, सब जीवन के साक्षी भये, छुभंकर |, 
श्रह्मरूप सर्वे छोट बड़े जे, तिन के हृदयन अभंत्तर, 
योग घस तें देखि सको तुस, श्रोध भ्रगाघ जुद्दाय; 
सो भापुद्ि बतरावी, क्यों सन मेरी अस भकुछाय ९ 
अरु न्‍्यूनता होय वासे जो, वाको देहु पुराय। 
नारद जी ने कहा, 
ज्ञानरूप जस भापु क्यो है, भक्तिऱप तस नाहिं कहो, 
याही तें भगवान आतमा मन मे नहिं सतोष गद्यौ । 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया, तीनो ही, चेवन माहि सदा ही; 
इन तीनो कौ धारण लिये बिन, चित्त प्रसाद न पाहीं। 
भक्ति ज्ञान अरु कम तीनिह्न एक साथ , दिखरावौ, 
भक्ति-भाव भरि, कृष्ण चरित कौ, सब-रस-मय तुम गावो, 
तब सथ शोकन अकुछावन तें तुम छुटकारा पावी | 
हे बड़भागी |, बुद्धि तुम्हारी, भति भमोध, सब देखि सके, 
यतञ्ना पवित्र, जिद्धा साँची, तन मन घत्त चारत नाहि थक, 
सो तुम सथ के सब धंघन के मोचन हेतु विचारौ, 
करि समाधि, ईंबवर की चेष्टा, भति विचिश्न, उर घारो, 


२. सर्व० ] बहुत प्रकार के अभिवादन, दुआ-सलाम! 7 १६७ 


“दांत-वीर-करुण” रस सानी वा की कथा प्रसारो, 
पापिन के “बीभत्स-सयानक-रौद्” कम दिखरावौ, 
्ररु उन के जो घंड भये तिनहू कौ तुम बतरावो, 
कृष्ण चरित “शज्ञार'ं छलित अति मधुर हु वामे ल्यावो, 
जग झूठो 'भद्भुत“अप-हास्य' निरो है, सोड सिखरावो । 
चरित पुनीत सुनत हरि के नित नित चित तृप्ति न जोहै, 
पद पद मे जा के निसरत रस नीरसहू को मोह! 
अभस संभाषण करि कै, नारद, घासवि-सुत ते विदा भये, 
सन-माने, बीना झनकारत, तुरतहि तह ते उले गये । 
तब्र व्यास जी ने भागवत पुराण को रचा; पुत्र शुक और शिष्य रोमहर्षण को 
सिखाया, शाति पाया । 

योग विधिन सब के जे ईश्वर, कृष्ण जबद्दि निज धाम गये, 

यह पुराण, कछि-भंध झोक हित, सूयदेव इब उदय भये, 

कृष्ण रूपही, व्यास-हृदय मे; झुक छलोकिन को दान *दये | 


अभिवाद-भेद-समन्वय । 


साधारण शिष्टाचार, दुआ सलाम, के भी जितने प्रकार सम्य जातियों मे 

प्रचलित हैं, सब का सग्रह इस मानवधर्म से व्यवस्थापित आर्यशालीनता मे 
पाइयेगा। सिर का इशारा, या इस का क्कुकाना ( अंग्रेजी 'नाड? ), मुस्किराना, 
हाथ मिलाना, हाथ हिलाना ( हँड-शेक? ), सु-प्रभातम्‌ ( शुद्‌ मार्निद्ष ), 
सु-आगतम्‌ ( वेलू कम्‌ ?, फारसी मे 'खुश आमदी?, उद्दूं मे 'खूब आये! ), दहिने 
हाथ से सलाम, बायें हाथ से सलाम, दोनो हाथ जोड़ना, गले मिलना, पैर छूना, 
साष्टाग दश्डवत्‌--सभी प्रकारों के लिये, अधिकारभेद से, स्थान यहाँ रक्‍्खा है। 

भगवांस्तन्न बन्धूनां, पौराणास््‌ अनिवर्तिनाम , 

यथाविधि उपसद्बम्य, सर्वेषां भानम भादधे | ४ 

प्रह्नभिवादनशइलेष-करस्पश-स्मित-ईक्षणैः 

आखास्य चडाश्॒पाकेस्यों वरेद्रचाभमिसतैविभुः । ( भागवत्त ) 


हक नार प्रकार की ,अन्त्य-क्रिया ,.[ सम० 


: ततोअ्वतीय गोविन्दो रथातू, स व युधिष्ठिरः, 

भीसो, गांडोवन्धवा च, यमो, सा्यकिरेव च, 
ऋषीन्‌ भमभ्यचेयामासुः करान्‌ उद्म्य दक्षिणान्‌। ( शांतिपव ) 
बरह्मारस्भेवसाने व पादौ आझोौ गुरोः सदा। (सनु/) इत्यादि | 
कृष्ण भगवान्‌ , इन्द्रप्रस्थ से लौट कर, द्वारका आये; बढ़ों को कुक कर प्रणाम 
किया, अति स्नेही बराबर वालों को गले लगाया, औरों से हाथ मिलाया, किसी 
की ओर मुस्कराये, किसी को दयादहृष्टि से देखा ; श्वपाक चाडाल परय॑न्त सन्न का 
आश्वासन सम्मान किया। कृष्ण, पश्च पांडव, और सात्यकि, शरशय्या पर पड़े 
भीष्म के दर्शन को गये; रथों से उतर कर, वहाँ एकत्र ऋषियों को, अ्रपने दहिने 
'हाथ उठा कर, 'सलाम? किया | अव्ययन के आरम्म और अन्त मे शुरु के पैर 

छूने चाहिये? | इत्यादि | 


अन्त्यक्रिया फे विविध प्रकारों का समन्वय । 


अन्त्य संस्कार में भी सभी प्रकारो का समन्वय देखिये। “चतस्रो गतयः३, 
बविडन्ता वा, रसान्ता वा, भस्माता वा” | यह वाक्य “पश्चत्वं गतः” की टीका है । 
पॉच तत्त्व का बना पुतला, फिर उन्हीं पॉच में लीन हो जाता है। उस में आकाश' 
ऐसा यूद्ठम है कि इस के द्वारा शव के संस्कार की कोई क्रिया, बुद्धि-पूर्वक, मनुष्य 
के सामथ्ये के बाहर है; प्रकृत्या, आप से श्राप होती रहती है | इस लिये चार प्रकार 
के मरण संस्कार कहे हैं| एक यह कि, तपस्वी, वानप्रस्थ वा संन्‍्यासी, जंगल मे, 
श्रनशनादि रत से अपने शरीर का त्याग करे, श्रौर उसे पशु-पक्ती खा कर वृत्ति 
पावै, और श्रपने शरीरों मे, प्राण के द्वारा, जी करें, तथा विड्‌ , मल, के रूप मे, 
उस के अवशिष्ट, किट्ट अंश का, पुनः खुली हवा मे विसजेन कर दें, यह वायु 
संस्कार कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरे जीवों के आ्राणवायु से उन के शरीरों 
मे लीन हो जाता है। दूसरा यह कि, रसा अर्थात्‌ पृथ्वी में निखलनन करना, 
गाड़ देना; इस को पहिले प्रकार का अ्रवातर प्रकार भी समझ सकते हैं, इस में 
शव के अवयव, प्रथ्वी के कौटों के काम में झआराते हैं, अथवा, गल पच 
कर मिट्टी में मिल णाते हैं, जैसे विड्‌ | तीसरा, रस अर्थात्‌ जल में म्तेप 


२. सर्व० ] राम जी ने राक्षसों की और गप्न की भी अन्त्य क्रिया किया. १६९ 


करना, प्रवाह कर देना, इस से जल के जस्तुओं का, मछली कछुओं का, 
पोषण होता है । चौथा, श्रम्मि में दाइ कर के भस्म कर देना। ये सभी प्रकार 
मानव धर्म में, अधिकारमेदेन, बरतें जाते है । श्रमिदाह तो प्रसिद्ध दी हे; 
अधिकाश मनुष्यों के लिये यही उचित है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और बड़ी 
बस्ती के पास ज़मीन की कमी के, तथा शुद्धि के, विचार से भी; यहाँ तक कि 
अब पच्छिप के बड़े बढ़े शहरों मे यही प्रकार, स्वच्छ यंत्रों द्वारा, बरतने लगे हैं । 
मत शरीर का भस्म ले कर, मजूधा मे रख कर, उस के ऊपर चैेत्य, छुतरी, 
स्तूप, एडक, आदि के नाम से, “कत्र?, 'मकत्ररे', बनाने की भी प्रथा 
घुरानी चली आती है । सन्यासियों को समाधि दी जाती है, अर्थात्‌ 
गाड़े भी जाते हैं, इस विचार से, कि इन का शरीर, तपस्या से, ब्ह्म- 
ध्यान से, लोकद्वित-चिन्तन से, इतना पवित्र हो गया है कि, इस के किसी 
स्थान पर पढ़े रहने से, उठ में व्याप्त उन का प्रभाव कुछ दिनों तक उस 
स्थान को, और आस पास को, पवित्र करता रहेगा, और जो उस के पास 
आवेंगे उन का हृदय पूत पावित होगा। बुद्धदेव की अस्थियाँ कितने स्थूयों में 
रखी हुई हैं। श्रति बाल्यावस्था मे मृत, तथा विशेष विशेष रोगों से झूत, 
शरीर का, तथा सन्यासी का भी, जल मे भी प्रवाह किया जाता है। बाल्मीकि 
रामायण भे कथा है कि राम जी ने विराध नाम राक्षस का, उस की इच्छा के 
अनुसार, निलनन-संस्कार किया, तथा कत्रन्ध नाम शक्षुस का, और जठायु नाम 
स्म्र का भी, अग्नि-सस्कार किया; वूसरी जात! का है, इस को कैसे छूएँ, इस 
मूठ शद्ढा को उठाया ही नहीं । पारसियों में वायु-संस्कार होता है । 


परलोक-विषयक मतों का समन्वय । 


पार्थिव, प्रथ्वी के, पाचभौतिक शरीर को छोड़ने के ब्राद जीव की क्‍या 
यति होती है, इस विषय पर, प्रायः सभी धर्मों का मत है कि, अपने किये 
भलेबुरे कर्मों के अनुलार, स्वर्ग-मरक, सुखवती-अवीचि ( बौद्धमत के ), 
हिवन-हेल! ( ॥00ए७॥-)७)), ईसाई मत के ), जन्नत-जहन्नुम या बहिश्त- 
दोजख ( इस्लाम मत के ), मे, नीव को सुल-दुःख भोगना होता है। पर 


१७० ' व्यक्ति-समक्ति आदि विविध वादों का सम्बाद [ सम० 


डन स्थानो और वहाँ के अनुभवों के रूप और प्रकार के विषय में अलग 
अलग मत हैं | 
हिन्दुओं में 'चतुर्दश-मुवनो की चर्चा होती है; प्रृथ्वी के ऊपर छ;, प्रथ्वी के 
नीचे सात । परत स्वगे और नरक कभी इन से मिन्‍न कहे जाते हैं, कभी इन में 
मिला दिये जाते हैं।, ऊपर के सात-लोक, भू: ( प्रथ्वी, मनुष्य-लोक ), भुवः 
( अन्तरिक्ष, पितृ-लोक ), स्व: ( स्वर लोक, देव-लोक ), महः, जनः, तप, 
सत्य ( ब्रक्ष लोक ), कहे जाते हैं| अन्तिम पाँच, स्व, स्वग,- के ही भाग माने 
जाते हैं; एक से ऊँचा दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे पंच मजिला महल। 
सत्य-लोक, ब्रह्म-लोक, के अ्रधिष्ठाता, स्वयं ब्रह्मा माने जाते हैं; तपो-लोक 
में उत्तम ऋषियों का प्राघान्य है; जन-लोक मे, सब देवों के राजा, देव- 
राज, सुर-राज, इन्द्र वा महेन्द्र अधिष्ठाता हैं, महलोंक के भिन्‍न ,भागों में 
वरुण, कुबेर, यम, अधिष्ठाता है; ऊँचे ऋषि और देव, इन पाचों मजिलों 
मे आजा सकते हैं, जैसे राज-प्रासाद मे ऊँचे अधिकारी; तथा नीचे के दो 
लोकों में भी, काम पढ़ने पर। वरुण, कुबेर, यम का स्थान इस प्रथ्वी पर 
भी कहा जाता है; वरुण का समुद्र मे, कुबेर का हिमालय में, यम का दक्षिण 
दिशा में । स्वर्ग? शब्द की व्युत्पत्ति यों, की जा सकती है, 'स्व॑, श्रात्मानं, आत्म- 
राज्यं, मनोराज्य, गम्बते, अधिगम्यते, लम्यते, यत्र, सः स्वर्ग), जहा स्व-राज्य, 
मनःकल्पित राज्य, मन-माने स्वप्नो का राज्य, मिल जाता है; जैसे 'स्वपिति? 
६ सोता है ) शब्द की व्याख्या, वेदान्त के ग्रन्थों मे की गई .है, 'स्वं अ्रपि-इतो 
भवति,? अपने स्व को, आत्मा को, अपने भीतर, चला जाता है। एवं, नरक! 
की निरुक्ति, 'कुत्सितः नर, नर-कः, हो सकती है, जहां कुत्सित, निन्दित, निकृष्ट, 
नर, जीव, रहे; ऐसे, पापियोँ के श्रडडे, प्रथ्वी पर भी हैं ही । भागवत में कहा 
हं। है, “अग्ैव स्वर्गः अन्नेव नरकः”, यहाँ प्रथ्वी पर ह्वी रर्ग भी है नरक 
भी है; तात्पर्य यह कि चादे इस लोक मे, चादे परलोक में, जहाँ ही दुष्ट 
पापिष्ठ भाव अधिक हैं वहीं नरक; जहॉ सद्भाव, पुण्य पव्रित्र विचार अधिक, 
बही स्वर्ग । लोग कहते भी हैं, (इस कुल में स्वर्य है, उस कुल में नरक? 
नरकों की संख्या कहीं २१, कहीं कम-बेश, न्यून-अधिक, कही है; तब के 


२, सवे० ] विविध राष्ट्र प्रतन्धो का सम्बन्ध १७१ 


, नाम भी अलग-अलग रख दिये हैं; सचियों मे, नामी के भेद, और ऊपर नीचे 
स्थानों मे भी भेद, देख पढ़ते हैं । 

पृथ्वी के नीचे के सात भुवनों के नाम, ( “मवति इति भवन, स्ुवन!, जो 
होता रहता है, बनता मिटता रहता है, सद्दा चलायमान है 3), अतलं, वितल,' 
सुतल, रसातल, वलातल, महातल, पाताल । पुराणों के 'मिन्न-मिन्‍न प्रकार के 
बर्णंनो का समन्वय करने 'से अनुमान होता है, कि जैसे पृथ्वी पर, एक स्थान भे 
अति सुन्दर पुष्प-फल-पूर्ण उद्यान, और दूसरे स्थान पर मल-पूर्य नल, वा यातना 
'मे पडे कैदियों के रोने चिल्लाने से भरे काराणइ, वेसे ही इन सातों मे एक ओर 
'ब्रेल खर्ग! और एक ओर “बिल-नरक? हैं। एक एक तल के राजा, एक एक 
( सुर के विरोधी ») असुर, दैत्य, दानव भी कहे हैं; यथा एक के राजा प्रह्मद, 
एक के बलि, आदि | यह सन्न तरह तरह की बातें पुराणों की है। सब्न का 
मेल करना कठिन जान पड़ता है। उपाय एक ही है, 'सम-ठर्शिता', 'उपमा! 
लॉ ऑफ ऐजनालोजी? ( [,8फ़ 0 &॥9027 ); वह आगे कहा जायगा। 

स्वर्गों मे दो चाल के देव कहे है; आजानदेव वे हैं जो अ्रकृत्या देवयोनि मे, 
इस ब्रह्माए्ड मे, मानव जाति की सृष्टि के आदि मे उत्पन्न हुए, मरते नहीं, 
मानव जाति के अन्त तक रहेंगे; कर्म-देव वे मानव हैं जो पुण्यकर्म के बल से, 
डन उन ऊंचे नीचे पॉच स्व्गों या स्वर्ग के भागों मे, थोडे या बहुत काल के लिये 
पहुँच जाते हैं, और “झ्षीणे पुण्ये मर्त्व्लोक विशति”, पुण्य की पूजी व्यय हो 
जाने पर पुनः पुथ्वी पर जनमते हैं। उपमा, जैसे धन कमा कर, गर्मी के दिनों 
मे, कुछ लोग ठंढे पहाड़ों पर चले जाते हैं, फिर बैक मे जमा किये हुए उस 
रुपये के खर्चे हो जाने पर, समस्थली, 'झेन्‍्ल? ( १७78 ) को वापस आते हैं । 

नरकों मे, 'आजान-नारकी? और “कर्म-नारकी? का भेद नहीं किया है, किंतु, 
पुराणों और स्पृतियों का अर्थ लगा कर, अनुमान होता है कि, प्रकृत्या भी, 
अधघम उप-देव, पिशाच, कुष्माड, प्रभथ, पूतना, डाकिनी, शाकिनी, आदि 
योनियों के भी जीव होते है, जो कभी कभी भूलोक मे भी घूम लेते है, जैसे देव 
भी; तथा पापी मानवों के प्रेत जीव भी | किन्हीं किन्हीं हिन्दू सम्प्रदायों मे “नित्य 
नारकी! और “नित्य-स्वगी? भी माने हैं, जैसे ईसाइयों के कुछ सम्पदायों मे 


५७२ इतिहास के तीन अज्छ [ सम 


६ काल्विनिस्ट! 08 शां779, आदि ); इन का साहश्य, आजान-नारकी!, 
“आजान-देव” से समझना चाहिये | 
हिन्दुओं के स्वर्गों मे, अप्सराश्ों और गन्धवों के नाच गाने देखना छुनन 
अप्सराश्रों के साथ, विमानों पर, उड़ते फिरना और भोग-बिलास करना, के 
“देवों, पुण्यवान्‌ जीवाँ, के लिये लिखा है । कुछ खाते पीते है, और क्या, % 
स्पष्ट नही बताया है पर, महाभारत के सभा-पर्व मे, नारद ने ब्रह्मा, इन्द्र, यम 
वरुण, कुबेर की सभाओं का जो वर्णन किया है, उस मे, यम की सभा में खाद 
पेय लेह्-चोष्य चतुरविध भोज्यों को बताया है, वरुण की सभा , में फलवान बृद्षों 
'को, और कुबेर की सभा में चर्बी और मास खाने वालों को भी। आजानदेव 
अमृत? पीते हैं; वह अमृत तो कर्मदेव को न मिलता होगा; नहीं तो ये भी 
“अमरः हो जॉय, और प्रृथ्वी पर न लौट । “कीणे पुण्ये” का नियम झूठा हो 
जाय; प्रलय तक आजान-देवों के साथ रहें; “आ-भूत-सल्नर्व स्थान अम्ृतत्व॑ 
हि भाष्यते” | आजान देवों भे भी, कोई अधिक दीघजीवी, कोई कम, मालूम 
पढ़ते हैं; सभी 'आ-सूत-संज्ञवं” नही ठहरते । 
पुरुष कर्म-देवों का प्रबन्ध तो हिन्दू पुराणों ने कर दिया; पर पुण्यात्मा 
स्त्री कर्म-देवियों की चर्चा कुछ भी नहीं की, न उन के भोग-विलास की सामग्री 
की | यह तो बहुत बार लिखा है कि पतित्रता ज्री “पतिलोक॑ अवाप्तोति, पत्येव 
सह मोदते”, जिस स्वर्ग को पति जाता है, उसी को वह भी जाती है, ओर 
उस के साथ वहाँ श्रामोद-प्रमोद करती है; पर यदि पति-महाशय ने उसी विमान 
पर अप्सराएँ बिठा ली हैं तो पत्नी के लिये आमोद-प्रमोद कठिन ही है; और 
उस को अपने अलग विमान पर गन्धर्बों के साथ भोग-विज्ञास की अलुमति 
नहीं दी है। 
घोर, घोरतर, घोरतम नरकों मे, पापी जीवों के लिये, तरह तरह की यात- 
नाएँ लिखी है; जिन के नमूने, प्रतिदिन, इसी पृयिवी पर देख पढ़ते हैं; आय में 
जलना, पानी मे ड्बना, आकस्मिक घटनाओं मे, यथा रेल लड़ने मे, हाथ पैर 
की हड्डियों दूटना, कट जाना, पिस जाना, ऊँचे स्थान से नीचे गिर पडना, मगर 
चाघ्र सिंघ आदि के दोतों से चीरे फाड़े जाना, गोजर, बीछू , साँप से काटे जाना, 


२. सर्व॑० ] विविध ऐतिहासिक दृष्टियों की समष्ठि १७रे 


फोंसी दँगना, दारुण रोगों से रोगी होना, इत्यादि | सभी बड़े छोटे अध्पताल, 
चिकित्सालय, नरक के नमूने ही हैं; भेद इतना है कि, अस्पतालों मे, वैद्य 
डाक्टर, रोगियों का कष्ट कम करने और रोग दूर करने का जतन करते हैं, और 
नरकों मे ऐसा उपचार नहीं होता | 

यहूदियों, ईसाइयों, तथा मुसलमानों मे, ( इन तीनो धर्मों की “ऋषि? 
परम्परा, और 'वेदः-परग्परा, ईसा के जन्म तक, एक ही है, और मुसलमान लोग 
ईसा को भी नबी, ऋषि, मानते हैं), किसी समय मे पुनर्जन्म का विश्वास बहुत फैला 
था; पर, इधर, कई सौ वर्षों से, कम हो गया; किन्तु लुप्त नहीं । ईंसाइयों के स्वर्ग, 
“हवन! (॥087७॥ ) मे, त्ली पुरुष का भेद नहीं दै, सब शरीर एक ही प्रकार के, 
निलिंड्, हैं; सुन्दर पुष्पों के वक्ष फैले हैं, स्वच्छु उत्तम जल के भरने बह रहे हैं, 
'शीतल-मन्द-सुगन्ध समोए चल रहा है, ( जैसे काश्मीर में ); परमेंश्वर की 
स्तुति मे, सब जीव, बिना भूख-प्यास की बाधा के, लगे रहते है; कभी थकते 
नहीं, उबियाते नहीं, सोते नहीं, दिन-रात का भेद वहां नहीं, सबेदा कोमल प्रकाश 
बना रहता है | लेकिन इस ईसाई स्वर्ग में भी, आजान-देवों और कर्म-देवों का 
सा भेद है, क्योंकि प्रथ्वी पर देह त्यागने के बाद वहाँ पहुँचने वालों से अन्य, 
आदि काल से, वहाँ “'एनजल्स! ( 370208 ) बसते हैं, उन का दिव्य शरीर तो 
मनुष्यडकार है, पर कंधों के पीछे दो बढ़े बढ़े और सुत्दर चमकते हुए; पंख होते 
है, जिन के बल वह जहां चाहे उड़ कर चले जाते हैं, और प्रायः 'हाप? वा 'लायर? 
( ॥87"), 976 ) पर, ( जो वीणा वा सितार का सा वाद्य, बाजा, होता है ), 
सदा परमेश्वर के स्तोन्नों का गान किया करते हैं। ये फ़रिश्ते अमर हैं, पर 
मानवों के जीव, रूह, 'सोल्स” ( 500]8 ), पृथ्वी पर जन्म के साथ बनते हैं, 
उस के पहिले उन का अस्तित्व नहीं होता, और पार्थिव शरीर छोड़ने के बाद 
अमर हो जाते है, अनन्त काल के लिये स्वर्ग ही मे, अथवा यदि पापी हैं, तो 
नरक ही मे, रहते हैं। न्यून अधिक पुण्य वा पाप के लिये न्यून अ्रधिक स्वर्ग-सुख- 
नरक-दुःख की व्यवस्था नहीं की है; एक ही चाल का एक ही खवगे, ओर एक 
ही नरक जिस में आग घघकती रहती है। यदि बच्तिस्मा ( 9७७6 ) नाम- 
करण , के पहिले ही बच्चा मर जाय, तो उस के ज्ञीव को भी नरक में जाना होता 


“रफ४ खसुछुता में भी स्वार्थ [ सम० 


है। एक और प्रकार के भी नित्य-नारकी को ईसाइयों ने माना है। जैसे कश्यप 
की संतान में देव और दैत्य सौतेले भाई हैं, वैसे ही “एन य में से कुछ, 
-आदि काल में ही, अति अभिमान-अ्रस्मिता के कारण, परमेश्वर के विद्रोही हो 
गये, और उन को परमेश्वर ने शाश्वतिक नरक में फेंक दिया; अजाजियल नाम 
का फ़रिश्ता.उन का राजा हो गया, जिस को अब ईसाई लोग 'सेटन! (88७7) 
कहते हैं, और वह, हृदय मे सदा तीत्र अग्नि से जलता हुआ, नरक।से निकल 
निकल कर, एथ्वी-तल पर घूम घूम कर, मनुष्य जीवों को ललचाता, बहँकाता 
पाप में गिराता रहता है, और नरक की बस्ती बढाता रहता है; इस घोर कार्य से 
परमेश्वर उस को नही रोकता । 
मुसलमानों का नरक, प्राय; ईसाइयों का सा ही है। शैतान को वे भी मानतें' 
हैं| पर स्वर्ग के विषय से उन का विश्वास भिन्‍न है। साधारण मुसलमान 
विश्वास करते हैं कि स्त्रियों को रूह नहीं होती, इस लिये बहिश्त में इन्सानी 
ञ्त्रियों नही हैं, ( तो दोज़ख मे भी न होंगी, चाहे कोई भी पाप किये हों? ); 
पुरुषों के ऐश के लिये खास किस्म की बहिश्ती ज्लियों ओर खूबसूरत ग़िलमा 
( गुलाम का बहुवचन, खूबसूरत लडके ) मिलते हैं; खाने के लिये उमदा 
मेवे, पीने के लिये आबि हयात ( “जिन्दगी देने वाले पानीः, अमृत ,), 
के, और लजतदार शरात्रों के भी, चश्मे ( भरने ) जारी रहते है। ऐसे 
विश्वास, साधारणतः, मुसलमानों में फैले हुए; हैं। मुसलमान मित्रों से. यह 
मै ने सुना है । अरबी भाषा न जानने के कारण, मूल कुरान नहीं देख सका हूँ; 
अनुवाद, हिन्दी और अग्नेजी, जहाँ तक देख पाया, उनमे इन विश्वासों के लिये, 
पूरे प्रमाण नहीं मिले, लेकिन, शाश्वतिक स्व, शाश्वतिक नरक, नहिश्त में 
गोश्त, शराब, आति-हेय्रात, दूध, शहद, हूरियों की बात तो कुरान मे है । 
विचारने पर ये सब बाते, सभी धर्मों की, बहुत उलभी जान पढ़ती हैं | 
कैसे सुलझाई जायें १ गीता मे कहा है-- 
थ॑ य॑ धापि स्मरन्‌ भाव त्यजति भन्‍्ते कलेवरं, 
त॑ त॑ एवं एति, कोन्तेय |, सदा तज्ञाव-सावितः 
जो इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन , मां भनुस्मरन्‌ 





२. से» ] पहले बंध, पीछे मोक्ष श्७५ 


य; भयाति त्यजन्‌ देह, स यातति परसां गति । 
श्रद्धासयोज्यं पुरुष, यो यच्छुदछ: स एवं सः। ( गीता ) 
याइन्ते मति:, सा गति: । 
थ्रत समय में जिस भाव से/ जिस इच्छा से, मावित हो कर शरीर छेाइता 
है, उसी भाव के अनुरूप ( परलोक मे, और पुनः इस लोक में ) अनुभव पुनः 
प्राप्त करता है | यदि प्रणव 3“ का उच्चारण और मेरा ( परमात्मा का ) ध्यान 
करता हुआ, देह से जीव प्रयाण करता है, तब वह परम गति, मोक्ष, को पाता 
है। मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धा से बना दे, श्रद्धा का बना है; जेसी श्रद्धा वैसा 
मनुष्य; जो श्रद्धा वही मनुष्य | अन्त समय जैसी मति वैसी गति) । इसी आशय 
से तुलसीदास ने कहा है, “जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अन्त राम कहि आवत 
नाहीं? । केवल सुख से नाम जपना पर्यात नहीं, सच्चा भाव भीतर हृदय मे घैँंस 
जाना चाहिये | 
दूसरा मुख्य सिद्धान्त, इस सम्बन्ध मे याद रखने का, यह है, “यद्‌ एवं इह, 
तद्‌ अमुत्र, यद्‌ अमुन्र, त-दू-अनु-इह” (कठ); “यथा अर्य लोक:, त्तथा अ्रसी लोक: | 
यथा जायरे, तथा स्वप्रेंग, यया क्लुद्रांवरद्‌ , तथा महाविराट!, “यथा पिडाणंडे, 
तथा ब्रह्माडे, यथा अहोराने, तथा कल्पप्रलये? “भीतर बाहर एकहि जानो” | 
इस समदर्शिता-न्याय, को उपमा-प्रमाण को, अतिम-भावना-प्रमाव-न्याय के 
साथ, काम मे लाने से, निष्कष यह निकलता है कि--'जैसे एक दिन-रात का 
अनुभव, वैसे ही एक सम्पूर्ण वृद्धि हास-आत्मक आयुष्काल का, एक युग 
महायुग, कल्प-प्रलय आदि का; जैसी इस लोक की, पास की, अवस्था, वैसी ही 
परलोक की, दूर € समझे जाने वाले, पर असल के दूर नहीं की अ्वेस्था | 


न ++ / 5 


१ एक अंग्र जी कवि ने कह है, । कप 
एए#९६०९एश ॥60 [0ए2४, (80 ७६००॥९ प०७ गपर्ष, >> नी हे 
063 # ह॥00 ॥0ए2 000, ठ6पञ # प०ए 0ए७ तने, 7 ५, + ४ * 

जिसपर तेरा सच्चा प्रेम, वही तू हो ही जायुगा | मिद्ठो मै-मन ओट्ेकानेमा 
तो मिद्ठी दे जायगा; ईश्वर मे, तो ईश्वर हे जायगा |? 





१७६ अतिवाद छोड़ो, सब भूगड़ों से बचो [ सम» 


इस उपमान्याय, ,8फ 0० #879)027, के बल से, जानी बूम्ी बात के सहारे, 
न-समभी बात समझ मे आती है। दिन भर के जागरण और परिश्रम से थका 
मनुष्य सो जाता हे, मानो अपने शरीर से हट जाता है, उस क्रो भुला देता हे; 
रात भर सस्ता? ( 'स्व-स्थ? हो ) कर, फिर जागता है, मानो देह'में पुनः प्रवेश 
करता है, और इस लोक के कामो में, तथा बिनोदों, मन-बहलावों मे, लग जाता 
है | जिन बातों मे उस का बाहरी मन श्रौर भीतरी मन, "चेतन? उदबुद्ध मन 
श्रौर 'अचेतन? अनुद्बुद्ध मन, व्यक्त चेतना और अव्यक्त चेतना, बसी बँती 
रहती है, उन्ही के सम्बन्ध के तरह तरह के सपने निद्रा की अवस्था में देखता 
है; ये स्वप्न, प्रायः, रूपकों नाटकों का आकार धारण करते है ।* यदि जीव का 
मन शुद्ध है, उत्तम पुण्यवान्‌ शुभ सात्विक भावों, विचारों, वासनाश्रों से 
अधिकाश पूर्ण है, तो सपने भी उस के सात्विक सुखमय होंगे; यदि राजत- 
तामस निक्ृष्ट नीच भावों से, तो सपने भी भयावने और दुःखमय । ज्योतिषी 
लोग कहते है कि जन्म-पत्र से सूचित कितने ही सुख-दुखों का भोग स्वप्न ही मे 
हो जाता है; ऐसे मनुष्य भी देखे जाते हैं, जो, निद्रा के लिये, तरिछोने में लेट्ते 
डरते हैं, क्योंकि उन को भयंकर सपने ही बहुघा होते हैं; तया ऐसे भी जो चार- 
पाई में पढ़े रहना और मीठे सपने देते रहना चाहते हैं । 

जो दशा एक रात्रि के स्वप्नो की है, वही दशा दो पार्थिव जन्मों के बीच के 
दीर्घकालिक स्वर्ग और नरक की भी, स्थूल रूप से, समझना चाहिये । योग- 
वेदान्त का सिद्धान्त है कि, पृथ्वी पर का चेतनामय पाञ्चभौतिक शरीर, तीन 
शरीरों को मिला कर बनता है--अन्नमय और प्राणमय कोषों को मिला कर स्थूल 





१ स्वप्नों का एक गम्भीर शास्त्र ही है। “स्वप्न-निद्रा-शानडलम्बनम्‌ वा, 
यह थोगसूत्र, इस शास्त्र का आधार है। संस्क्षत में स्वप्न के फल पर छोटे 
अन्थ मिलते हैं; पुराणों मे भी, इधर उधर, अध्याय हैं; पच्छिम में, इस विषय 
का एक वैज्ञानिक शासत्र, जो वहों के लिये नया ही है, 'सैको-ऐनालिसिस' 
[५५०१०-शा्ओ»ध5, के नाम से, बन गया है । मेरे अन्य हिन्दी श्ंग्रेजी ग्न्थों मे 
इस की विशेष चर्चा की गयी है| 


२.सववं० ] भूत-प्रेतादि की उत्पत्ति और रूप १७७ 


शरीर, मनोमय और विज्ञानमय कोषों का सूदछुम शरीर, आनन्दमय कोष का कारण 
शरीर । स्वर्ग-नरक में जीव, कारण शरीर से आविष्ट सूद्रम शरीर से ही 'स्वप्नो 
मे विचरता है और सुख-दुःख का अनुभव करता है, पुण्य-पाप के फलों का मानस 
भोग करता है। जो थोड़ा कर्म-शेष ऐसा होता है जिस का भोग स्थूल-शरीर से 
ही हो सकता है, उस को ले कर, तदनुरूप नये पार्थिव शरीर में जन्म लेंता है । 
बस, स्वप्न की उपमा ध्यान मे रखने से, और यह कि जैसी खुली या छिपी 
वासना वैसा सपना, परलोक-सम्बन्धी विविध म॒तों का समस्वय हो सकता 
है। श्रल्प-काल, दीर्घ-काल, अनन्त काल, यह सब भी मन के भाव ही हैं । 
सुख का वर्ष, एक घडी बराबर; दुःख की घडी, एक वर्ष तुल्य | हे 

एक बात और यहाँ कह देनी चाहिये। जैसे, रोज़ रोज, रात में चारपाई 
पर पडने के साथ ही नींद प्राय; नही आती; कुछ देर तक तद्वा, निद्रालुता, की 
अवस्था में, मन, दिन की जो बात चित्त पर अधिक चढ़ी हों उन मे घूमता रहता 
है, पैसे ही, स्थूल शरीर से हटता हुआ जीव, यदि उस का "प्राण? किन्ही दुनियावी 
लोभ लालचों, हिसों, वासनाओ्रों मे अव्का हुआ है, तो सचमुच ही प्राणमय 
कोष को पकड़े रहता है; अपने अन्नमय कोष के सूकछुम परमाणुओ को खीच कर, 
या दूसरे दुबल प्राण और चित्त शक्ति वालों, या दुर्य॑सनी शरात्री मतवालों, 
या कसाईखानो, के परमाणुओं को अपनी घोर इच्छा के बल से खींच कर, अपने 
लिये धूओं सा शरीर, कुछ देर के लिये, बना लेता है; और किन्हीं किन्हीं कोमल 
चित्तवाली त्लियों, बालकों, पुरुषों को देख पड़ जाता है; और जो मनुष्य, दुर्बुद्धि 
से, जान बूफ कर, अपनी दुनियावी हिसों के पूरा करने मे ऐसे प्रेतों से सहायता 
पाने की आशा से, उन का आवाहन करने का यत्न करते हैं, उनको वे बहुत सताते 
भी है। ये ही “भूत-प्रेतः कहलाते हैं, और मसल मशहूर है कि 'जो जिनन को 
साधते हैं, उन को जिन्‍न खा जाते है? । कुछ, थोड़े या अधिक, काल मे, (हिर्स की 
घनता के अनुसार ), यह प्राणमय कोष क्षीण हे। कर लुप्त हे! जाता है; तब जीव 
केवल सूक्म शरीर से, प्राय नरक का, अनुभव करता है | इस बीच की. “हँद्रा? 
की सी, अवस्था को ही, भुवलोंक का अधम अ्रंश, अधम पितृलोक वा प्रेतलोक 


समभना चाहिये, जिस का द्वार नरक में खुलता है। भुवलोंक का उत्तम अंश, 
१२ 


श्छ्द अन्त-समय का कत्त॑व्य [ सम० 


ऊंपर का स्तर, उत्तम पितृलोक है, जिस का द्वार स्वर्ग मे खुलता है। यदि प्रेत 
की शुभ वासना, ( जैसी किसी प्रियमाण माता की तीम्र उत्तट वात्सल्य की 
अपने छूटते हुए. बच्चे के लिये ), किसी प्रीतिपात्र से, शुद्ध प्रेम के बन्धनो 
से बँंघी हे।, तो वह 'प्रेतः, 'प्र-इत, प्र-गत, परलोक-गत”? जीव, ऊँचे पितृलोक मे 
भी, और फिर स्व में भी, उस प्रीति-पात्रं को स्व्॑तर में पावेगा और बढ़े 
आनन्द का अनुभव करेगा, तथा अपने बलवान्‌ शुभचितन से, उस पृथ्वी पर स्थित 
प्रेम के भाजन का भला भी कर संकैगा । भाद्ध के वैदिक कर्मकांड का उद्द श्य 
यही है, कि ऐसे शुभचिन्तक पितरों मातरों से मानस सम्बन्ध स्थापित किया 
जाय; उन का आनन्द बढाने के लिये, और अपने को उन का आशीर्वाद मिलने 
के लिये भी | पर, यदि याजंक और यजमान का हृदय और आचरण शुद्ध नहीं 
है, तो घोर दुष्फल होने का सम्भव है, दुष्ट मृत-प्रत का आकर्षण हे। जा 
सकता है । 

इस विषय की सूक्ष्म बातों का विस्तार तो सैकड़ों प्रष्ठों की पुस्तक में भी 
समाप्त नही हे। सकता; थोड़े से ही बहुत को समझ लेना चाहिये। पर एक 
अन्य परम उपयोगी बात, इस सम्बन्ध की, यहाँ कह देना आवश्यक है | 

अंत समय, नीचे के सब्र अंगो से हट कर, मस्तिष्क में प्राण आता है, सब्र से 
पीछे मस्तिष्क को छोड़ता है; दस-बीस क्षणो मे ही, मस्तिष्क के अ्रसख्य 'सेलूस”, 
कणो, कलल, ०७], बिन्दुओं, पर श्रद्धित, जीव के अनुभवों के चित्र, सभी, जीव की 
सानस, सूर्म शरीर की, इन्द्रियों के सामने धूम जाते हैं; जैसे सिनेमा, ७0॥8/ 
के चित्रपट; और, उन मे से जिन्ही अनुभवों मे जीव का चित्त, राग और ह प 
के, खेह प्रीति और सर्व-जनीन दया आदि के, या व्यक्तिद्रोह लोकद्रोह के, भावों 
से, अधिक हृढ़ता से बैधा रहता है, उन्ही को अपनी अन्तिम स्ट्ृति मे रख कर, 
प्रलय-मूर्छा मे जाता है, तब प्राण, मस्तिष्क को छेदता हे; तमी शिर का 
मूर्घन्य भाग भी ठढा पढ़ जाता है। इस लिये, ऋषियों ने चेतावनी दी है--“जो 
बन्धु वान्धव, मित्र, अनुचर, परिचर, किसी के श्रन्त समय में पास बैठे हां, उन को 
रोना पीटना, कोलाहल करना; बात पूछना करना, सर्वथा अनुचित है, शांत मं 
से, मन के भीतर ही, परलोक को सिधारते हुए जीव की शांति और सदूगति के 


२. सं ० ] शरीर त्यागते जीव की अन्तिम प्रार्थना १७९ 


लिये प्रार्थना करें, जिस मे उस के मस्तिष्क के को की चित्र-परम्परा के अवलोकन 
मे कोई विन्न बाघा असमंजसता न होने पावै? | ऐसा चित्र मन के सामने, विद्युद्‌- 
वेग से, घूम जाता है, यह उन लोगों के अनुभव से प्रमाणित होता है, जो द्ूब 
चुकने के बाद, उपचारों से पुनः जी उठे हैं । 

शरीर से उत्कमण के समय के लिये, ईश-उपनिषत्‌ में मंत्र कहे हैं; 
शञानवान्‌ सावधान जीव को इन्हीं मंत्रों के आशय का ध्यान करते हुए शरीर 
छाडना चाहिये | ऊपर कहे, गीता के छोकों का भी यही आशय है। 

४४ हिरण्प्रयेन पान्रेण सत्यस्य अपिहितं सुख ; 
तत्‌ त्वं, पूषन्‌ ! क्पादृणु, सत्यधर्माय दइृष्ये ! 35% 

3», पूपनू , एके, यम, सूर्य, 'प्राजापत्य |, ज्यूह रश्मीन, समूह तेजो; 
यत्‌ ते रूपं कल्याणतसं, तत्‌ ते पश्ययानि । 5० योडसौ भसों पुरुष: सोहं अस्मि । 
वायुर्‌ भनिछस्‌ अम्गतस्‌ क्व इदं भस्मान्तं शरीर 5० । ४5 क्रतोंः समर, कृत॑ 
समर, क्रतोः समर, कृत समर ! 3» 

३# अरने | नय सुपथा राये अप्मान्‌, विश्वानि, देव |, पयुनानि विद्वान , 

युयोधि भस्मज' जुहुराणं एन;, भ्ूयिष्ठों ते नम उक्ति विधेम । है 

सत्य का मुख सोने के ढेँकने से ढेँका है, हे जगत्‌ का पोषण करने वाले 
पूषन्‌ ! परमात्मन्‌ !, उस देकने को, लुभावने वाली अविद्या के आवरण को, 
आप हटा दीजिये, जिस में मे सत्य धर्म को, सत्य को और उस पर प्रतिष्ठित धर्म 
को, देखे | हे पूषन्‌ , परमर्षे, यम, सूर्य, प्रजापति !, अपनी ज्ञान-किरणो को, 
तेजस्‌ को ( मेरे हृदय मे वि-अही-कृत, समू-ऊद्दी-कत ) एकत्र व्यवस्थित कीजिये, 
जिस मे में आप के तात्तिक रूप को देख सकूँ, पहिचान सके], हे चित्त |, वू अपने 
ऋतुओं, अध्यवसायों व्यवसायों, को याद कर, अपने कृतों, किये हुए; कमों, को 
याद कर |, हे अग्ने ', (अग्ने नयति, आगे ले चलने वाले ), परमात्मन्‌ |, 
आप सब वयनो जानो के ज्ञाता हैं; हमारे चित्त से, कष्ट देने वाले उत्पाती 
पापात्मक भावों को, अपने तेजसू से, हटा दीजिये, और हम को अच्छे धर्म के 
मार्ग से, रै, आत्म-ऋद्धि, तक पहुँचाइये !! ( यह आध्यात्मिक अर्थ इन मंत्रों 
का है; आधिदेविक आधिभौतिक रहस्य अर्थ मी हैं। 


श्द० अहं-वाद और वय॑-वाद [ सम० 


व्यक्तिधम-समाजधमे-समन्वय । 
वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक परार्थ का समन्वय करना अ्रति आवश्यक है। 
अंग्रेजी शब्दों मे, 'इंडिविजुअलिजूम' और 'सोशलिजूम” का। इस जोढ़ 
के दूसरे नाम यों कह सकते हैं, व्यक्तिवाद-समाजवाद ( समक्ति-वाद), अह- 
वाद-वयंवाद, प्रत्येकसत्तावाद-सर्वसत्तावाद, एकसत्ताबाद-संघसत्तावाद, विशेष- 
परिग्रहवाद-समानपरिग्रहवाद, प्रात्येकिकतावाद-साव॑स्विकतावाद, वैषम्यवाद-साम्ब- 
वाद, प्रथक्सत्तावाद-समूहसत्तावाद; इत्यादि | इस पर पहिले भी कुछ कह आये 
हैं। पश्चिम के देशों मे, इन पर बड़ी बहस चल रही है, ओर प्रश्न बढ़ा जय्लि 
समभा जाता है। मानव धर्म मे इस का उत्तर, इस ग्रन्थि का सुलभाव, सहज 
मे किया है। पहिले दो आश्रमो मे स्वार्थ की'मात्रा कुछ अधिक रहे, पिछले दो 
आश्रमो मे परार्थ की मात्रा यहॉ तक बढ़ायी जाय, कि मनुष्य निष्परिगरह हो 
जाय, निज की कुछ भी जायदाद, अपना मालू-मता, न रक्खे, 'ममता”-बुद्धि को 
ही छोड़ दे, अथ कि, “अहन्ताः-बुद्धि को भी छोड़' दे, अपने शरीर को भी 
“रह, मम, कर के न सममे | इस से बढ़ कर और क्या 'कम्यूनिज्म! 'कलेकूटिविज्म! 
धसास्यवादः अथवा “सर्वसमानसत्तावाद” हो सकता है! मोक्ष का अर्थ ही 
अहन्ता और ममता से मोक्ष, सब जगह सब मे एक ही परामात्मा को देखना। 
पर देखिये, इस के संब्रनन्‍्ध मे भी कैसी भयानक इुज्लंडि इस देश में फैल रही है; 
अधघमस घर्मंसिति या मन्यते, तमसआवता, 
सर्वार्थान, विपरीतांइच, बुढ्धिः सा, पाथे |, तामसी । ( गीता ) 


राष्ट्र-प्रवन्ध-तत्तत-रहस्य । 
विविध प्रकार के राष्ट्रपप्रबंधों का समन्वय यह है कि, शौर्यशील, री 
प्रसारक, शख्राम्यासी, क्रिया-प्रधान जीव, चत्रिय', अधिकार के काम करे; ओर 
शञान-प्रधान जीव, विद्यासंग्रही, शास्त्राभ्यासी, शानप्रचारक, आह्मण'-छृदय श्र 
ध्राह्मणः-बुद्धि वाला जीव, उस का नियमन निय॑त्रण करे | इच्छा्रधान जीव, 
द्रव्यसंचयशील, पानेदानशील, श्रन्नवस्त्रादि वितरणकर्ता, 'वैश्य'प्क्ृति वाला 
जीव, इन दोनो का, तथा 'शूद्टों! का भी, और अपना भी, भरण पोषण करे ! 


“२, स्व ] विद्वान्‌ का शर॒ पर अधिकार श्दश 


और अनुद्बुद्धुद्धि, अ्रव्यक्तगुण का, श्र्थात्‌ 'शुद्र/-प्रकृति का जीव, अन्य तीनो 
की सेवा सहायता करे | 

ब्राह्मण: क्षश्नबंचुर हि द्वारपालो नियोजितः | ( भागवत ) 

प्रजानां पालनादूराजा विष्णोर॒अंशः प्रकीत्तितः | ( झुक्रनीति ) । 

धब्राह्मण-कर्म वालों, अर्थात्‌ ज्ञानोपजीबी, विद्याडजीवी, शास्त्रउध्यायी ने 

क्षत्रियकर्म वाले अर्थात्‌", रक्तोपजीवी, शस्त्राइ्जीवी, को, प्रजा का चौकीदार 
पहरुआ मुकरर किया है। प्रजा का पालन करता है, इस से विष्णु का अंश 
, राजा माना जाता है। तथा, प्रजा, उस को, कर के रूप से भ्ति, मजदूरी, काम का 
दाम, देती है, इस से प्रजा का दास भी राजा ही है |? 

स्वभागरत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु नुप: कृतः । इत्यादि ( छुक्रनीति ) 

उद्देश्य एक होता है, उस को साधने के उपाय विविध होते हैं, जो जिस 

देश-काल-अवस्था मे, सहज जान पड़े, उसी उपाय को काम में लाना चाहिये | 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के विविध मार्ग, स्थल, जल, आकाश के, 
होते हैं, और वाहन भी विविध होते हैं; एक रोग की चिकित्सा, एक स्वास्थ्य 
के लाभ, के उपाय, बहुत से होते हैं; बैध्यक, हकीमी, यूनानी, “आलो-पैथी?, 
“'होमियोपैथी?, "क्रोमेपैथी', 'इलेक्ट्रोपेथी'ग, शीतोपचार, उष्णोपचार, 'हैड़ोपेथी?, 
रतोषघ, काष्टोषध, इत्यादि, तत्नापि, प्रत्येक चिकित्सा-सम्प्रदाय के अंतर्गत, एक 
ही रोग के चिकित्सक द्रव्यों, औषधों, प्रकारों मे, कई कई अनुकल्प, विकल्प, भी 
होते हैं, लक्ष्य सब का एक ही, स्वास्थ्य | वह मूल मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य, 
ही, समन्वय का हेतु होता है | ऐसे ही, जनता को अपभ्युद्य-निःभ्रेयस सुख मिले, 
और वह “कर्मणा वर्ण, वयसा आश्रमः की व्यवस्था से ही मिल सकता है, इस 
समाजव्यवस्था रूपी एक मात्र लक्ष्य के साधन के लिये, विविध उपाय, विविध 
शासन-पद्धतियों के श्रनेक रूपों मे, मनुष्यों ने आजमाये, परीक्षा किये, प्रयोग 
किये हैं, यथा ऐकराज्य, दर राज्य, वैराज्य, गणराज्य, संघराज्य, साम्राज्य, साव॑ 
भौम्य, आदि; जब एक मे, कुछ काल पाये, विकार आये, तब दूसरा किया | पर 
समन्वयकारी लक्ष्य सदा एक ही है; तथा, अन्य सब प्रकारों के बीज, प्रत्येक 
प्रकार मे वत्तेमान हे, कमी एक ज्ञोर पकड़ता है, कभी दूसरा | 


श्पर इतिहास-विषयक विविध दृष्टियाँ [ सम० 


विविध-हतिहास-प्रकार-समन्वय । 


स्वार्थ-परार्थ, व्यक्तिधर्म-समाजघर्म, के सम्बंध मे, जिन हेतुओं से, पच्छिम मे 
विचार के सागर पर घोर वात्या बह रही है, और बहुतेरे पोन्नों, वहित्रो 
राष्ट्रप्रबन्धों को डुब्ा देने वाली महोर्मियोंको आकाश-पाताल से बाते करा 
रही है, उन्हीं हेतुओं से, इतिहास? के प्रकारों के विषय मे भी वहाँ बढ़ा वाद 
विवाद उठा है। थोड़े मे यों कह सकते हैं; ( १ ) एक पक्ष, राजाओं के विजय: 
पराजय का दत्तान्त अधिकतर लिखता रहा; यह पक्तु, अब से प्रायः ७५ वर्ष पूर्व 
तक ( अर्थात्‌ कोई १८७५ ई० तक ), जोर करता रहा, ( २ ) दूसरा पक्ष, प्राय 
१०० वर्ष से ( १८५० ईं० से ), शान के, शास्त्रों के, धर्म ८ रिलिजन ) के 
कला-कौशलों के, काव्य-साहित्य के, वैज्ञानिक आविष्कारों के, दर्शनों के, हास 
विकास, आवत्ते-परिवत्त, के वर्शन पर बल लगाता रहा, इस का प्रभाव बढ़ता जा 
रहा है; ( ३ ) तीसरा पक्ष भी प्रायः सौ वर्ष से, मानव जातियों, राष्ट्रों, देशों के 
वर्णन को; आर्थिक जीवन के प्रकारों के परिवतेनों के, वर्णन को; अर्थात्‌, कृषि, 
पशुपालन, वाणिज्य, वार्ता के लिये देश-विदेश भ्रमण, नौ-यान, समुद्र-तरण, 
वैज्ञानिक आविष्कारों के उपयोग के प्रचारण प्रसारण, के, वर्यंन को; इतिहास- 
लेखक का विशेष कर्तव्य मानता है | पहिले प्रकार का हास हो रहा है; दूसरे 
झऔर तीसरे प्रकार बर्धमान हैं। भारतीय पुराने संस्कृत शब्दों मे, पहिला प्रकार, 
समाज के, राष्ट्र के, क्षत्रियाद्न का इतिहास है; दूसरा, ब्राह्मणाड्र का; तीसरा, 
वैश्याड़् का, श॒द्राज्ञ, इन तीनो से सम्बद्, तीनो के अतर्गत, है | अध्यात्म-शांत्र 
की दृष्टि से, इन सब प्रकारों का समन्वय नितान्त सरल है; अ्रपित॒ प्रत्यक्ष-सिद्ध है 
अनिवार्य है, सभी अमन्योडन्यडाश्रित हैँ। ब्राह्मणाड़, शानाज्ञ है; छतिया, 
क्रियाज्ञ , वैश्याज्ष, इच्छाड़; तीनो का सम्बन्ध अविच्छेध है । पम्पूर्ण 
सर्वाज्ञीग, इतिहास मे, इन तीनो के अवस्था-परिवर्तन का, सकोच-विक्रास 
का, पारस्परिक प्रभाव का, वर्णन होना ही चाहिये ; जैसा भारतीय 
इतिहास-पुराण मे, प्राचीन रीति से, किया ही है | पर नये समय, नये 
युग, नई अवस्था मे, मानव-चित्त नई रीति भी चाहता दे;सो वह भी 


२. सर्व०] काल का कारण राजा, वा राजा का कारण काल ! श्यरे 


उत्पन्न हो ही रहो है; पच्छिम मे 'सोशियोलाजिकल-एश्रोपोलाजिकल हिस्टरी 
आफ़ मैनकाइंड” के रूप में, उक्त तीनो प्रकारों का, 'पोल़िटिकल? 'कल्चरल? 
ओर “इकोनामिक? “हिस्टरियों? का, सम्मिश्रण और परस्पर सम्बन्धन किया जा 
रहा है। इसी से इन सब्न प्रकारों का समन्वय होता है। दूसरे शब्दों मे, 
पच्छिम मे, इस विषय को, दो प्रतिदन्द्ियों की, 'हेरोइक्‌ स्कूल आफ हिस्टरी” 
ओर “इवोल्यूशनरी स्कूल आफ हिस्टरो' की, बहस कहते हैं। पहिला दल 
कहता दे कि वीरपुरुषों, महापुरुषों, 'हीरोज', ग्रेट मेन!', का चरित ही 'इति- 
हास! है, युद्धवीर, धर्मवीर, शानवीर, पुरुषों के अतिमानुष, लोकातीत, बुद्धिनल' 
से, बाहु-पराक्रम से, महा-काम, महा-चछा, महा-करुणा, महा-सत्त्व, महा-प्राण से, 
अद्भुत काय, आश्चर्यमय आविष्कार, नये नये शाज्लों के प्रवर्तन, नये नये देशों के 
विजय, होते हैं; जिन कायो, आविष्कारों, शाज्ों से, वाणिज्यवार्ता का विस्तार और 
ऋषद्धि-समृद्धि की वृद्धि होती हे, मानव जीवन का उत्कर्ष होता है, सम्यता शिष्टता की 
प्रगति उन्नति होती है, वे ही स्मरण करने और 'इति-ह-आस? के ग्रन्थों मे लिख 
रखने के योग्य होते हैं; इत्यादि । दूसरे दल का, जो अच्र अधिकाधिक मान्य होता 
जा रहा है, कहना हे कि ऐसे असाधारण पुरुष भी, मानव-सष्टि के क्रम-विक्रास के 
प्राकतिक नियमोी से ही, उचित समय और अनुकूल अवस्था मे ही, कार्य कर सकते 
हैं, ईवोल्युशन”, क्रमिक-विकास, के (नियम?, ला?, मे ही ऐसी शक्ति है कि वह ऐसे 
पुरुषों कोपैदा करती और अवसर देती है; यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति न हो, या किसी 
कारण से अपना कार्य पूरा न कर सके, मर जाय, इत्यादि, तो वह विशिष्टता, बह 
शक्ति, किसी दूसरे योग्य व्यक्ति मे आविभूंत हो कर कार्य समाप्त करैगी; इत्यादि । 

इस समग्र विषय का, भीष्म पितामह के मुख से, व्यास जी ने, शाति पर्व के 
एक श्लोक मे सग्रह कर दिया है, 

कालो हि कारणं राज्ञ,, राजा वा कालरूकारणं, 
इति ते संशयो मा भूत्‌; राजा चै कालकारणं । 

“डज दि मैन मेक टि टैम, ऑर दि टैम मेक दि मैन, ये प्रसिद्ध अग्रेज़ी शब्द, 
इस श्लोक के अनुवाद ही हैं। 'काल का, युग का, जमाने का, (सत्य, चेता, आदिका) 
कारण राजा है, वा राजा का कारण काल है ?!। भीष्म का उत्तर है कि, 'काल' 


श्दड राजा का कारज महाकाल; युग का, राजा [ सम॒० 


का कारण राजा है? । पर यह उत्तर, विशेष प्रसंग की विशेष दृष्टि से दिया गया। 
समस्त इतिहास-पुराण की आध्यात्मिक दृष्टि से, विवादी मतों का सम्बाद यों 
किया है कि, महाकालरूप सर्व-कलयिता सर्व-चालयिता सर्व-उत्पादयिता परमात्मा 
की संकल्पनामय नियति से ही, विशेष विशेष अल्पकालरूप युग, क्रम से आवर्त्तन 
करते हैं, और उसी नियति से, विशेष विशेष विशिष्ट ब्रिशिष्ट जीव, कोई 
जशञानडघिक, कोई वीर्यअघिक, कोई ईहाउइघिक, उन उन युगों के प्रवर्तन के 
लिये, कलाउवतार, अशज्वतार, के रूप मे, उत्पन्न होते हैं । 

इस प्रकार से, यह निर्णय, सर्व॑सम्बादी, सर्वसमन्वयी, होता है, कि राजा? 
का कारण 'महा-काल” है, और “अल्प-काल? का कारण राजा होता है | 

भगवान मनु ने भी यही आदेश किया है; 


कृत, श्रेतायुगं चेच; द्वापरं, किए एवं च, 
राज्ो धृत्तानि सर्वाणि; राजा हि युग॑ झुच्यते । 
कलिः प्रसुघ्तो भवति, स जाग्नदू द्वापर॑ थुगं, 
कमंसु अस्‍्युद्यतः श्रेता, विचरंस्तु कृत थुगं। 
( मनु, ९. ३६०१-३० १२ ) 


"कृत, च्रेता, द्वापर, कलि--ये सत्र युग राजा के आचरण से ही होते हैं । 
राजा ही युग कहलाता है; जैसा राजा वैसा युग; जन्न राजा ऐश मे ह्वबा है, 
दुराचार है, धर्म से ग़ाफ़िल, अनवघ न है, मानो सो रहा है, तब कलि का राज 
है; जब्र कुछ कुछ, कभी कमी, जागता है और प्रजा की फिक्र करने लगता है, 
तब द्वापर ( जिसमे ६', दोनो, धर्म और अधर्म, ठ॒ल्य हो कर लक़ते हैं, जैसे 
द्वापर के अन्त में महामारत के युद्ध मे ), जब अपना धर्म-कर्म करने में उद्यत, 
मुस्तैद, सन्‍नद्ध, रहता है, तत्र च्रेता; जब, राष्ट्र मे, चारों ओर, घूम घूम कर, प्रजा 
का और राजभत्यों, सकरारी नौकरें, का निरीक्षण परीक्षण करता रहता है, तंत्र 
सत्ययुग का राज्य होता है ।! 

मनु के इस आदेश की पूर्ति भी वैसे ही करनी चाहिये जैसे भीष्म के 
वाक्य की । 


२. सवे० ] मानव जाति का शाश्वत इतिहास श्पर 


इतिहास-मेदों का एक और समन्वय । « 


जैसे असख्य मनुष्यों मे, प्रत्येक की जीवनी, विशेष विशेष अशों मे; अन्य 
सभों की जीवनियों से मिन्‍न होती है, और सामान्य अंशों में समान और 
अभिन्‍न होती है, वैती ही दशा, असंख्य जातियों, कौमो, नेशनो ( 78&607॥8 ) 
राष्ट्रों के इतिहास की है | 

“नायते, वर्धते, विवहते, प्रजायते, तिष्ठते, क्लीयते, प्रियते'; पैदा होता है, 
बढ़ता है, विवाह करता है ( दूसरी जातियों से सम्बन्ध जोड्ता है ), प्रजा उत्पन्न 
करता हे, ( नये उपनिवेश बसाता है ), कुछ काल तक स्थिर रहता है, घटने 
लगता हे, मर जाता है?; यह सॉंचा ढॉँचा सब्न पर लागू है, सव-व्यापी, सबवे- 
समान है, समदर्शिता की नीव है। हॉ, सभी उत्सगों नियमों के अपवाद होते 
ही है; कोई जल्दी ही मर जाते हैं, “अकाल-म्त्यु! पाते हैं; कोई निर्धन, निवीय, 
निस्सन्तान होते हैं; कोई बहुत दीर्घजीबी, वहुसमद्ध, बहुप्रज होते हैं; इत्यादि, 
विशेष हेतुओं से, लिन से साधारण नियम का नाश नहीं होता । 

चीन देश मे, ईरान देश मे भी, कहानी कही जाती है; पचास वर्ष की 
उमरे मे एक बादशाह को इच्छा हुईं कि मानव जाति का इतिहास जाने। 
विद्वानों इकीमो, उलमा, पडितों की सभा की गई। आज्ञा हुईं, आरंभ से, 
मानव जाति की उत्पत्ति से, मानववश का इतिहास लिखिये! । बीस वर्ष चीत 
गये; बादशाह को इतिहास की याद आई। “मौलवियों को चुलाश्नो? । “हुजूर, जो 
हुकप! । दीवानि-आम की बढ़ी खिरकी में से, तख्त पर बैठे वादशाह ने देखा कि 
चौड़ी सड़क पर ऊेँटों की कतार चली आ रही है। पूछा, 'क्या है ?; 'जहाँ- 
पनाह, शाइनशाह, धर्मावत.२, बहुर॒पति-मुकुटरंजित-पाइनल ! वही हकीम लोग, 
कौमि-इन्‍्सान, नस्लि बनी-आदम, औलादि-आदम-ब-हौवा, मनु-शतरूपा की प्रजा, 
की तवारीख लिख कर, शुत्ध॒रो पर लाद कर ला रहे हैं', "कितनी जिलहैं हैं ९; 
“पचीस हजार; कौन पढ़ सकता है | हुकमा के पेशवा को बुलाओ” | आये; 
“जनाब, इखि्तिसार कीजिये, संक्षेप से लिखियेः; बहुत अच्छा? | पंद्रह बरस और 
बीते। दस जेँटों ( उट्ठों, 'उशतरे?, “शुत्र॒रों ) पर, बड़ी बड़ी पॉच सौ जिले 


श्य्द मुमुक्ञा मे भी स्वार्थ [ सम० 


आई । बादशाह का पचासीर्वों बरस था, करीबुलूमर्ग, मरणासन्न, थे, पलंग, (पर्यक 
पल्यंक, पालकी ) पर पड़े थे, बोले, या में पाँच सौ जिल्दे पढ़ सकता हैँ ! 
बहुत मुख्तसर जन्रानी कहो !?; “हुजूर !, खुदा की कुद्गबत से, हर जमाने मे, हर 
जमीन पर, इन्सान पैदा होते रहे हैं, जीते रहे हैं, खाते, पीते, जागते, सोते, मैला 
करते, नहाते, धोते, औलाद पैदा करते, मुहब्बत दुश्मनी करते, लड़ते मिलते, रहे 
हैं, हजार किस्म के लुत्फ़ भी दर्द भी महसूस करते रहे हैं, और मर जाते रहे हैं. 
यही सारी तवारीख का लुब्यिलबात्र है, सार है |? बादशाह ने सुना, मुस्किराये, और 
ओखे हमेशा के लिये बन्द कर लीं | 


बंध और मोक्ष का समन्वय | 


भागवत मे ही लिखा है कि, जो परम श्रर्थ मोक्ष है, उसी को लोगों ने भ्रम 
से स्वार्थ कर डाला है। 'मे बच जाऊं? "मेरा? मोक्ष हो, अन्य किसी का छुटकारा 
चाहे हो या न हो, अथवा यदि औरों का न हो तो अच्छा ही है |; परम अमेद- 
बुद्धिरूप मोक्ष को भी भेद-भाव-पूर्य कर दिया है|; अहन्ता के नाश को भी तीवतम 
अहन्ता का विषय बना डाला है |; प्रह्माद की उक्ति है, भगवान्‌ के प्रति, 
प्रायेण, देव |, सुनयश, स्वविमुक्तिकासा:, 
स्व5र्थ चरन्ति विजने, न परंथनिष्ठड; 
न एतान्‌ विहाय कृपगान विम्लुमुक्षे, एको; 
नान्‍य॑ त्वदू, अस्य शरणं, भ्रमतो, उल्लुपकये । 

“हे देव !, प्रायेण मुनि “अपनी? ही मुक्ति चाहते हैं, और अकेले मे बैठ के 
अपनी? ही फिक्र करते हैं; ओऔरों की नहीं । मै, ससार के अंधकार मे भठकते हुए 
इन कृपण दीन' जनो को छोड कर, अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ; भ्रौर 
इस भ्रमते हुए संसार से शरण देने वाले, सिवाय ,आप के, किसी दूसरे को नहीं 
देखता हैँ |? अपनी? मुक्ति--य्रद वाक्य, यह विचार, यह भाव ही, स्वतो व्याहत 
है । अपनापन! छोड़ने ही का तो नाम मुक्ति है। 

इस प्रकार से “कुरु कर्म, त्यज इति च” का समन्वय झआर्यधर्म मे किया है | 
ब्रक्चर्य और गाईस्थ्य मे 'कुर कर्म”, अर्थात्‌ अभ्युदय-रूप धर्म-अर्थ-काम खोनिये 


२. सब० ] रजोगुण से स्पृष्ट बुद्धि-सत्त के वैमव श्च्यछ 


उचित स्वार्थ साधिये, “अन्य-अद्रोदेण”, दूसरों का सरीही नुकसान न कर के 
कानून की मर्यादा की हद के भीतर रह के | वानप्रस्थ और संन्यास में निःश्रेयस- 
रूप मोक्ष साधिये, “त्यज” के द्वारा, परार्थताघन के द्वारा । 
यतो यतो निवर्तते, ततस्ततों विम्रुच्यते; 
निवत्तनाद्धि सवंतो, न वेत्ति हुःखं भणु क्षपि । 
भर्थस्य सूल, निक्ृति3, क्षमा च; कामस्य, रूप च, वयो, वषुदचच, 
धर्मस्य, यायादि, दया, दमत्चच; मोक्षस्य चेव डपरमः क्रियाभ्यः । 
( संक्षेपन्शारी रक ) 

“िधर जिधर से हटेगा, उधर उधर से मुक्त होगा; सभ् ओर से हट जाय 
तो सब दुखों से छूट जाय । अ्रर्थ-सम्पत्ति का मूल, नीचा काम करना, और रूखी 
बात वर्दाश्त करना । काम-मोग का साधन, यौवन, और बलवान और सुन्दर रूप: 
वान्‌ शरीर | धर्म का साधन, इन्द्रिय-दमन, दया, और यज्ञ । मोक्ष का एकमात्र 
साधन, सब वस्तुश्नों का, सब क्रियाओं का, त्याग ।? 

बिना स्वार्थ! के मनुष्य-व्यक्ति जी ही नही सकता है। बिना पराथ्थ के 
मनुष्य-समाज एक क्षण भी ठहर नहीं सकता है। युवा जीवों मे स्वार्थ की मात्रा 
किचित्‌ अधिक हो, और बृद्धजन मे परार्थ की मात्रा अच्छी बढी हो, तो दोनों 
बात, मनुष्य समुदाय मे, सिद्ध हो सकती है, 'इंडिविजुअलिज्म? के भी गुण हासिल 
होंगे, और 'सोशलिज््म के? भी, रजोगुण भी अपना काम करेगा, और 
सत्वगुण भी, तथा दोनो एक दूसरे से, तमोगुण द्वारा, संखष्ट रहेंगे। “तदेव 
बुद्धिसत््व, रजोमात्रया5नुविद्ध', धर्म-शान-वैराग्य-ऐश्वर्योपर्ग मबति” ( योगमाष्य ) 
“बुद्धि का जो सात्तिक अर्थात्‌ श्ञन का अश है, उस मे रजसू श्रर्थात्‌ं क्रिया 
का थोड़ा अश मिला रहै, तो जीव की रुचि, घर, ज्ञान, वेराग्य, ओर ऐश्वर्य 
की ओर होती है?। यह बात नेसर्गिक भी है, प्रकृति के अनुकूल भी है. 
कि युवाजन, बृद्धों के माथे खेले, खाये, खुश रहे, और बुद्ध उन की फिक्र 
करें। यदि ऐसा न होतो नयी पुश्त जीन सके। पुरानी पुश्त यदि 
सर्वथा स्वाथी हो जाय, और नयी पुश्त की फिक्र न करे, तो मानववंश का 
तत्काल उच्छेद हो जाय | “बृद्धस्तावचितामम्र/” ; हों, 'परहितचितामम्३/ ब्रह्म- 


श्द्द “इडिविड्युश्नलिस्टर और 'सोशलिस्ट? [ समृ० 


चितामम्न/, होना चाहिये; स्वार्थचितामम्तः नहीं | सब्र से सरल समन्वय, स्वार्थ 
और परार्थ का, व्यक्ति के अर्थ का, और समक्ति, समाज, के अर्थ का, यों कीजिये; 
स्व? का अर्थ मे” मी और हमः भी; प्रत्येक मनुष्य, ,प्रतिक्षण, इन दोनो शब्दों 
का प्रयोग करता है; यथा "मै! राम, कृष्ण, आदि, और हम! काशीवासी, 
हम? भारतवासी, (हम! मुसलमान, हम! हिन्दू, हम? ईसाई, हम? अंग्रेज, 
<हम? जर्मन, “€म? रूसी, “हम” अरब, (हम? तुके, 'हम! चीनी, हम” जापानी 
इत्यादि ; "मे! के बिना (हम? नहीं, हम? के बिना "मै? नहीं ; व्यक्ति के बिना 
समाज नहीं, समाज के बिना व्यक्ति नहीं । स्वार्थपरा्थ, परस्पर अमेद्य सम्बन्ध 
से बंधे हैं| पुनरपि, “वैशेष्यात्तु तद्दादस्तद्वादः” । "मैं? की मात्रा श्रधिक होने से 
स्वार्थ; “हम? की मात्रा अधिक होने से परार्थ | पहिली उमर मे वह, पिछली 
उमर में यह | पश्चिम मे, थूरोप के प्रातों मे, समाजशासत्र पर विचार करने वालों 
भे, दो पक्ष हो रहे हैं ; एक पक्ष का मत यह है कि, प्रत्येक मनुष्य को पूरा अवसर 
देना चाहिये, कि वह अपनी शक्तियों का यथेष्ट प्रयोग कर के, जहाँ तक उस से 
बन पड़े लाभ उठावै, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के “संघर्ष” से, 'काम्पिटिशन?, प्रति- 
स्पर्धा से, ही, नये-नये यत्ञ किये जायेंगे, नई नई खोजे होंगी, नये नये आविष्कार 
होंगे, मानवशक्ति बढ़ेगी । ये लोग “इंडिविजुअलिस्ट”, “व्यक्तिवादीः, कहलाते 
है। दूसरे पक्ष का मत है, कि किसी को अपने निज के लाभ के लिये काम 
करने देना ही न चाहिये, सब संपत्ति समाज की ही हो, और सत्र काम समाज के 
नाम से, समाज के लिये ही, सत्र आदमी करें; और समाज की ओर से सब्र को 
अन्न वस्त्र आदि, आवश्यकीय, निकामीय, विलासीय, वस्तुएँ मिलें। ये लोग 
'सोशलिस्टः, 'समाजवादी', कहलाते हैं । 'साम्यवादी! “अराजवादी', 'श्रेणीवादी?, 
आदि इन्हीं के अवातर भेद हैं। ये दोनो ही पक्ष “अत्यन्तवादी', “अतिवादी', 
“प्स्ट्रीमिस्टः हैं, मनुष्य-प्रकृति के विरुद्ध हें, इस लिये अव्यवहार्य हैं। निजी 
सम्पचि, परिग्रह, 'प्रापटी,” किसी व्यक्ति के पास न रहे, इस का तो श्रर्थ यही दे 
कि ममता? न रहे, और अ्रत एवं, द्वितीय क्षण मे, अथवा : साथ ही साथ, 
अददंता? भी न रहे, कुल-कुठम्बर, दारा, पुत्र, स्वशरीर भी, न रहें। यह बात 
अद्तत्तिमार्ग पर सर्वयधा असमव है। इस काष्ठा का, इस हद तक, जब 


२, सर्ब० ] प्रकृति की विक्ृृति, विकृृति की संस्कृति श्ष्रु 


व्यक्तित्व का नाश होगा, तब, साथ ही, समाजत्व का भी नाश हो जायगा | 
एवं, यदि व्यक्तित्व को, “अहँ”भाव को, अत्यन्त बढ़ाया जाय, और “वय?- 
भाव को अत्यन्त दबाया जाय, तो भी वही दुष्फल होगा । दोनो की, उपर्युक्त 
प्रकार से, मर्यादा, सीमा, बाँध कर, दोनो का समन्वय करने से ही, 'मध्यवाद? का 
अहण करने से ही, मनुष्यमात्र का कल्याण होगा। ऐसी ऐकपाजक्षिक, अनध्या- 
स्मवित्‌, अत एव प्रतिपद विशीर्यमाण, 'श्र्वाचीन! दृष्टियों और 'स्मृतियों? की 
चर्चा, आगे फिर भी की जायगी । 


प्रकृति-विक्ृति-संस्क्ृति । 

इस सब का निष्कर्ष यही है कि प्राकृतिक वस्तुस्थिति को, स्वाभाविक नियमों: 
और कार्य-कारण-सम्बन्धों को, ले कर, मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक, 
ऐडलौकिक और पारलौकिक, जीवन के लिये, तथा मोक्ष के लिये, नियमबद्ध, 
मर्यादित, कर देना, प्रकृति के विक्ृतियों की संस्कृति कर देना, नैसर्गिक भावों 

' का संस्कार परिष्कार कर देना--इतना ही काम सनातन-आर्य-बैदिक-मानव-बौद्ध 
धर्म का है। इसी से यह सर्वसंग्राहक है, किसी का भी अत्यन्त विरोधी नहीं । 
“यह ही?--ऐसा कभी नहीं कहता; 'यह भी?--ऐसा ही कहता है, पक्त मे भी- 
इतना अंश ठीक है, प्रतिपक्ष में भी इतना अंश ठीक है। मैले के लिये भी 
खाद? रूपेण खेत मे. परमोपयोगी स्थान है, वह भी पौधों का खाद्य? है। 
सर्वव्यापी परमात्मा किसी का अत्यन्त विरोधी नहीं हो सकता ; प्रत्युत सब्र का 
अनुरोधी, पोषक, है। 

विष्भ्य३ह इढ कस्न॑ एकॉंशेन स्थितों जगत्‌ । ( गीता ) 

“मै! ही तो इस सारे जगत्‌ को, जगद-अन्तर्व॑र्ती समस्त विरुद्ध भावों को, अपने: 
एक अश से, ध्यान के, संकल्प के, अवधारण के, बल से, धारे है ( हैँ )।! 
यही विवेक, यही लोच, यही लचीलापन, यही विवेकपूर्वक् संकोचविकासशीलता,] 
यही विभ्वुता, यही व्यापकता, इस धर्म की प्रबलता का मुख्य कारण भी, और 
मुख्य लक्षण भी, है । काल के प्रवाह से, युगपरिवतेन से, मनुष्य-समाज मे 
रागद्द षादि से प्रयुक्त दुर्भावों की दृद्धि से, स्वयं धर्माघिकारियों और ज्ञानप्रवर्तकों 


२९० मानव? कौन ! [ सम० 


से स्वार्थाघता, अधर्म, और श्रज्ञान की इद्धि और तपोत्न॒ल् की हानि से, जितना 
ही इस विवेक और इस लोच के भाव का हास हुआ, उतना ही इस धर्म का बल 
च्ञीण होता, भर फैलाव और घेरा घटता, गया है । 


'सानवधस्से' शब्द का अथे | 

इस धर्म का नाम मानवधर्म है--- इस लिये कि मानव मात्र इस के अन्दर 
आ सकते हैं, क्या, हैं ही। यदि इस के रक्षुकों को सदूबुद्धि होती, तो आज, जो , 
मजहवी झगड़े इस देश को हजार बारह सौ वर्ष से अस्त-व्यस्त कर रहे है, वे न 
होते, और “आग सेतोः आ हिमाद्रेश्व”” एक यह मानवधर्म ही विराजमान होता । 
मनु का आदेश है, 

एतद्देशप्रसुतस्थ सकाशादू अग्न भन्‍्मनः 

स्व॑ स्व॑ं चरिन्न॑ शिक्षेरन्‌, प्थिव्यां स्वंभानवाः । 
ब्राह्मण: क्षप्नियों, वेश्यः, न्नयों वर्णा: द्विनातयः, 
चतुर्थ: एकनातिस्तु झूद्रों; नास्ति तु पलचमः । 

'मनुष्यमात्र, सत्र देश, सत्र जाति, के, चार ही राशि मे, अपने स्वभाव-प्रभूत 
शुण-कर्म के अनुसार, विभक्त होते हैं, इन मे तीन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ह्विज है; 
इन का पहिला जन्म माता से, दूसरा जन्म-आत्म-विश्वास से, होता है; चौथा, 
शूद्व, एक्रज होता है, जिस को आत्म-शान न हो; पांचवे प्रकार का मनुष्य कहीं 
नहीं है। उन सब को, भारतवर्षीय अंग्रजन्मा, तपस्वी, विद्यान्‌ , अध्यात्मवित्‌ , 
अतः ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अग्रदासन5र्ह, मनुष्य घर्मोपदेश करे |! 

सो, दूरदेशवर्तियों के उपदेश की कथा तो दूर रही, समीपवर्ती ही रोज रोज 
“जात बाहर? किये जा रहे है, दूसरों को जहाँ अ्रपनाना चाहिये वहाँ अपने हयये 
जा रहे है | यहाँ तक दुल्लुंडि, क्ुद्रता, दंभ, लोभाधता, और कऋरता बढ़ गई है, 
कि, वलात्कारेण दूसरे धर्मों के चिन्ह पहिराये हुए आदमियों को, अपने ही 
भाइयों को, ये लोग 'झुद्ध कर के अपने में वापस लेने से इनकार करते रहे हैं | 
यदि ये लोग चाठुर्वण्य का मर्म समझते होते, तो जिस किसी का स्पर्श, भारतवर्ष 

से, अथवा भारतवर्षीय से, होता, वही चाठर्बण्य के श्रन्तर्गत किसी न किसी वर्ण 


२ स्बे०] 'अपने दोष भी देखो, भाई |, दूसरों के ही नहीं? १९१ 


मे शामिल हो जाता, जैसा बौद्ध काल के श्रन्त तक होता रहा। जैसे पंजाबी 
बंगाली, गुजराती, मदाराष्ट्रीय, आदि, त्राह्मण, ऋ्त्रिय, वैश्य, शूद्ग, होते हैं, वेसे ही 
'ईरानी, अरबी, तुर्की, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, अग्रेजी, चीनी, जापानी, बर्मी, आदि भी 
ब्राह्मण, छऋुन्रिय, वैश्य, शूद्र, बना लिए गये होते । जैसे उपासना के अवान्तर 
भेदों मे सेकड़ों शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त आदि भेद हैं, वैसे ही अल्लापंथ 
ईंप्तापथ, यहोवापंथ, आदि भी होते---और सब्र ही परमात्मोपासना के प्रकार मात्र 
सममे जाते । है 
अपना दोप | 
यह मानवधर्म तो ऐसा संग्राहकं है कि, जहाँ पश्चिमवालों की पराथर्थ-बरुद्धि 
चहुत उड़ान उड़ कर भी, भ्रातृभाव, 07000070000, 'ब्रदरहुड”, ही तक पहुँची, 
वहाँ इस ने सब्र वर्णों के मनुष्यों मे अज्ञाद्लिभाव सिद्ध किया | भाई भाई तो भी 
अलग होते है; पर सुख, वाहु, ऊरू, पाद--ये तो अलग हो ही नहीं सकते । किन्तु 
हमारे दुर्भाग्य ने, हमारे आन्तर तमस्‌ ने, हमारी बुद्धि पर आवरण डाल दिया 
है, और उस को ऐसा विक्षिस कर दिया है कि हम दिन को रान और रात को दिन 
समभने लगे हैं। जहों परस्पर अगों मे घनिष्ठ प्रेम, स्नेह, परस्पर सेवा सहायता 
होना चाहिये, वहाँ परस्पर अहकार, तिरस्कार, ईैष्यां, द्रोह, छुल, कपट, छूत, 
अछूत, आदि का व्यवहार होता है। इसी के कारण हमारी भारी दुर्दशा हो रही 
है। महा अ्राति से, हम नित्य शिकायत करते हैँ, कि दूसरे देश के, दूसरे धर्म के 
लोग हमारी यह दुर्दशा कर रहे हैं, असल मे यह सत्र दुदेशा अपनी हम आप 
ही कर रहे हैं । जब दूसरों की बुराई करने को जी चाहे तब अपना मेँह स्वय- 
आइने मे देखना चाहिये | 
राशन्‌ !, सपंपमान्राणि परछिद्राणि पद्रयसि; 
लात्मनो बिल्यमान्नाणि पश्यज्ञपि न पश्यसि | ( मं. भा, ) 
सुरभाः पुरुष, राजन !, सतत॑ प्रियवादिनः, 
भप्रियस्य च्‌ पथ्यस्य वक्ता, भोत्रा च, दुलंभः ( रामायण ) 
विदुर ने धृतराष्ट्र से कह है, 'हे राजा !, दूसरों के सरसों घराबर छेद बड़ी 
चारीक निगाह पे देखते हो; पर बेल के बराबर भी अपने छेद देख कर भी 


१९२ मानव-घर्मं भी, आरय॑-घर्म मी, चेद-धर्म भी [ सम 


नहीं देखते हो? | विभीषण ने रावण से कहा है, 'हे राजा !, सदा मीठा बोलने 

वाले चापलूस खुशामदी बहुत मिलते हैं, दवा के ऐसी कडुईं पर हितकारी बात 

बोलने वाले भी और सुनने वाले भी कम मिलते हैं? । यदि हम वर्णाश्रम-घर्म . 
का मर्म समझते, और उसका पालन, पोषण, रक्षण, करते, तो स्यात्‌ ईश्वर दूसरे 

धर्मों को उत्पन्न ही न करता, और उन धर्मों को, दंड के द्वारा हमारा शिक्षण 
शोधन करने को, इस देश मे न सेजता | 


मानवधम के दूसरे नाम | नाम-समन्वय । 


इस धर्म के अन्य नामो पर भी विचार कीजिये । 
इस को “आये धर्म? भी कहते हैं। “आये! शब्द का अर्थ है, ऋजुबुद्धि का, 
सत्यबुद्धि का, मनुष्य, तथा कृषिजीबी भी, और आत्मवशी | “आर्य: स्वामिवैश्ययोः”? 
( पाखिनि ); स्वामी, मालिक, को, और वैश्य को, 'अर्य” कहते हैं। “अर्यः एव 
आये, ऋ गतौः; ऋ-घातु का अर्थ गमन है। 
निचारणार्थ भ्र्त्तीनाँ, भयते सतत तु थः, 
जारें।; न्ाणे समर्थडच; सः आय इति कथ्यते । 
आत॑, दुखी, लोग अपनी अर्त्ति पीड़ा के निवारण के लिये, जिस के पास 
सदा जाते हों, जो उन की सहायता करने मे समर्थ हो, ओर उन का त्राय करता 
हो-- ऐसे को आर्य कहते है? । ऐसे ,मनुष्यों का निश्चय किया और धारण किया 
हुआ धर्म आर्य-धर्म है | 
इसी का एक अमिधान 'वैदिक धर्म? भी है। 'वेदयतीति वेदः? । कार्यों और 
कारणों के सम्बन्ध को बताने वाले सच्चे श्ञान का नाम विद? है। अनन्ता वे वेदा/ 
यह तैत्तिरीय भ्रुति है | इस विस्तृत श्र्थ मे, (विद्‌ घाठ से निकली हुई) जितनी 
सच्ची विद्या है, सभी वेद की अगोपाग हैं, उस के शरीर की अंश अवयव है, 
उस से पृथक नही हैं; सभी सच्चे 'सायस? उस मे शामिल हैं | जब 'सायस? ओर 
शाल्र की तथ्य बातें पुरुष की, मनुष्य की, री नहीं हैं, तो प्रत्यक्ष ही वे अपोस्षेय 
हैं। दोऔर दो मिल के चार होता है, यह बात स्पष्ट द्वी पुरुष-इत नहीं है. 
पुरुष-दृष्ट मात्र है। 


२. सवे० ] वेद! का अर्थ १९३ 


जाप धर्मोपदेशं तु, चेदशासत्रडविरोघिना, 
$ तर्केणअनुसंघचे, स धर वेद, न इतरः । ( मनु ) 
हेतुमिर धर्म अन्विच्छेद, न छोक॑ विरसं चरेत्‌। ( सम. भा , शाति, ) 
वेद-शात्र अर्थात्‌ वेदान्त, अरध्यात्मशात्र, परम पत्यक्ष, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष, 
अह्-तत्त, आत्मतत्त, के ऊपर प्रतिष्ठित है?। “नहि कश्चित्‌ सदिग्धिडहं वा 
नाइह वा”? ( भामती ) यह रसन्देह कोई नहीं करता कि मै हू या नहीं हूँ ९? 
इस परम प्रत्यक्ष अह? का न कमी अपलाप हुआ, न होता है, न होगा | सो, 
'ऐसे दृढमूल अध्यात्मशासतत्र के अनुकूल तर्क से, ऋषियों के कहे हुए धर्मों के 
हेतुशों का अनुसंधान, जो करता है, बिना देतु को समझे काम नहीं करता, केवल 
ऋषि, ऋषि, शात्र, शास्त्र, पेद, वेद पुवारता ही नहीं, वही तो धर्म को जानता 
है, दूसरे लोग धर्म को नहीं जानते |? 

ऐसे हेत॒युक्त, कार्यकारणपरम्परायूत्न से सत्रित, सम्बद्ध, सुब्यूढ़, जान को, 
पश्चिम देश मे 'सायंस? कद्दते हैं। यहों उस का व्यापक नाम वेद? है, विद्या 
भी, शाल्न भी । पहिले कह श्ाये हैँ, 

यदा भूतएथग्सावं एकस्थं भनुपश्यति, 
तत एव च विस्तार, ब्रह्म संपयते तदा। (गीता ) 

“एक परमात्मा मे सब्र भूतों को प्रतिष्ठित, तथा सब भूतों का उसी एक से 
वित्तार, जब मनुग्य पद्दिचान लेता है, तभी उस का ब्रह्म, वेद, गान, सम्पन्न होता 
है, और वह स्वय ब्रह्म हो जाता हे? । पश्चिम के शब्दों मे, पहिले अश को यथा 
कथचित्‌, 'मेटफिजिक', और दूसरे को 'सायस?, कहते हैँ । पर दोनो ही 'सायंसः 
कहे जाये तो भी उचित है | 

जो एक विशेष शब्द-समूह को, विशेष रूप से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आदि विशेष 
विशेष नाम से, पुकारते हैं, यह विशेष कथा है। सामान्य नाम विद? के अन्तर्गत ये 
विशेष नाम हैं। तो, अब, ऐसे 'सायंस”, ऐसे विद, के मूल तत्वों को ले कर, ऐसे 
कारण से ऐसा काये होता है, ऐसे आचरण से ऐसा फल, सुखात्मक अथवा 
दुशखात्मक, दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष शारीर आदि, अ्रथवा अद्ृष्ट बौद्ध संस्कार आदि, 
होता है; इन तथ्यों कोध्यान मे रख कर, देश-काल-निमित्त के अनुसार, यह मानव 

१३ 


१९४ बौद्ध-घर्म भी, सनातन घ॒र्म भी [ सप्त० 


धर्म चलता है, और सब प्राणियों का 'घारण? करता है, 'घारणाद धर्म:"; इस 
लिये इस को “वैदिक धर्म), 'सायंटिफिक्‌ रिलिजन?, भी कहते हैं | 
इस को “बौद्ध-धर्म! भी कहते हैं, क्‍यों कि इस के सच नियम, सब्र शाल्र, 
सात्विक बुद्धि? के अनुसार बनाये गये हैं, ओर इस मे सत्र संशयों के निर्णय के 
लिये, 'शाह्न! शब्द पर अन्धविश्वास से नहीं, किन्तु इसी सात्विकबुद्धि से, काम 
लिया जाता है | 
बुद्दो शरणसअन्चिच्छ, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति। 
प्रवृत्ति व निवृत्ति च, कार्य5कार्य, भयअभये, 
बंध मोक्ष च या वेत्ति, चुद्धिः सा, पार्थ |, साचिक्ी । ( गीता ) 
कृष्ण का गीता से परमोपदेश है कि, सात्विक बुद्धि की शरण लो, बुद्धि के 
नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। सो आज काल यह तामस दुबुंद्धि फैली 
है कि, सस्कृत पढे लोग भी कह देते हैं कि, धर्म मे बुद्धि को स्थान नहीं', 
ध्जो पोथी मे लिखा है वही धर्म है, ओर वह बदल नही सकता”, इत्यादि । 
साथ ही इस के, अपने मतलब्र के समय पर यह भी “पुराण?-छोक, कलिघर्ज्य 
प्रकरण का, पढ़ रिया करते है। 
एचानि, छोकगुप्त्यर्थ, कलेशः भादौ, सहात्मस्रि, 
निवत्तितानि विद्वक्किः, व्यवस्थापूदक, छुथेः । 
कलियुग के श्राग्म्म मे, लोक के हित के लिये, विद्वान्‌ , बुध, बुद्धिमान्‌ 
महात्माओं ने, इन इन आचारों को बंद कर दिया, उन का निवर्चन कर दिया? | 
क्यो, भाई !, कलियुग के आदि मे, पुराने, शास्त्र मे उक्त, धर्मो का, ब॒ुद्धिमान्‌ महा- 
त्माओं ने निवर्सन, और शाज्ल मे अनुक्त नये धर्मों का प्रवर्तन, चुद्धि के बल से 
किया तो, आज ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता १ केवल 'शास्र? पुकारने वाले ना-समर्कों, 
अथवा स्वार्थी मतलबियों, के बुद्धि ष और स्वतो-व्याइत वाक्‍्यों की दशा यह है ! 
इस को 'सनातन-घर्म” इस लिये कहते हैं कि जो एक ही वस्तु सनातन है 
अर्थात्‌ आत्मा, परमात्मा, नित्यः स्वेगतः स्थाशुः अचलो<यं सनातन», (गीता), 
उसी पर, उसी के ज्ञान की नीव पर, यह धर्म खढ़्य किया गया है, और प्रति- 
छत है, इस लिये स्वयं मुख्य-मुख्य अश मे सनातनवत्‌ स्थिर है| कच्ची छुनियाद 


२. सर्व ० ] हि-ज, हि-जन्मा, का अर्थ श्९्‌घ 


के दूसरे धर्म, रोज उठते, रोज गिरते, रहते हैं,जो आत्मशान, मानवप्रकृति के जान, 
को ले कर नहीं चलते | मुख्य अंश” याद रखना चाहिये । घर की नीव, दौवार, 
खमे, छुत, नहीं बदलेगे, पर चर्तन, बिछौना, पीढ़ा, चौकी, मेज, कुर्सी, श्रादि 
सामग्री, स्थिर नहीं है, वह तो रोज बदलती ही रहेगी; उस को भी सनातन करने 
का यत्ञ करना बढ़ी भूल है । 
इस को “इस्लाम?-घर्म, फारसी अरबी के शब्द मे, भी कह सकते हैं; क्योंकि 
अज्ला की वहदत को, परमात्मा की एकता को, यह नितरा 'तस्लीम? करता हैं, 
स्वीकार करता है, मानता है, और सब जीवो, की, ससार मात्र की, 'सल्म! 
'धत्ामतः, शान्ति, भलाई, चाहता है। 
इस को ग्रीक और अग्रेजी भाषा के शब्द मे 'क्रिसिट्यानियी? भी कह सकते हैं 
क्योंकि 'क्रिम्टास! शब्द का ग्र्थ “अमिषिक्तः, 'स्नात? है | बसिस्मा” का एक अर्थ 
जलसिंचन, सींचना, अभिषेक, है। पर असल अर्थ यह है कि जत्र तक आत्मशान 
के जल से जीव का सिंचन नहीं होता, जब्र तक वह आत्माउनुभव मे नितरा 
स्‍्नात, निष्णात, नहीं होता,तत्र तक वह सच्चा 'क्रिसचियन', 'क्रिस्टास', 'क्राइस्टास? 
सच्चा 'दिजन्मा?, 'स्जिनरेट?, 7७-2७१०७/०/७, नहीं होता । 
न हिअगध्यात्मवित्‌ कश्वित्‌ क्रियाफलसडपाइलुते । 
या चेदवाह्याः स्थतय३, याश्र काश कुध्ष्टयः, 
सर्वास्ता। निष्फल/ प्रेष्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्खताः । 
उत्पधंते च्यवंते च यान्यतहोडन्यानि कानिचित; 
ठानि भर्चाक्ाजिकतया निष्फलानिभनृतानि च। ( मनु ) 
जो अच्यात्म को नहीं जानता वह सच्ची उचित क्रिया नहीं कर सकता, और 
सच्चे उत्तम फल्न को नहीं पा सकता। वेद से चाह्य, अ्रष्यात्म शांश्न के विपरीत 
स्पृतियों ओर दृश्टियों, क्रायदे, कानन, दशन, जो हैं, वे सत्र अन्त, मिथ्या, भूठे 
निशफल दुष्फल हैं; वर्साती छन्ाकों ( गुच्छियों, कूकरमूतों ) के से, आज पैदा हुए. 
तो कल मर नाते हैं। जो दर्शन और जो धर्म आत्मा फो ले कर चलते हैं; 
आत्मा के स्वभाव, आत्मा की प्रकृति, को ध्यान मे रख कर, जीवात्मा के चहि- 
स्करण और अन्तःकरण फी बनावट के प्रतिकूल नहीं, किन्तु श्रनुकूल, नियम 


१९६ आत्मा के रूप मे अनेक शंकाएँ [ सम॒० 


बनाते हैं; उसी की नीव घर जीवन की विधि और समाज के व्यूह को उठाते है; 
वे ही स्थिर और सुफल है ।? 

इस लिये, विद्यार्थी, जब गुरुकुल मे ब्रह्मचर्य पूर्ण कर चुकता है, तब दीज्ञान्त 
के समय, इस आत्मज्ञान का स्मरण उसे कराया जाता है, कि संसार मे जा कर, 
यहस्थी उठा कर, इस के अनुसार, अपना, अपने परिवार का, और अ्रपने समाज 
का उपकार और सु-धारण करे | “सत्य वद, धर्म चर, स्वाध्यायात्‌ कुशलादू भूतेः 
मा प्रमदः (? विद्या ददाति विनय॑? के विनय शब्द के अर्थ पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये; विशेषेण नयनं?; विशिष्ट उत्तम रीति से जीवन का नयन, ले चलना, 
निबाहना । सासारिक माया, आत्मा की माया, के तीन मुझ्य अवयव है, देश, 
काल, क्रिया; बंधे समय पर, बंधे स्थान मे, बंधी क्रिया करना--यह 'विनयन! 
का, 'डिसिल्निन्‌)! 'द्रनिड”, आई्डलिनेस?, ( 0ांडछं॥॥6, '्/क्षात8, 
070670॥7688 9», का, तात्विक रुप है; इस से सब जीवन-प्रबध सुखमय 
होता है; इस के विरुद्ध आचरण से, दुःखमय, अस्त-व्यस्त, निर्मर्याद, अशिष्ट 
बर्बरों के ऐसा, हो जाता है। 


आत्मा का स्वरूप | तहिषयक मतों का समन्वय । 


प्रमाद न हो, इस लिये एक चेतावनी और देना आवश्यक है। आत्मा का 
स्वरूप परम प्रत्यक्ष है, सभी "मै? "मे? कहते हैं, तथापि यह स्वरूप परम गूढ, 
परम रहस्य, भी है । यदि किसी भी देश-काल से अवच्छिन्न परिमित पदार्थ को 
मै? का आत्यन्तिक स्वरुप समझ लिया, तो “महती विनष्टिः !”, भारी त्रिनाश, सुख 
का, शान्ति का, सजू ज्ञान का होगा; यहाँ बड़े सूच्रम विचार, विवेक, और सम्यगू 
दर्शन की आवश्यकता है । 

झुरस्य घारा निशिता दुरत्यया, हुगे पथस्तत्‌ ककयो वर्दान्ति | ( उप. ) 

'छूरे की धार से भी अधिक तीक्षण और हुर्गम यह आत्मदर्शन का पथ हैं; 
इस पर बहुत सावघानी से चलना चाहिये /? कोई कहता है, आत्मा एक ही है; 
कोई कहता है, आत्मा असंख्य अनेक हैं; कोई कहता है, अरु-परिमाण हैं; कोई, 
अति महान्‌ ; शरीर के साथ साथ उत्पन्न और नाश होता है; जितना शरीर का 


२. सर्व० ] इन्द्र और विरोचन की कथा ह १९७ 


परिमाण उतना ही आत्मा का; नही, छृदय मे ही रहता है, पर सकोच-विकास-शील 
है, कई जन्म लेता है, नहीं, एक ही शरीर के साथ 'जीता मरता है, मन ही आत्मा 
है, प्राण ही आत्मा है; शृत्य ही आत्मा है, क्णिक विशान ही आत्मा है; भोक्ता 
है, कर्ता नहीं; देह से भिन्‍न है, भोक्ता भी है, कर्ता भी है, व्यापक' है, अव्यापक 
है, जीवात्मा और परमात्मा मिन्‍न हैं; नहीं, एक ही है; इति प्रभ्ूति । 

उपनिषत्‌ में कथा है; इन्द्र और विरोचन, दोनो, प्रजापति के पास गये | 

हँत, त॑ आत्मानं अन्विछामो, य॑ जात्मानं अन्चिष्प सर्वाश्न छोकान्‌ आप्तोत्ति, 
सर्चाश्न कामान्‌ । ( छान्दोग्य ) 

'पितामह ! उस आत्मा की खोज में हम फिर रहे हैं, जिस आत्मा को पा कर 
सत्र लोक और सब अभीष्ट काम मिल जाते हैं; सो आप बताइये कि वह कहाँ 
कैसे मिलेगा? | 

प्रजापति ने कहा, 'गुरुकुल मे वास करो? | बत्तीस वर्ष दोनो ने वास किया | 
पुनः प्रजापति के पास आये, कहा, "नहीं जाना? । प्रजापति ने कहा, 'नॉद से 
पानी भर के देखो, जो देख पड़े वही आत्मा है! । 

विरोचन ने देखा । अपने शरीर ही को आत्मा जान, चले गये । देहजत्म- 
वादी हुए । शरीर की ही, उत्तम भोजन पान माला फूल गहने कपड़े से, पूजा 
अर्चा की | आउछुरी सपत्‌ के अधिकारी हुए । थोडे ही दिनो मे अति उद्द्डता, 
के कारण मारे गये | 

इन्द्र ने भी अपना मुँह पानी मे देखा। सन्तोष न हुआ | तरह तरह की 
शकाएँ मन मे उठी । पुनः प्रजापति के यहों गये। आशा हुई---गुरुकुल में 
ओर बसोः । बत्तीस बरस और बसे, और फिर जा कर पूछा । उत्तर मिला, 'स्वप्त 
में जो पदार्थ सचच्छुन्द विचरता है, वही आत्मा है? | फिर भी शड्डा हुई। और 
भी बचीस बरस वास कर के विचारते रहे | आदेश हुआ कि, 'सुषुत्ति की चेतना ही 
आत्मा है? । फिर भी कुछ शंका हो गयी । और पॉच वर्ष परिश्रम किया। एक 
से| एक वर्ष के विचार के पीछे इन्द्र की सब शका निदृत्त हुई, आत्मलाम हुआ, 
अमर हो गये, श्रर्थात्‌ अमर तो थे ही, पर यह ज्ञान, यह निश्चय, प्रत्यक्ष हो 
गया कि, जिस चेतना से यह शरीर, जाप्रत्‌ स्वप्त सुषुति ( तीन वास ) तीनो 


८ हृदय की १०१ नाड़ी [ सम० 


अवस्था मे, चेतित है वह ( तुर्यावस्था की, चौथे वास की ) चेतना, वह आत्मा, 
झजर अमर है। अमरत्व के विश्वास ही का लाभ तो श्रमरत्व का लाभ है। भूली 
हुईं बात को याद कर लेना, यह पहिचान ( प्रत्यभिशान ) लेना कि मै सदा 
अमर हूँ, यही अमर हे जाना है, यही मृत्यु की शंक़ा से, भय से, मोक्ष है | 

एक सो एक वर्ष-संख्या का अर्थ कई तरह से लोग लगाते है। अपना 
मतलब इस स्थान पर इतना ही है कि आत्मा का स्वरूप, 'त्व” का रुप, ठीक 
ठीक पहिचानना चाहिये, इस मे एक सै एक, क्या एक हजार एक, भूल, शका, 
प्रश्न, हेने का संभव है। और यदि एक भी गहिरी भूल हे। गई तो आत्मलाम 
तो होगा नहीं, विरोचन के ऐसी, शरीर की हानि हो जायगी । 

शततं च एका व हृदुयस्य नाठ्य:; तासां मू्धांनं अभिनिस्खता एका, तथा 
ऊध्च आयन्‌ अद्धृतत्व॑ एति; विष्वड' अन्या निष्क्मणे भवंति | ( उपनि० ) 

'हृदय, से १०१ नॉढ़ियाँ निकलती है; उन में से एक, मूर्धा को जाती है; 
शरीर छोड़ने के समय, यदि उस से ऊपर को चढ़े, तो जीव अमृतत्व पाता है; 
अन्य सब नाडियों, संसार के विभिन्‍न पक्षों की ओर जाती और ले जाती हैं! । 
अंतर्मुखता एक है; बहिमुखेता नाना है | 

यदि अहं ब्रह्मास्मि? का अर्थ 'पराया माल अपना, आराम-तलबी, बद- 
माशी, और मुफ्तखोरी समझा, वो 'वेशधारियों? के मारे देश की मुसीक्षत हे। 
जाती है। यदि अहकार को आत्मा समझ लिया, यदि अ्रभिमान को आत्म- 
सम्मान, आत्मगौरव, जान लिया, निर्मर्यादता को स्वतन्त्रता, उच्छूड्डलता घृष्टता 
को आत्मवशता, अविनीतता और दुर्विनीतता को स्वाधीनता, यदि टरेपन को 
बहादुरी, समझ लिया, तब तो स्वराज के ठिकाने अराजक, हुल्लड शाही, का 
उत्पात मचेगा, राम-राज के स्थात मे राम-सेना-राज वानर-राज हागा, और सुखी 
होने की जगह हम लोग महा दुःख मे गिरेगे, ओर गिर रहे ही हैं, गिरे हो 
हैं। ऐसे ही मिथ्या वेदान्त से तो मारतवर्ष की वर्त्तमान महा ढुर्दशा हुई श्र 
अधिकाधिक होती जाती है । 

भारतवर्ष की स्वराज की लड़ाई, जो घीसियो वर्ष से रुक अथवा त्रिगड रह 
है, उस मे मुख्य कारण यही है कि अन्न तक स्व? के सच्चे सामाजिक तथा दा्श- 


२, सबे० ] “सिपाही युद्ध की एक किम्बदन्ती १९९ 


निक, आध्यात्मिक, तथा राजनैतिक, स्वरूप पर विचार ही नहीं हुआ है। अधिकाश 
भारतीय नेताओं और नीतों ने, विरेचन के ऐसा, पब्छिम के देशों मे प्रचलित 
स्व॒राज के रुपों को ही स्वराज का सच्चा स्वरूप समझ रखा है। अथवा, अपने ही 
अपने मुँह को विरेशचनवत्‌ 'स्व” समझ लिया है, और उसी के राज को 'घवराज! 
मानना और बनाना चाहते हैं । स्वराज का श्रर्थ, हिन्दू तो हिंदू-गाज, सुसलमान तो 
मुसलमान-राज, जमींगर जमींदार-राज, काश्तकार काश्तकार-राज, ब्राह्मण ब्राह्मण॑- 
शज, अव्राह्मण अन्राह्मण-राज, क्षत्रिय कज्षत्रिय-राज, पूंजीवाला पूजीपति-राज, 
श्रमजीवी श्रमजीवी-राज, इत्यादि, अपने मन मे कर रहा है। फल इस का-- 
परस्पर घोर अविश्वास, द्रोह, कलह, ईर्ष्या-मत्सर, छुल, दंभ, बढ रहे हैं, कार्य- 
शक्ति घट रही है, ध्वराज पास आ्राने के ठिकाने दूर हटा जाता है। 
सन्‌ १८५७ मे, “सिपाही युद्ध! के समय, एक बढ़े गजा ने दूसरे बढ़े 
नवाब से कहला भेजा, कि अगर हम तुम मिल जायें तो विदेशियों के पैर उखड़ 
जायेंगे, देश से भाग जाय॑गे | नवरात्र साइत्र ने राजा त्रहादुर से पूछ भेजा, कि 
विदेशियों के हट जाने के बाद दिल्‍ली के तख्त पर आप बैठागे या मै । इस के 
बाद और बात-चीत नहीं हुई, विदेशी देश मे रहे, और दिल्‍ली के तख्त पर 
बैठे रहे, न राजा बैठे न नवात्र | यदि पहिले राजा से यह जवान्न देते बनता 
कि अब स्वदेशी विदेशी के भी झगड़े छोडो, न तुम तख्त पर ब्ैठो, न मै, न 
कोई तीसरा विदेशी या स्वदेशी, ख्वाह-म-ख्वाह, बल्कि ऐसे ऐसे भले आदमी, 
निरस्वार्थ अर्थात्‌ सर्वस्वाथी, परार्थी, और परमार्थी, “अ्रकामः सर्वकामों बा”, 
जिन पर तुम को भो और सुझू को भी और सच्न प्रजा को भी विश्वास और श्रद्धा 
हो, कि ये हमारे देश और समाज के अतर्यामि स्थानीय उत्तम व? हैं, ( अधम 
स्व? नहीं ), ऐसे आदमियों की एक सभा तख्त”ः पर, घर्मासन श्रेष्ठासन पर, 
बैठेगी, अर्थात्‌ धर्म का आम्रान व्यवसान व्यवस्थापन निर्णयन निर्माण करेगी, 
और उस धर्म को, उस कायदे कानून को हम भी आप भी सभी मानेंगे--यदि 
ऐसा उत्तर देते बनता तो स्थात्‌ आज भारतवर्ष का इतिहास दूसरा ही होता । 
यही दशा इस समय उपस्थित है | स्व-राज' स्व-राज” सब पुफारते हैं। 
व! का अर्थ ठीक ठीक जानते ही नही, विचारते ही नहीं। आत्मनान की 


२०० आत्म-विद्या ही राज-विद्या [ सम० 


कितनी आवश्यकता, राजनीति के क्षेत्र मे, है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
सामने मौजूद है, कि बिना इस के सत्र कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है। १९४६ 
मे, ब्रिटेन से, तीन बड़े मंत्री भारत आये, तीन महीना दिल्‍ली शिमला मे रहे, 
कांग्रेसियों और मुस्लिम लीगियों से अनन्त बक च्रक करते रहे, कोई समझौता न 
हो सका, सब की जिच्च बढाकर, स्वयं जिच्च हो कर, वापस गये | स्व राज! के 
सच्चे रूप पर बात ही न हुई । 

मनु का बचन पहिले कह श्राये हैं, 

न हि अनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलम्‌डपाशनुते । 

ईसा मसीह ने भी यही बात कही है, कि यदि मनुष्य सारे ससार की सत्र 
वस्तुओं को पा ले पर अपने आप को, अपने आत्मा को ही, खे। दे, तो उस को 
क्या लाभ हो सकता है ! वह कोई वस्तु नहीं पावेगा, और यदि पावेगा भी तो 
शीघ्र ही फिर खो देगा । इस देश मे तो 'आत्म-विद्या” का नाम ही 'राज-विद्या? 
रख दिया था, पर वह सब बात नितात विस्मृत हो गई है। दाशंनिकों मे प्रथा 
है, कि अन्य सब्र ज्ञान कर्मपरक है, पर आत्मश्ञान श्रात्मपरक ही है; और एक 
दृष्टि से यह नितांत सत्य भी है, पर दूसरी दृष्टि से देखिये, तो आत्मश्ञान, यदि 
कर्मपरक नहीं, तो सब्र ज्ञानो से अधिक, अथवा वही अकेला, कर्म-शोधक, धमे- 
शोघक, कर्तव्य-त्रेषक है | स्वय भगवद्गीता ही इस का प्रमाण है। योगवासिष्ट 
के मुमुखतु प्रकरण के एकादश अध्याय मे विस्तार से इस का वर्णन किया हे, 
कि राजों का मोह हठाने को, और उन को कार्यक्षम बनाने को, इस राज-विद्या 
का अवतार हुआ | 

राजाविद्या, राजगुद्यं, पविन्न इृदं उत्तमम, 
प्रत्यक्ष -पगर्म, ध्य, सुसु्ख कतुंसअव्ययम्र्‌ । ( गीता ) 

“यह विद्या प्रत्यक्षज्वगम है, प्रत्यक्ष से ही इस का अवगम, शान, होता है” 
इस बात को अपने सामने का इतिहास कहिये, इतिइत्त कहिये, सिद्ध कर रहा है | 
यूरोप के देशों के राष्ट्रसअ्चालक अपनी कार्यकुशलता, व्यवहारचठ॒रता, पर 
घन्यम्मन्य हैं, पर घोर महायुद्ध मे पढ़ गये | उन की सब चतुरता का फल यही 
छुआ कि प्रायः सब के सब अपना घर तत्नाह कर बैठे हैं, अपने कुल कुद्धम् के 


२. स्व० ] शरीर भे दो सु-पर्ण पत्ती २०१ 


होनहार उत्तम युवाओं को युद्ध मे मखा कठवा चुके है, और रो रहे हैं | जो कम 
रोते है वे वही हैं जिन को, अपने अधीन दु्ेल और दीन देशों का प्राण 'घूसने 
सोखने का अ्रवसर मिला हुआ है, ये पराधीन, परवश, विवश, बेत्रस, वेकस, 
बेचारी जातियों रो रही हैं, छुट्पटा रही है, अपना उद्धार कुछ भी कर नहीं 
सकतीं, अपने दुष्कर्मों के कारण । 

इन सब्न बातों से आप निश्चय कीजिये कि आत्मश्ञान की गति, मनुष्य के 
जीवन के प्रत्येक अश और विभाग मे है, और प्रत्येक मे उस के द्वारा कल्याण 
की वुद्धि हो सकती है। मानवरर्म की तो सारी सम्यता शालीनता इसी अध्यात्म- 
विद्या की नीव पर स्थापित है। इस लिये आत्मा? के, 'स्व” के, सच्चे तथा 
उत्तम रूप को, तथा 'राज? के रूप को, बडे विवेक से निश्चय करना चाहिये । 

श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ में रूपक बॉधा है, 

हु सुपर्णा सथुज्षा सलाया समान छुक्ष परिपर्व गाते, 
तयो: एकः पिप्पलू स्वादु अत्ति, जनश्ननूअन्योडसिचाकशीति । 

“एक ही पेढ़ श्र्थात्‌ शरीर पर दो चिडियाँ बैठी हैं, एक तो उस के फल खूब 
खा रही है, दूसरी केवल साक्षी हो कर देख रही है?। संसारलोलुप, चुभुक्तु, 
चहिमुख, स्वार्थी अवस्था, जो इस शरीरवान्‌ जीवरुप आत्मा की है, वही पहिली 
चिड़िया हैं, जो इस की परार्थी और परमार्थी श्रन्तमुंख अवस्था, संसार-लोभ से 
विमुख, निवृत्तिमार्गी है, वही दूसरी चिड़िया है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कुल, 
प्रत्येक समान, मे, ये दोनो तरह के पक्की मौजूद हैं । यदि खाने वाले पक्ती का, 
अधम स्व? का, खुदी' का, 'नफसि-अ्रम्मारा! का, राज हुआ, तो वह व्यक्ति, 
वह कुल, वह समाज ड्रबा । यदि निस्स्वार्थो, परमार्थी, साक्षी, लोकहितैषी पक्षी 
का, उत्तम स्व? का, खुदा? का, 'नफसि-लव्वामा और 'नफसि-रहमानी? का, राज 
हुआ, तो समान का अम्युदय हुआ | 

दण्डो हि सुमहत्‌ तेजो, दुर्धरश्च भकृतात्मलिड 
धर्माद्विचलितं हंति नृपस्र एवं सर्वांचवस्‌ । 

ज्येषठः कुल पाऊयति, विनाश्ग्रति वा पुन; 

थो ब्येष्डो ज्येष्ठचत्तिः स्थातू, सातेव स पितेव सः। ( सचु ) 


२०२ राज्य कार्य को कौन करने योग्य है [ क 


. दिण्डशक्ति, 'कम्पलूसिव्‌ फोर्स! ( 0०॥ए ऐैझए७ 407/00) अग्नि के समान 
बढ़ा तेज है। जो आत्मा को नही पहिचानता, अपनी आत्मा से दूसरों का हाल 
नहीं समझ सकता, वह इस का उचित सब्चालन नही कर सकता | यदि धर्म से 
दरश्ड विचलित होता है, तो स्वयं राजा को, उस के कुल कुट्धम्बर बन्धु बान्यवों 
सहित, नाश कर देता है। जेठा ही घर को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है; जो 
जेठे की वृत्ति से जेठा रहे, वह माता पिता के समान है ।? 

एक शहस्थी भी तो एक छोग राष्ट्र है । एक राष्ट्र भी बड़ी गहस्थी ही है। 
दोनो के उत्तम प्रबन्ध के लिये प्रत्र॒न्धकर्ता आत्मवित्‌ चाहिये, अध्यात्म का, 
धुरुष? की “प्रकृति? का, मनुष्य के स्वभाव का, जानकार चाहिये । शारीर प्रकृति 
का भी, मानस प्रकृति का भी । 

सैनापत्यं च, राज्यं च, दण्डनेतृत्वमेव व, 
सर्वोकाधिपत्यं वा, वेद्शासबिद्‌ भहेति । ( मज्ु ) 

'सेनापति का, राजा का, दण्डनेता न्यायाधीश प्राडविवाक्‌ का, किम्वा समझ 
संसार के अ्रधिपति का, पद, अध्यात्मवेता को ही मिलना उचित हे, क्यों कि 
ऐसा ही जीव इन सन्न का काम ठीक ठीक चला सकता है |? 

यहाँ पर एक गुवर्थ विवेक, मानवधर्म में, और किया है | राष्ट्र का मूल थौर 
मुख्य कार्य है, धर्मों का, कानून कायदों का, आम्नान, व्यवसान | इनका प्रवर्तन 
दूसरा कार्य है। मानवघर्म मे यह मुख्य कार्य राजा? के हाथ मे नहीं खखा, 
प्रत्युत 'शिष्ट” पुरुषों के हाथ में रक्खा हे । दूसरा, प्रवर्चन का, क्षत्रियों के 

अनाम्नातेषु घर्मेषु, कर्थ स्थादइति चेदः भवेद्‌, 

य॑ शिष्टाः त्रह्मणाः ब्रुयु,स धर्म: स्थादूभशंकितः । 

घर्मेंण अधिगतो येस्तु चेदः स-परिद्रद्वण:, 

ते शिष्टा ब्राह्मणा छेयाः, श्रुतिप्रत्यक्षद्देतवः । 
इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुपरधृंहयेत्‌, 

बिभेति अव्पश्नताद वेदो, मां भयं प्रतरिप्यति । ( मनु ) 

“जन्न कोई नयी अवस्था उत्पन्न हो, और नया प्रश्न उठे, कि क्या करना चाहिये 
जिस के सेमालने मे, निर्णय करने मे, आआाम्नाय से, श्रुति-स्पृति से, उपल 


२. सवे० ] बहुत शात्रों के जानने वाले बहु-भ्रुत २०३ 


कायदे कानून से, सहायता न मिले, तो शिष्ट आह्मयण जो कुछ विचार कर के 
कह ढे, वही नया धर्म माना जाय | शिष्ट वे हैं जिन्‍्हों ने धर्मानुसार इतिहास- 
पुराण सहित वेद को जाना है, और जो वेद मे कहे सुने को प्रत्यक्ष कर के दिखा 
सकते है । इतिहासपुराण सहित, इस लिये, कि बिना उन के, वेद का अर्थ ठीक 
नही समझ पड़ता । वेद का अर्थ वही समझ सकता है जो बहुभ्रुत हे? | “नह्ं- 
कमेव शास्त्र जानानः किचदपि शास्त्र जानाति?”, ऐसा सुश्रुत मे कहा है, 'एंक ही 
शात्र को जो जानता है वह किसी शाज्ञ को भा नहीं जानता” । “तस्माद्‌ 
बहुभ्ुत; शास्त्र विजानीयानू प्रयक्षतः?, बहुश्रुत हो कर, एक शाज्त्र को अच्छी 
तरह जाने? | इतिहास ही में तो साख्य योग वेदात के सिद्धातों के जीवत्‌ उदा- 
हरण मिलते है, बिना ऐसे उदाहरणो के, वे सिद्धात समझ में नहीं आते | 
इतिहास पुराण की ऐसी महिमा है कि उन को छादोग्य उपनिषत्‌ मे पश्चम वेद 
कहा है । सो इधर सैकड़ों वर्ष से संस्कृत पढने वालों ने इतिहास के लिखने 
पढने की ओर से सवैथा मन हटा लिया है । 
शिष्ट के लक्षणों मे मुख्य लक्षण अध्यात्मशान है | 
चत्वारों वेदृधसंज्ञा: पष॑त्‌, न्रैविद्यमएव वा, 
सा पते थं स धर्म: स्यादू, एको वाध्ध्यात्मवित्तमः । (याज्ञवत्क्य ) 
घर्मनिता कौन हो ! चार अथवा तीन विद्दानो की, वेद धर्म के, वेद 
के, जानने वालों की, समिति, अथवा एक ही अध्यात्मशाज्ञ मे निष्णात विद्वान |! 
लिस ने सच्चे स्व” को पहिचाना है, और इस कारण स्वयं निस्सवार्थ हो 
गया हे, वही सच्चे 'स्व-राज' के बनने बनाने मे सहायता कर सकता है, और 
वही, ब्रह्मचर्य की समाप्ति के अनन्तर, ग्रहस्थी में प्रवेश कर के, ग्हस्थी को भी 
अच्छी तरह पाल सकता हे, दाशनिक और व्यावहारिक स्व राज का ऐसा घनिए 
सम्बन्ध है | इसी लिये पुनः-पुनः कहता हूँ. कि 'स्वः को ठीक ठीक पहिचानिये | 
पच्छिम मे 'सायस? के विद्वान्‌ भी अब अध्यात्म की ओर कई कई रास्तों से चले 
आ रहे हैं; वे भी पहिचानने लगे हैं, कि 'द्रष्टाः की उत्पत्ति 'दृश्यः से नहीं हो 
सकती; द्रष्टा ही, दृश्य की सत्ता का प्रमाता है| 'सायस? का, शाल्ल का, स्वरूप ही 
यह है कि वैदश्य में साहश्य पहिचाना जाय; और इस प्रकार से कार्य और 


२०४ उत्तम-स्व?-रूप बृद्धों की धर्म-सभा [ सम० 


कारण के सम्बन्ध का निश्चय किया जाय । जन्न इस से और आगे बढ कर 
नानात्व मे एकत्व देख पड़ने लगे, तत्र 'सा्यंस” का परिणाम, 'सायंस” की, शात्र 
की, समापत्ति समाप्ति, अध्यात्मदर्शन मे हो जाय; तह संपच्यते तदाः। इस ओर, 
अन्य देशों के लोग बढ़े आते है | इस देश की तो यह पैतृक सम्पत्ति है; पर हम 
लोग इसे भूले बैठे हैं; और इसी से “हिन्दू धर्म” और “हिन्दू समाज का दिन-दिन 
हास हो रहा है। आत्मा ही सनातन, चिरन्‍्तन, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर 
है। जो धर्म. जो समाज, उस को, उस की बुद्धि को, पकड़े रहेगा, और जत्र तक 
पकड़े रहेगा, वह धर्म, वह समाज, तब तक, और तभी तक, स्वयं अजर, अमर 
सनातन बना रहेगा । जो उस को छोड़ेगा, उस के विरुद्ध चलेगा, वह तत्तात 
नश्वर और अनित्य हो जायगा | 
यदि इस आत्मज्योति का प्रकाश, राजनीति के जटिल प्रश्नों पर डाल कर, 
विचारशील नेतागण 'स्व-राज” का विवरण इस प्रकार कर देँ, कि जो ऐसे ऐसे 
गुणवाले, निस्वार्थी, लोकहितैषी, अनुभवी, विद्वान्‌ भारतवासी मनुष्य है, वे ही 
धर्म-परिषत्‌ के सदस्य चुने जायेंगे, चाहे वे किसी 'मजहब? के हों, या किसी 
कौम के हों, हिंदू. या मुसलमान या ईसाई या अंग्रेज या फरासीसी या युतंगाली 
आदि--तो बहुत-सा द्रोह सद्यः मिट जाय, और शात भाव से शासनअबन्ध के 
विशेष अरगों पर विचार प्रश्नत्त हो | पुराना श्लोक है 
न सा सभा यन्न न संति दृद्धा 
बुद्धा न ते ये न व्दृति धम, 
नापष्ती धर्मों यस्तु सत्य हिनस्ति 
सत्यं न तदू यत्‌ छलसअम्युपैति । (म० भा०) 
“वह समा नहीं जिस मे अनुभवी इृद्ध नहीं, वे इद्ध नहीं जो धर्म न कहें, वह 
धर्म नहीं जो सत्य के विरुद्ध हो, वह सत्य नहीं जिस मे छुल॒ कपठ मिला हो 
( प्रृू० ४९-५० पर ) पूर्वोक्त उपनिषत्‌ के शब्दों से आचार्य का जो अंतिम 
उपदेश समावर्तमान स्नानक को होता है, उस का भी यही अर्थ है। अथ 
यदि ते कर्मविचिकित्सा वा धर्मविचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌, तह 
ये तत्र ब्रह्मनिष्ठा,, अध्यात्मवित्तमाः, अरूच्ाः, सत्य-द्वित-प्रिर्य-बदाः, समर्शिन 


२. सर्व ० ] मानव-धर्मशातत्र का अतिम रहस्य २०५ 


सहिष्णव:, निराग्रहा, हठरहिताः, स्नेहिनः, लोकहितैषिण: धर्मकामाः, धार्मिका३, 
निस्स्वार्या; स्वुघ, यथा ते वत्तिरस्तथा त्वं वत्तैथाः ।? 
प्रिय स्नातक सजनो--आप लोगों को, जो समाइत्त हो रहे हो, संसार में 
वापस जा कर, अपनी अपनी गहस्थी संभालना होगा, तथा अवश्यमेव, थोडा 
या बहुत, पास से या दूर से, किसी न किसी प्रकार से, इस स्वराज! के साधन 
में भाग लेना होगा | इस वास्ते विशेष कर के, और सामान्य रीति से भी, सभी 
व्यवहारों मे उपयोगी होने के कारण, मै ने इस समय आप लोगों का ध्यान इस 
आत्मश्ञान की ओर दिलाया है, जो वैदिक-धर्म, निर्विवाद, सर्व-सम्मति से, ज्ञान 
की पराकाष्टा है। 'ेद्उन्तः शब्द का अर्थ ही है, “जहाँ वेद का, शान का, 
अन्त हो, समप्ति हो, सम्पन्नता हो? | अ्रत्र इस व्याख्यान को, पुनर्वार मनु के 
श्लोक और छादोग्य उपनिषत्‌ के शब्द पढ कर, समाप्त करता हूँ, और आशा 
करता हैँ, और हृदय से मनाता हूँ, कि आप लोग इस आत्मज्ञान से सम्पन्न 
हो कर भारतवर्ष के सच्चे उत्तम स्व? बने, और अपने को, तथा दूसरों को, 
पारमाथिक तथा राजनीतिक स्वराज? का लाभ कराने में समर्थ हों। 
सर्वेपामअपि चैतेपां भाव्मज्ञानं परं स्वृतम ; 
तदू हि भ्षम्नयं सर्वविद्यानां, प्राप्यते दि जख्॒त ततः। 
आत्मैव देवतः सर्वा,, सर्वेम्‌ आत्मनि अवस्थितम ; 
आत्मा हि जनयति एपां कर्मथो्ग॑ शरीरिणास । 
सर्वम आत्मनि सम्पत्येत, सच असच्च, समाहितः ; 
सर्वस भाव्मनि संपदयन्‌, न अधर्मे कुरुते सनः। (मनन) 
भास्मैव इदं सर्वरिति, सः वा एपः एवं पद्रयन्‌ , एवं मन्वान३, एपुव॑ विजानन्‌ 
भात्मरति;, भत्मक्रोडप, भाव्ममिथुनः, भात्माअनन्दः, स स्व॒राड्‌ भवति । (छां०) 


३. चित्रगुप्त । 


( काशी के कुछ प्रमुख कायस्थ सज्जनो ने एक छोटा सार्वजनिक पुश्तकागार, 
“चित्रगुप्त पुस्तकागार” के नाम से, विशेष कर विद्यार्थियों की सहायता के लिये, 
बनाया | उस के अष्टम वार्षिकोत्सव पर, तिथि कार्तिक शुक्ल २, यमद्वितीया, 
सौर २-७-१९८२, के दिन, मुझ के। सभापति नियुक्त किया। उस रूप से णो 
व्याख्यान किया, उसका आशय यह है ) 

३# । जीचै; कृत।नि कर्माँणि, पापपुण्यादिकानि चै, 
सर्वाणि सुविचित्राणि, चित्रगुप्तस्तु गोपति। ४४ 

सज्जनो (--जब्र आज की सभा के सभापतित्व के लिये निमत्रण मिला तत्र 
मैं सकट मे पड गया । अन्य कारण तो थे ही, एक विचार यह उठ रहा था, 
कि चित्रगुप्त जी के सम्बन्ध के उत्सव मे, प्रयः उस दल वा जाति के किसी सजन 
को सभापति होना चाहिये, जो अपने को विशेष रूप से उन का वशज समभती 
है, अर्थात्‌ हमारे कायस्थ भाई । पर निमंत्रयिता सज्जनो ने नही माना । मै ने 
भी अपनी शंका का समाधान यो कर लिया कि, चाहे कोई अपने को, विशेष रूप 
से, उन की संतान माने या न माने, तत््ततः सभी मनुष्यों को अनगिनत बेर उन 
से काम पड़ चुका है, और जब तक मोक्ष न पावेंगे तब तक अनगिनत वेर और 
भी काम पड़ेगा | इस लिये सभी मनुष्य, उन के ब्रशज कहिये तो, सर्वधी कहिये 
तो, हुकमी बंदे कहिये तो, अथ च तद्गूप कहिये तो भी, तत्वतः हैं। ऐसा 
समाधान अपने मन का कर के आप के सामने उपस्थित हुमा हूँ | 


यमहितीया का अर्थ | 


आज यपम-द्वितीया है। इस देश से प्रथा है कि आज बहिन अपने भाइयों 
को भोजन कराबे | पुराणो मे लिखा है कि आज के ढिन यम ने अपनी बहिन 


३, चित्र०] बैद्यों की मा २०७ 


यमुना के यहाँ भोजन किया | उसी का अनुकरण सब को करना चाहिये। नकल 
में क्या श्रकल १ हेतु का पता मझुमे ठीक नहीं चला। मै ने यों श्रपने मन को 
समझाया कि वर्षा ऋतठ के पश्चात्‌, शरत्‌ मे, पहिले, इस देश भे बीमारी अधिक 
हुआ करती थी। आज काल, जन्र मनुष्य की बुद्धि ने, रेल, जहाज, कल, कार- 
खाने, बिजली, गेस, बफे, नल, नहर, तार, डाक, आदि के द्वारा, ऋत॒-देवताश्रों 
की रुकावटों को जीत लिया है, और उन के विशेष गुणों को, जब चाहे, जहाँ 
चाहे, पैदा कर ले सकते हैं, तो सब काम बारहो महीना होते रहते है, रात मे भी 
दिन का काम उज्ज्वल से उज्ज्वल रोशनी बाल कर किया जाता है, बरसात मे 
भी रास्ता बन्द नहीं होता । और तरह तरह की बीमारी भी, नयी-नयी, व पुरानी 
भी, बारहो महीना पैदा होती और फैलती रहती हैं । पहिले ऐसा नहीं था। सब 
बातों के लिये ऋतु निश्चित थे। बीमारी के लिये भी । 'कार्तिको वैद्यमातराः 
ऐसी प्रसिद्धि है। आश्विन और कार्तिक, इन दो महीनो मे वैद्य लोगों का रोज- 
गार खूब बढ़ता है, ये दो महीने वैद्यों का ऐसा पालन करते हैं जैसे माँ अपने 
बच्चों का | इस पर भी विशेष यह हे, 6 
कात्तिकत्य द्निनिअष्टी, भ्रष्टो जा्मायणस्थ च, 
यसस्य दशनाः हि. एते, छथ्वाहारी तु जीवति । 

कार्तिक के अन्त के आठ दिन और अगहन के आदि के आठ दिन, ये यम 
की दष्ट्रा हैं, जो कम खाय वही जीये | इस शिक्षा की याद दिलाने के लिये, 
यमराज और उन की बहिन यमुना का, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को स्मस्ण करना 
उचित हीं है। सर्वेसबिता सर्वप्रकाशक सर्वेज्ञानमय सूर्यदेव की पत्नी 'सशा? से, 
वैवस्वत मनु, यम, और यमी वा यम्रुना (नदी) की उत्पत्ति हुईं। संशा की अपर रूप 
“छाया? से सावर्णि मनु, शनैश्चर, और तपती (नदी ) की उत्पत्ति, तथा संज्ञा ही 
के एक और अन्य रूप, अश्विनी, से, दो अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति--इस सब 
का, क्या आध्यात्मिक, क्या आधिदेविक, क्या आधिभौतिक अर्थ है, यह कहना 
कठिन भी है, श्रौर यहाँ उस विचार के प्रसार का अवसर भी नहीं है | यमराज 
धर्मराज के मीरस शी, पेशकार, सरिश्तादार, हेड क्लक, मुख्य लेखक, भरी 
चित्रगुप्तजी ही का विचार करना आज उपयुक्त है। 


श्ण्य दहिने बाय नथनों की श्वास [ समृ० 


यम के भाई अश्विनीकुमार का अथ । 


तौ भी इस ओर जिशामा बढाने के हेत इतनी सूचना .उचित है-- 
अश्नन्ति विषयान्‌, अथवा आशु वहन्ति विषयान्‌ प्रति, इति अश्वाः, इच्द्ि- 
याणिः | जो विषयों के पास मन को, और मन के पास विषयों को, शीघ्र ले 
जायें, जो विषयों को चवखें, वे अश्व, इन्द्रियगण । इच्द्रिययुक्त शरीर का, अश्विनी 
का, रूप, जब संशा ने, बुद्धि ने, धारण किया, तब सूर्य के, आत्मा के, जीव के, 
सक्छ से, दक्षिण और वाम नासिका के श्वास-प्रश्वास रूपी दो आ्राखवायु उत्पन 
हुए। ये ही अश्विनीकुमार, परम वैद्य, हैं | “प्राणायामैदहिद्‌ दोषान?”, “प्राणा- 
यामः पर बल” | यम के भाई भी हैं, यम से बचाने वाले भी हैं, इन्हीं के नाम 
से, अधिक बीमारी के महीने, आश्विन ( वा कुमार, क्लैँवार ) कार्तिक, प्रतिद्ध है। 


चित्रशुप्त की उत्पत्ति । 


प्रथा यह है कि चित्रगुप्त दी आदि "कायस्थः, हुए। कई पुराण ऐसे हैं 
जिन के आदि अन्त का पता ठीक नहीं चलता, जैसे पत्न, भविष्य, स्कन्द, आदि। 
इस से यह सुविधा है कि जब किसी नई बात के लिये विशेष प्रमाणादि की 
आवश्यकता होती है, तब ढूँढ़ने खोजने से, ( ! ) इन के एक दो अपूब अध्याय, 
चतुर कार्यकुशल परिडितजन को, अपने घर मे, मिल ही जाते हैं ! चार वर्णो की 
उत्पत्ति तो बेद ही में कह दी गयी | उस में 'कायस्थः नाम नहीं। पर जाति तो 
देश में उपस्थित हो गयी। किन्हीं का कहना दे कि, जैसे 'शको? की एक 
शाखा राजपूत हो गयी, दूसरी शाखा, 'शाकद्बीपीः ब्रह्मण हो गई, वैसे ही एक 
अन्य शाखा भी, भारतवर्ष मे, शख्तबृत्ति छोड़ कर, शास््रवृत्ति को, तत्रापि विशेष 
कर राज्यप्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यालयों मे, पछचलि शक राजाओं, पीछे सभी राजाओं, 
की अ्रधीनता मातहती मे, लेखक और कर्मचारी की, ( करण? शब्द भी इस के 
लिये देख पडता है ) चत्ति को ओढ कर, नाम के अच्चर उलथ फेर कर कायस्थ 
हो गयी । इस जाति के मूल स्थान का नाम, उस की भाषा में, तथा ग्रीक भात 
में, 'स्काइथिया? था | किन्‍्हीं ने 'शकाइथिया? में से शक? रख लिया। किन्ददी ने 


६. चित्र० ] 'कायस्थ? शब्द का व्युपत्ति २०९ 


उस शब्द को उलठ पुलठ, 'काइस्थिया? बना कर, कायस्थ” बना लिया । किन्हीं 
का विचार है कि, काय? नाम संस्कृत में व्यूहयुक्त, सघातयुक्त (आगैनाइज्ड) शरीर 
का भी है, तथा संग्रथित जनसमूह, कार्यशाला, 'आफिस?, दफ्तर का भी है। तो 
काये तिष्ठतिर, दफ्तर वाले, कार्याघिकारी, 'आफिशल? का नाम अन्चर्थ 
कायस्थ! उचित ही है। गुस्त-साम्राज्य के समय के, ४थी ४५वीं शती ई० के 
ताम्र-पत्रों मे, बिहार प्रान्त मे, 'कायस्थ! शब्द, इस अर्थ मे, प्रयोग क्रिया हुआ, 
मिला भी है। परमात्मा और जीवात्मा को भी, संध्क्ृत मे, कायस्थ कहते हैं। 
प्राचीन समय में, जब भारतीय समाज में यह प्राण, यह शक्ति, यह बुद्धि थी 
कि बाहर से आई हुईं जातियों को अपना लेते थे, और उन के स्वमात्रगुण- 
अनुकूल उन को समाज मे स्थान और कर्म दे कर समाज का अद्ज बना लेते थे, 
और छूआहछूत के ढोंग के मारे मरे नहीं जाते थे, तब ऐसा अक्सर होता था | 
चहुतेरे ्रात्यः के समूह 'शालीन! कर लिये गये, और चातुर्व॑र्ण्य मे उनका 
समावेश हुआ । आश्चर्य नही कि जब दो सहख वर्ष पहिले 'स्काइथ” जाति 
बाहर से आईं, तब एक शाखा तलवार-बहादुर होने के कारण ज्षत्रियों मे मिल 
गयी और दूसरी शाखा कलम की होशिया” होने के कारण किन्तु सर्वथा 
ब्राह्मण-इत्ति की अमिलाषा न कर के, एक अनिश्चित रूप से नये नाम से 
विख्यात हो गयी, जिस के व्यक्ति अपनी अपनी विशेष प्रकृति, प्रवृत्ति, जान, 
और आचार विचार के अनुसार, कभी क्षत्रियों की ओर, कभी वैश्यों की ओर, 
कभी शुद्वों की ओर, कुकते रहे | तथा इसी जाति कीं एक तीसरी शाखा, जिस ने 
सवंथा ब्राह्मण-दत्ति अज्ञीकार की, वह प्रायः 'शाकद्वीपीः ब्राह्मण हो गयी। 
इन्ही भेदों के अनुसार, समय समय पर, पुराणों मे भी अध्याय बनते गये | 
पर जब तक इन के बनाने वालों मे अध्यात्मज्ञान की कला बाकी रही, तब तक 
ऊँछ न कुछ उस की भी लपेट, ये लोग, इन आख्यानो मे रखते गये । 
कहीं ( वहिपुराण मे ) लिख दिया हे, 
शुद्धात्‌ु कनीयसी जातिग्ञभवत्‌ विप्रसेवकः नह 
प्रह्मपादां शतो  जन्म-जातः कायस्थना मस्त । 


” शुद्र से भी छोटी जाति ब्राह्मणो की सेवा करने वाली, ( जब ब्रा हण नवीन 
१४ 


२१० ब्रह्मा के 'काय? से [ सम० 


पुराण? लिखेंगे, तो यह लिखना आवश्यक ही है ! ), ब्रह्मा के पैर के बचे 
खुचे अश से ( क्‍योंकि पूरे पैर से तो शुद्र निकल ही चुके थे !) निकल पड़ी, 
और उस का नाम कायस्थ हुआ | क्‍यों यह नाम हुआ, '“ब्रह्मदेवपादाशत्य 
नहीं, यह नहीं लिखा है |! अथ च, यह भी लिखा हे, 
मसीशज्ञायादी क्षिताय क्षत्रवैश्यो प्राय च | 
मसी, रौशनाई, का शैश, पर अ-दीक्षित उपनयनादि सरकार से रहित, क्षत्रिय 
आर वैश्य के तुल्य । यह “पुराण? तत्र मिला होगा, जब्र राजमंत्री के पद पर 
पहुँच कर किसी कायर्थ सजन ने अपनी जाति के उत्पत्ति की खोज की होगी। 
संस्कृत भी उक्त छोकों की ऐसी कच्ची है कि किसी कच्चे पंडित के ही बनाए 
ये क्षेपक जान पढ़ते हैं। पद्मपुराण, सृष्टि खंड, मे, कथा कुछ विस्तार से, शोर 
रस से भी, यों कही है, 
क्षणं ध्यानस्थितस्थास्प सर्वेकायादूबविनिर्गतः , 
दिव्यरूपः पुमान्‌, हस्ते मसीपात्नं च छेखनी , 
चिन्नगुप्त: इति ख्यातो; धमराजसभीपतः , 
प्राणिनां सद्सत्कमेलेख्याय, सः निरूपितः , 
ब्रह्मणा, भतोंद्रियज्ञ(नी देवाग्न्योयज्ञसुक स मे । 
ब्रह्मकायोद्धवों यस्मात्‌_ कायस्थी' वण उच्यते । 
नानागोन्राइच तहंश्याः कायरथा: भ्रुवि सति वे । 
ब्रह्मा जी ध्यान मे मम्न हुए, उन के समग्र सम्पूर्ण कार्य से, शरीर से, एक 
दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ मे कलम दवात लिये हुए । ब्रह्मा जी ने नाम 
उस का “'चित्रगुप्ः रख दिया, ओर यमराज के पास, मुख्य कारकुन पेशकार 
ओर महाफिज्ञ दफ्तर की द्ेसियत से तैनाती कर दी--सन्न प्राणियों के सत्‌ 
ओर असत्ू कर्म की, पुएप और पाप की, बही, रजिस्टर, लिखी! । अतींद्रिय शान 
दिया, अमि तथा अन्य देवताओं के ऐसा यश मे भाग दिया । बह्मा के कोव 
से उत्पन्न हुए, इस से कायस्थ कहलाये। उन के बंश का विश्ष्तार पृथ्वी 
पर हुआ, ओर कई गोत्र हो गये | 
भविष्य पुराण में यही कथा अधिक विस्तार से, भीष्म और पुलख्य के संव|द 


ई. चित्र० ] समग्र काय से, अनः श्रे्ठता २११ 


के रूप से, कही है। चातुवंण्य उर्तन्न कर के, ब्रह्मा समाधिध्थ हुए; 
थोडी देर बाद, 
तच्छरीरान्महाबाहु,, श्याम३, कमलछोचनः , 
लेक्षनीन्छेदनोहस्तो, मधीमाजनसंयुतः , 
जिश्सध्य,दशने तस्थो, श्द्यगो3व्यक्तज्ञन्मन३ । इत्यादि । 
कनम और कलमतराश चाकू और रौशनाई की दवात चित्रे हुए, ब्रह्मा के 
शरीर से ये निकले । चार जातियों तो एक एक अग से निकना, पर ये समग्र 
काय से निकले, तो अ।रों से अधिक सपूर्ण ओर उत्तम हो इन को समकेता 
चाहिये | ठीक भी है, जब्र एक ही 'स्काइथ! वश को शाखएँ, राजपूत क्षत्रिय, 
तथा हिसाब-किताव-आदि-लेखन-दक्तु-बेश्य वत्‌ कायध्य, तथा शाकद्वीपी ब्राह्मण 
भा, तथा शूद्॒वत्‌ साधारण बुद्धिवाले, समी है। जिस समय यह पुराण लिखा 
गया, उस समय 'फौटेन्‌ पेन! का प्रचार नहीं था, नहों तो, “फोटेन-पेन-बिमू- 
पित/ इतना ही लिख देने से सच काम चल जाता, अलग अलग कनम, चाकू, 
रोशनाई, दवात का नाम न लिखना पढ़ता । कागज का ऊिसी कारग से जिक्र 
नहीं किया है । आज कान मुन्शी जी कागज भी रक्खा करते हैं। अस्त । 
इन्हों ने ब्रह्मा जी से श्र॒ज की कि मेरा नाम रखिये । उन्हों ने फ़र्माया, 
सच्छरारात्‌ समुद्ूभूत., तस्मात्‌ कायस्थसंज्ञकः , 
चिन्नगुप्तेति नाज्न। चै, ख्यातो श्रुधि भविष्यसि । 
धर्माघमजिवेकार्थ, धमराजपुरे, सदा, 
स्थितिभंवतु ते चच्घ !, समाज्ञा प्राप्य निश्चलां । 
मेरे शरीर से उत्तन्न हुए हो, इस लिये कायस्थ सश्ञा होगी; तुम्हारा विशेष 
नाम “चित्रगुत्त! संसार मे प्रसिद्व होगा | घर्मराज के यहाँ, घ्म और अधर्म ॥ 
विवेक करने के लिये, तुम्हारा सदा वास होगा | 


इन का चंश । 
इन का वंश चहुत चढ़ा, 


चित्रग॒ुप्तान्वये जाताः, श्ययु, तान ' कपयामि ते । 


२१२ कायस्थो के विविध वंश [ सम० 


श्रोभद्वाघ, नागराश, गोद, श्रीवत्साइचेच, माथुराः , 
अहिफण।:(फेणाः', सौरसेना3, शैवसेना: तथैव व 
इत्यादि द्वादश “शुद्धंशजाः” । आज काल, एक गोत्र, कायस्थों का, 
अपने को 'सकसेना” कहता है । अजब नहीं जो यह “शक-सेना” का निकठ्तर 
रूप हो, जिस को नवीन 'पुराण-कार! ने 'शैव-सेना! (शक्ति-सेना) कर दिया है | 
बंगाल मे, घटकराम जी ने, इस पुराण की पूर्ति, 'कुलदीपिका? नाम के 
ग्रन्थ मे, कर के, कायस्थ-वंश के विस्तारक सत्तासी पद्धतिकार लिखे हूँ । इन की 
उत्पत्ति, प्रसिद्ध पॉच कान्यकुब्जीय ब्राह्मणों के भृत्यों से कही है । 
चसुः, घोषों, ग्रुद्दे, मित्रो, दत्तो, नागइच, नाथकः , 
दासो, देवः, तथा सेन३, पालिता, सिंहः एवं च। इत्यादि । 
महाराष्ट्र देश मे, “प्रभु! आदि कायस्थ जातियों की उत्पत्ति, राजा चित्रसेन 
से कही जाती है। इन चित्रसेन को, स्क॑द पुराण की प्रतियों मे, कहीं चन्द्रसेन 
कर के लिखा है | 


इन की. उत्पत्ति का दूसरा प्रकार । 


स्कँदपुराण का प्रकार, पञ्म और भविष्य के प्रकार से मिन्‍न है। चद्वसेत 

राजा की गर्भवती भायां ने, परशुराम के भय से, दाल्म्य ऋषि के आश्रम मे 
शरण ली | परशुराम खोजते हुए पहुँचे | दाल्भ्य से परस्पर नमस्कार निमन्‍द्रण 
हुआ । साथ ही भोजन हुआ | परशुराम ने कहा, जो मॉगू सो वर दीजिये । 
दाल्भ्य समझ गये । कहा, बहुत अच्छा, पर जो मै भी मार्गू वह आप भी 
दीजिए । बहुत अच्छा | तो मॉगिये। चन्द्रसेन क्षत्रिय का गर्भस्थ पुत्र मुझ को 
दीजिये | लीजिये, पर उस का प्रायदान आप सुमे दीजिये। सुश्किल हुई | 
सममभौता हुआ। जीये तो सही, पर ज्ञत्रियत्त्ति न करे, खड़ग न चलावै, लेखनी 
से और जिद्वा से युद्ध करे । 

प्रर्थितइ त्वया, विप्र |, कायस्थों गर्भ: उत्तमः , 

तस्माव्‌ कायस्थः इत्याख्या भविष्यति, छ्षिशोः, छुमा । 


हे चित्र० ) , उपास्य देवी बगलामुखी २१३ 


माता के काय! में स्थित उत्तम गर्भ की आप ने प्रार्थना की, इस लिये 
चालक का नाम काय-स्थः होगा। 

परशुराम जी को यह कैसे मालूम हो गया कि चन्द्रसेन की भार्या के गर्भ 
मे पुत्र ही है, कन्या नहीं ऐसी शका करने का काम ही नहीं। परशुराम जी 
परशु भी चलाते थे, और दिव्यदृष्टि मी चलाते थे | 


कायस्थों की उपास्य देवता 'बगलामुद्दी का अर्थ । 


कायस्थों के लिये, पुराणों मे, उपास्य देवता, देवी, का 'बगलाम्रुखी? रूप 
विशेष कर के कहा है| बगलामुखी का स्वरूप यह है कि वैरी की जिह्ा को एक 
हाथ से पकड लिया है, और दूसरे हाथ से मुद्गर से उसे मार रही है। मामूली 
बातचीत में भी बडे बावदूक के लिये कहते हैं कि, “जनात्, वें तो जन्नान पकड़ 
लेते है, मुह बन्द कर देते हैं? । जो लोग, आज काल का नया रोजगार, वका- 
लत का पेशा, करते हैं, उन के लिए, यह गुण चहुत उपयोगी है | और, 
ज्ञिन की रही भावना जैसी , 
प्रभु मूरति देखी तिन सैसी। 

जिस की जो ही उत्कड इच्छा रहती है, उसो के अनुकूल वह अपने इष्ट देवता 
का स्वरूप बना लेता है, ओर उस के ध्यान से अवश्य कुछ न कुछ उस के 
हृदय को बल मिलता है। बगलामुखी की उपासना के फल लिखे हैं 

वादी मुकति, रंकति क्षितिपतिर , वैश्वानर" शीतंति , 

क्रोधी शाम्यति, दुजनः सुजनति, क्षिप्राइनुगः ख जति 

गर्धी खबृति, सवंविच्च जड़ति, ल्वच्मंन्नणडाय॑त्रितः , 

ओनित्ये | घगछामुखि | प्रतिदिन, कल्याणि | तुम्य॑ नस: । 

यंन्न॑ वादिनियंत्रणं, ज़िजग्तां जैन्नं व चिन्नं च ते , 

स्वें नामप्रहणेन, संसदि, सुखस्तम्भो भवेद्‌ चादिनाम , 

मावर !, भंजय में विपक्षवद्नं, जिह्लाँ चलां कीरय 

चाह्मों सुद्य, नाशयअश्ु घिषणां, उग्मां गतिं स्तम्मय 

शन्र॑ंइचूण य, देवि !, तीक_्ष्णयद्या, गौरागि !, पीताम्बरे ! 


२१४ उन की उपासना के फल [ सम॒० 


विघ्नौधं, बगले |, हर, प्रण्सतां, कारुण्यपूर्णक्षणे ! इत्यादि । 
जो आप की उपासना करैगा उस का प्रतिपक्षी दुश्मन यदि वादी है तो 

गूँगा हो जायगा, जमीदार राजा है तो रंक हो जायगा, आग है तो ठंढा पानी, 
क्रोधी है तो शर्मंत, दुर्जन है तो सुजन, तेज दौड़ने वाला है तो लंगढ़ा, गर्व वाला 
अभिमानी है तो खर्व छोटा दीन हो जायगा, अथ किम्‌ , जो सर्वज्ञ है वह भी 
आप के मन्न से मन्रित होकर जड़ मूखे हो जायगा। हे देवी ! तू मेरे प्रतिवादी 
के मुख का स्तभन कर दे, अथवा उस को तोड़ ही दे, जिह्मा मे कील ठोंक दे, 
ब्राह्मी ( ज्ञान-वाहिनी नाडी ) को मूद दे, बुद्धि को नाश कर दे, उम्र गति को 
बिलकुल रोक दे ; शह्ुओ को गदा से घूर कर दे, सब विज्नो को दूर कर दे, 
है करुणा-पूर्ण-हृदये !! | करुणापूर्ण हृदय का और इन सब कार्यो का क्‍या सम्बन्ध 
है, यह उपासक ही जानता होगा। 'शरजमन्द चावला! | दुर्जन को सज्जन 
बना दे, इतना ही अंश तो इस प्रार्थना का शुद्ध सात्तिक है, ओर इस में सच 
कुछ दूसरी प्रार्थनीय बातो का भी तात््विक लाभ सध जाता है | सदा यही होता 
रहा, और आज भी हो रहा है, कि जब दो राष्ट्रों मे युद्ध होता है, तो दोनो के 
शास्ता और धर्म-गुरु ( राजा, राजमंत्री, पादरी, मौलवी, पडित ) यही प्रार्थना 
बडे ऊँचे स्वर से करते हैं कि 'है अल्लाह अकबर, परमेश्वर, आलू-हाइएस्ट गाड , 

यह तो तुझ को निश्चय है ही कि हमारा ही पक्ष सच्चा है, और हमो तेरे भक्त हैं, 

सो हमी को रिपु के ऊपर तू ब्रिजय दे !? 

यदि दो उप,सक, एक ही देवी के, आपस ही मे मिद् जायें तो देवी को 

भी कठिनाई होती ही होगी, कि किस की जय करावें और किस की पराजय | 

प्राय: जो अधिक पूजा पाट जप आदि रुपी दाम दे, उसी को, नीलाम में, जय' 

मिलती होगी । जब भिन्न ७र्म वाले आपस में लछते हैं, या दो राजा या 

राष्ट्र आपस मे लूड़ते है, तो दोनो ही अपने अपने को परमेश्वर का एक मात्र 

अढतिया गुमाश्ता ठेकेदार बताते हैं। यह सत्र केवल राजस तामस बुद्धि का 

उद्गार है । इस लिये, 'क्रोधी शाम्यति, दुर्जनः सुजनति,? यही प्रार्थना सर्वाभीश 

होने योग्य है। और वाग्मिता, जो बगलामुखी का आध्यात्मिक अर्थ है, वह 

प्रशसनीय ग्रुण है ही। 'सदसि वाकपढुता, युधि विक्रमः |? 


३. चित्र० ] चित्रगुप्त जी की पूजा के फल ११५, 


शतेषु जायते शझूरः, सहस्लेपु च पंडितः , 
वक्ता दुश सहस्रेषु, संतोषी नैव दश्यते । 
सैकड़ों मे एक शूर, सहखों मे एक पडित, दसियों सह मे एक वक्ता 
वाग्मी होता है ; सतोषी तो कहीं देख ही नहीं पड़ता | 


चित्रगुप्त जी की पूजा का फल । 


यह तो हुए बगलामुखी देवी की पूजा के फल । भ्री चित्रगुप्त जी की पूजा 
के भी विचित्र फल कहे हैं। सौदास राजा की कथा पुराणों मे कही है। 
सौदास राजा से, और उन के पुरोहित वसिष्ठ जी से, अनायास ही लड़ाई हुई । 
राजा का कोई कसर नहीं था | जब वसिष्ठ जी राजा के घर आये, और उन के 
लिये दस्तूर के अनुसार मास पकाया गया, तो एक दुष्ट राक्षस ने, जो राजा का 
बैरी था, याजक और यजमान भे, रात-गुरु और राजा मे, लड।ई लगवाने के लिये, 
बावचीखाने में नरमांस, छुल से, पशु मास के स्थान में रखवा कर, पकवा दिया। 
व्तिष्ठ जी के आगे परोसा गया। उन्हों ने दिव्यदृश्टि से या जिह्मा से पहिचाना 
कि नर-मास है ; पर अफसोस कि उसी दिव्य दृष्टि से यह नहीं पहिचाना, कि 
एक दुष्ट राज्षस का काम है। जल्दशाजी से राजा सौदास को शाप दे 'दिया, कि तू 
राक्षस हो जा और नर-मास खा। राजा को क्रोध हुआ, कि बिना दोप ऐसा शाप 
क्यों दिया, और उन्‍्हों ने भी अपने हाथ मे जल उठाया, वसिष्ठ को प्रतिशाप 
देने के लिये | पर फिर सोचा कि नही, ये अ्रपने किये का फल स्वयं पावेंगे । जल 
श्रपने पैर पर डाल दिया। पैर काले हो गये | 'कल्मापपादः नाम भी हो गया । 
क्षत्रिय ने ब्राह्मण से अधिक क्षमा, विचार, घैय दिखाया | फिर वसिष्ठ के शाप 
से राजा के ऊपर राक्षसी पगलपन सवार हुआ | मास पकवाने, खाने, खिलाने 
वालों मे, जल्दबाजी प्रमाद उन्मादर का सम्भव होना कया आश्चर्य है ! होना ही 
चाहिये | बहुत मद्र मास खाने पीने वाले राष्ट्रों मे ही, राक्षती आसुरी प्रकृति 
वालों मे ही, घोर-तर राजत तामस बृत्तियां और युद्ध हुआ करते हैं। वसिष्ठ 
जी को मास-भोजिता और अ्रति त्वव और अविचारित-कार्य-कारिता का फल 
मिला । पागल राजा उन के सौ लड़के की मार कर खा गया। गाज में बड़ा 


२१६ राजा सौदास और वसिष्ठ की कहानी [ सम० 


उपद्रव हुआ । वह समय ही बड़ा क्र और अद्भुत, इस भारतवर्ष मे, हो गया 
है। ज्षत्रियों और ब्राह्मणों मे बड़े युद्ध हुए | 'मिलिटरिस्ट-सायटिस्ट,? 'सोलूजर- 
प्रीर!*, सौदास-वसिष्ठ, वसिष्ठ-विश्वामित्र, आडी-बक, जमदम्नि-कार्ववीय, 
कार्चवीर्य-परशु राम, भार्गव-हैहय, भार्गव-दांडक्य, आदि के नाम से ये घोर 
संग्राम प्रश्निद्ध हें; जो राम-राज्य स्थापन होने पर शात हुए।। यह राजा सौदास 
कल्माषपाद, कभी घूमते फिरते एक स्थान यर जा निकले जहां चित्रगुत्त जो 
की पूजा होती थी। उस समय मन कुछ शात था, पूजा मे शरीक हो गये। 
उन का मन्त्र जपा। ] 

मससीभानजनसयुक्त,, सदा चरत्ति भूतले, 

लेखनीछेदनीहस्त, चित्रगुप्त |, नमोथ्म्तु ते । 

चित्रगुप्त | नमस्तुभ्यं, नमस्ते धसंरूपिणे, 

भव त्व॑ं पालको नित्यं, नसः, शांति प्रयच्छ मे | 

कुछ दिनो पीछे जच्र राजा का शरीर छूटा तो यमदूत यमधानी को ले 

गये | मुकदमा पेश हुआ । चित्रगुप्त जी से, इशारे से बात हुईं | राजा ने या३ 
दिलाई कि मै ने आप की पूजा की है। फिर क्या कहना है! चित्रगुप्त जी ने 
ऐसी खूबी से चुन चुन के मिस्ल के कागज सुनाये, कि धर्मराज ने अपने पुलिस 
वालो को ही खूब डाठा, कि तुम सत्र कूठे मुकदमे बनाते हो, और हुक्म दिया 
कि इन को फौरन विष्णुलोक मे ले जाओ। पीछे से, चित्रगु ने, मेंह-लगुण 
टीठ तो थे ही, धर्मरज से अपनी कतूत कबूल भी दी। वे भी, खफा होने का 
बेफायदा कोशिश न कर के, हँस पडे | आन काल भी, दफ्तरों मे और 
कचहरियों मे, अकसर ऐसा होता ही रहता है। 'हाकिम” साहबान की ऐठन 
बेचारी प्रजा के ही लिये है; पेशकारों, दफ्तरवालों और पुलिस वालों से 
उन की कुछ नहीं बसाती; जो सेक्रेटरी लोग चाहते हैं, वही मिनिस्टर महाशय के, 
अ्रथ च गवर्नर और गवर्नरःजनरल महाशय को भी, करना पढ़ जाता है | 
सरीही उन की आँखों मे धूल डाल देते हैं। पर यमराज धर्मराज जो चित्रगुत् 
से श्रधिक खफा न हुए, उस मे विशेष कारण था; वह आये कहा जायया | वे 


8. ॥558-50४७॥3, 500/८7-[9८४(, 


३. चित्र० ] कायस्थों सहित समस्त हिुओं का पतन २१७ 


ऐसे कान के पतले, आँख के कमजोर, मोम की नाक वाले नहीं हैं। यम हैं, 
अन्तर्यावी हैं, चित्रगुम के मी यमयिता हैं, चित्रशुत्त मी उन्हीं के एक रूपान्तर 
ही हें। 


कायस्थ जाति सहित समस्त हिन्दू- 
समान के हास का हेतु ! 


चित्रगुत जी के वशों का वर्णन तो ऊपर किया। आज काल के संयुक्त- 
प्रान्त मे, तथा बन्चाल में, कायत्थ वश अधिकतर पाया जाता है। प्राय: 
१९०५ ई० में, श्री शारदाचरण मित्र ( कचकता हाई कोर्ट के भूत-पू वे जज्न ] 
ने घड यत्न किया कि दोनो प्रान्तों की शाखाग्रों का परस्पर खान-पान शादी- 
व्याह हो | इन्ही महाशय ने, एक और यत्न, नितान्त उत्तन, किया, भारत के सच् 
प्रान्तो की सच्र भाषाएँ, मिन्‍त्र होती हुईं भी, एक जिपि मे, नागरी लिपि मे, 
लिखी जॉय; “ट्क-लिपि-बिस्तारिणी परिषत्‌” की स्थापना की, एक त्रेमासिक 
पत्र चलाया, जिस मे हिंदो, त्रगल।, गुजरानी, मराठी, तामिल, तेलुगू , कन्नड, 
मलयाली, आठ प्रान्तीय माषाश्रों के लेख, नागरी अक्षरों मे छुपे । दो मे से 
किसी कार्य मे कृतार्थ नहीं हुए। हमारे देश के दुर्भाग्य अमी बहुत बलवान 
हैं। जिस देश के, जिम समाज के, धर्मरक्षकों की यह घोषगा हो, कि वर्म 
मे बुद्धि को स्थान नहीं, ऐसे बुद्धिदोही बुद्धिहीन देश और धर्म का भाग्य 
क्यों न फूटे १ 

जो अकड़े रोटी खायेंगे, व परायों की जूतो 
भी अकले रह कर खायेंगे । 

आज आरह सौ वर्ष से, यह हिन्दू सपान और हिखदू-चर्म, परायों की जूतियों 
खाता चना आता है, मिक्रुदता ही चत्ना जाता है, भव भी इस की चुद्धि नहीं 
सैंभलनी । परस्पर घृणा से हो मरा जा रहा है | यह नहीं समक्क सकता कि जो 


अकेले रोटी खायगा।, उस को पराये की जूती भी अकेले रहने से ही, परस्पर प्री ति- 
हीन अत: निस्महाय होने से ही, खानी पड़ेगी | हम सब्र इसी बहादुरी मे प्यूर 


श्श्द अनन्त विरुद्ध आचार-सभी सनातन-धर्म [ सम० 


और मस्त हैं, कि मै तो अपने सगे भाई का भी छूआ पानी नहीं पीता | इस 
प्रान्त के कायसथों मे, जेसे और जातियों मे, अजब अजब रस्में चल पड़ी हैं । 


अनन्त जाति, अ्रनन्त आचार, परस्पर पिरुद्ध, सभी 
'सनातन धर्म! ! 


यदि हिन्दू कहने कहलाने वाली हजारों जाति उपजातियों की अलग अलग 
विचित्न विचित्र रीति रस्मों का, आचार-विचारों का, सग्नह कर के छापा जाय, 
तो स्थात्‌ इस टिडडी दल, इस भेडी घसान, की श्रद्धांध आंखें कुछ खुले। 
जैसे “उघरे पटल परसुधर मति के,” स्थात्‌ उन की बुद्धि को वह फल हो जो 
देशाटन से होता है | स्थात्‌ वे समझने लगें कि कितना अंश श्रक्षत्रिम अध्यात्म- 
बुद्धि-सम्मत आचार है, सचमुच 'सनातन-धर्म! कहाने योग्य है, ओर कितना, 
अधिकतर कृत्रिम, बनावटी, मिथ्या, कपोल-कल्पित और अग्र इस समय मे 
परम हानिकारक 'डोकरिया पुराण?, धर्माभास, “मिथ्या-घर्म', 'कपट-धर्म? कहाने 
योग्य है । 


बर्णोत्किर्ष का अथे । 


कुछ दिनो से, सयुक्त प्रान्त के कायसथों में यह भाव उठा है, कि हम 
लोग ज्ञत्रिय है और समभे जायें। कुछ लोगों का यह विचार है, कि इस प्रकार 
से जातियों को अपना उत्कर्ष करना उचित और स्वाभाविक है | कुछ जातियों, 
जो 'नीची” समभी जाती हैं, अपने को 'ब्राह्मण बना रही है, कुछ 'क्षत्रिय', कुछ 
'वैश्यग, इत्यादि | पर ऐसे बिचार मे, एक भारी भ्रम है; वर्णों की उच्च- 
ड्वचता, जन्मसिद्धता, अपरिवर्तनीयता, मान ली जाती है ; यह यत्न नहीं किया 
जाता कि एक या कई आदमी पहिले एक वर्ण के थे, अब अपने कर्मो से उन्हों 
ने अपने वर्ण का इसी ज्न्म मे परिवर्तन कर लिया, और अपने को दूसरे वर्श 
का बना डाला ; बल्कि यह कहा जाता है कि सदा काल से हम और हमारे 
पु-खा, और पुरखों के पुरखा ( परुष्‌ , पूर्व पुरुष ) इस दूसरी जाति ही के थे, और 
हैं जो ऊँची है; और उस नीची जाति के न थे, न हैं, जिस के नाम से 


३, चित्र० ] “सभी आह्मण बन जायें? 


हमारी प्रसिद्धि है। यह भाव सर्वथा हानिकारक, राजे तामूसे स्पर्घार्धक, ८ 
सामाजिक-कार्य-बाधक है ) वर्णव्यवस्था का अर्थ, सब के सुविधा, सहायत हयतॉ८कें 
हेतु से, सामाजिक-क््म का विभांग, “कर्माणि प्रविभक्तानि”, ( 'डिविभन्‌ आफ 
लेबर”) है।" दल-गत या व्यक्ति-गत उच्चत्वड्मिमान, उत्कृष्त्व-विशिष्टत्व-5मिमान, 
उस का अर्थ नहीं। ऐसी वर्सव्यवस्था, व्यक्तिश:, गुणकर्मानुसार ही हो सक्तती 
है, और होनी चाहिये ; समूहशः, समुदायशः, नहीं। जो पोथी पत्रा का, शान- 
संग्रह-प्रचार का, 'ब्रह्मसंचय-ब्रह्मवितरण? का, कर्म करे, अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह 
बत्ति से जीविका करे, उस का नाम ब्राह्षण। जो सिपाहीपन, दुर्बल-रक्षण, 
'ज्षतात्‌ त्राण करे, श्र जमीदारी आदि दृत्ति से जीविका करें, उस का नाम 
क्षत्रिय | जो अन्न-बस्रादि का, धन धान्य का, संचय-वितरण करे, कृषि-गोरच्य- 
वाणिज्यडादि बृत्ति से जीविका करै, उस का नाम वैश्य। जो औरों की सेवा 
सहायता कर के, उन के कहने से “आशु द्रवतिः, जल्दी दौडे, उन के 'शुच 
द्रावयति/ शोक को दूर करे, उन से अनन्‍्न-वस्त्र, भ्ति रूप से, भरणाथ, पावे, 
उस का नाम शूद्र, चाहे जन्म कैसे ही हुआ हो। यह वर्णतत्त्व, वर्णरहस्व, 
वर्णोपनिषत्‌, वर्णमूल, वर्शसिद्धान्त, सामुदायिक नामपरिवत्तेन से सफल 
नही होता। 

यदि समुदाय का ही नाम बदलना है, तत्र तो वह प्रकार सब से उत्तम है 
जो भेरे ज्येष्ठ भ्राता, श्री गोविन्दगस जी कहा करते थे, सब्र 'ब्राह्मण” बन जायें । 
क्नौजिया, सनाब्य, काश्मीरी, गुजराती, महाराष्ट्र, यदुवशी, सोमवशी, चोहान 
शीशोदिया, श्रीवास्तव, माथुर, अग्रवाल, चूरूबाल, माहेश्वरी, आभीर, कुमकार, 
मालाकार, चर्मकार आदि ब्राह्मण”, जैसे कनौजिया वा द्वाविड़ ब्राह्मण?, वैसे ही 
राठौर 'ब्राह्मण', माली 'ब्राह्मण?, नापित तआाह्मण? | यों राष्ट्रीय जाति का नाम 
ले एक हो जायगा, तथा स्यात्‌ एकता का भाव भी फैलेगा | किन्हीं स्म्ृतियों 
में दशावध ह्राहण, जिन मे क्षत्तिय ग़ाह्मण, वेश्य ब्राह्मण, शुद्र ब्राह्मण, भी 
शामल हें, कहे भी हैं। पर सदेह यह है कि यदि ऐसा लोगों ने अपने को 
चहना आरम किया, और सब से अपने को “उच्चतम? जाति भी मान लिया 

| एिजञप्रणा छा 80० प 


२२० थ्राध्यात्मिक मर्म [ सम० 


सो मी परस्पर संघर्ष, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, दैर्ष्या कैसे मिटेगी; कर्म विभाग और 
चृत्ति विभाग, जो वर्श विभाग का अत्यावश्यक अग है, कैसे सधेगा ! 

इस लिये में तो 'चित्रगुत” जी से, आज, उन की पूजा के दिन, छृद्य से 
यही प्रार्थना करता हूँ कि वह सात्विक, आध्यात्मिक, बुद्धि दीजिये, जिस से आप 
के सच्चे स्वरूप को पहिचान कर, यह भारतीय महा-जन समुदाय, जो वस्तिष्ठ- 
सौदास के अ्न्योडन्यक्ृत पागल-पन से अंधा और अ्रति दुर्दशाग्रश्त हो रहा है, 
फिर आप के हृद्यस्थ 'गुप्तचित्र? की पूजा उपासना करे, सदृबुद्धि पत्रे, ओर 
नरक से बच कर विष्णु लोक के सुख का अनुभव करे । 


चित्रगुप्त का आध्यात्मिक अथ । 


ऐसी बद्धि के जागने के लिये, चित्रगुप्त का आध्यात्मिक अथे जानना उचित 
ओऔर उपयुक्त है । 
जैसे “माया? शब्द, पदों का व्यत्यास कर के बना है, वैसे हो चित्रगुत शब्द 
भी । “या-मा!, जो नही है, जो असत्‌ हो कर भी सत्‌ के ऐवी भासती है, वह 
माया! | तथा 'शुत्त-चित्र' का ही नाम चिक्रगुप्त! । 
महाभारत के अनुशासन पर्व के १९३ अब्याय में चार पॉच श्लोक मिलते 
हैं। जैसे खान से बहुत सा मिट्टरी-पत्थर खोद कर थोढ़ा सा सोना, चांदी, 
जबाहिर मिलता है, वैसे ही इतिहास पुराण मे बहुत से आख्यान माहात्म्यडादि में 
से थोडे से अध्यात्म-रहस्य-विषयक श्लोक मिल जाते हैं। यम कहते हैं, 
किंचिद्‌ धर्म प्रवरक्ष्यामि, चित्रगुप्त मतं, छुभम्‌ ; 
श्र॒यतां चिन्रगुप्तस्य सापितं, मम्त च्‌ प्रियम्‌ | 
रहस्य॑, घर्मसंयुक्त, शक््यं श्रोतुं सहर्पिभिः , 
श्रद्धानेन मर्त्येन, भाव्मनो हितमिच्छता। 
नहि पुण्य॑, तथा पाप कृत किंचिद्‌ विनश्यति ; 
पर्वकाछे च यत किचिदू भादित्यं च$घितिष्ठति । 
प्रेतलोक-गते मत्ये, तत्तत्‌ सब विभावसुः , 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा, तत्च तन्न उपयुज्यते । 


३- चित्र० ] सर्व-संचयिनी चित्‌ ही गुप्त-चित्र २२१ 


जो कुछ कर्म ससार मे होता है, पुण्य अथवा पाप अथवा अन्य, उस 
सब का चित्र, सूर्य की “विभा? मे, प्रभा मे, सदा गुप्त, रक्षित, बना रहता है। 
धविभा? है वर! घन, जिन का, वे ही “विमावसु, ज््योतिर्मय सूर्य चुस्थानी, 
तथा विदुत्त्‌ अ्न्तरित्॒स्थानी, तथा अग्नि भूस्थानी ; एक ही के तीन रूप । यह 
रहस्य वे लोग सुन समझ सकते हैं जो आत्मा पर श्रद्धा करते है, सत्र लोक का 
आध्यात्मिक हित चाहते हैं, अत एव महर्षिवत्‌ हैं । 
इसी भाव के श्लोक आश्रमवासिक पर्व, अ० १६, मे भी हैं । 
अविप्रणाश: सचषां कमंणां, इति निश्चय । 
करमजानि शरीराणि, शरीराकृतयः, तथा 
महाभूतानि नित्यानि; भूत5धिपतिसश्रयात््‌ । 
तेषां च नितव्यसंवासो, न विनाशो वियुज्यताम्‌। 
संसार की सब वस्तु, पद्ममृत, द्रव्य, गुण, कर्म, चित्तइत्ति, आदि, नश्वर और 
अनित्य होती हुई मी, नित्य इस श्रर्थ मे हैं, कि उन का सश्रय आश्रय भूता के 
अधिपति परमात्मा पर है| जो नित्य पर आश्रित है, वह अनित्य कैसे १ जो वस्तु 
नित्य से छू गई, नित्य सनातन शाश्वत श्रात्मा परमात्मा के ध्यान में आ गई, 
वह भी नित्य हो गई, चाहे कैसी ही अनित्य हो। पर अनित्य तो प्रत्यक्ष है; 
इस विरोध का परिहार, इन प्रतिहनन्द्रियों का समन्वय, कैसे १ तो स्मृति के द्वारा, 
चेतयतिस्मरति, इति चित्त | त्क्मा का अर्थ महद-बुद्धि। जिस पदार्थ को 
साख्य वेदान्त मे त्रिगुणात्मक बुद्धितत्त, महततत्त्व, के नाम से कहा है उसी का 
पौराणिक रूपक ब्रह्मा-विष्णु-शिव की त्रिमूर्ति है । 
मनो महान मतिन्नह्या विष्णु शम्भुश्न वीयवानू-- 
पर्यायवाचकैः शब्दैसंहानआत्मा विभाष्यते । ( शान्तिपव ) 
उपलब्धिस्तथा घह्या पूबु द्धिः ख्यातिरीक्षवरः , 
प्रज्ञा चितिः स्घृतिः संविद्‌ विपुरं व उच्यते चुघेः । 
विद्यते स च सर्वेस्मिन्‌, स्व तस्मिश्व विद्यते , 
तस्मात्‌ संविद्‌ इति प्रोक्तो महान्‌ वै, चुद्धिमत्तरेः । ( वायुदुराण 9 
यही महदूबुद्ध्यात्मक ब्रह्मा, महानात्मा, समष्टि बुद्धि, पूर्व कल्प की स्मृति 


३२२२ सूर्य के किरण ही यम के दूत [ सम० 


के अनुसार, नयी सृष्टि की कल्पना करती है | स॒श्टि फिर फिर उपजती है, मिव्ती 
है। बात वही रहती है| यह अनादि-प्रवाह-सत्ता ही अनित्य की नित्यता है | 
परमात्मा की स्मृति मे, महदूबुद्धि मे, अत एव प्रत्येक जीव के चित्त मे, हृस्य 
मे, सच वेद, सब ज्ञान, सदा बना रहता है। यही तथ्य 'शुप्तचित्र' अथवा 
“चित्रगुप्तः है। 'फ़ोयेग्राफ', 'फ़ोनोग्राफ', सिनेमा! आदि, इस वैज्ञानिक तथा 
दाशंनिक रहस्य के प्रत्यक्ष उदाहरण और प्रमाण हैं। पाश्वात्य वैज्ञानिक्रों के 
मत से, “इनडिस्ट्रक्टित्रेलिटे आफ मैय्र?, “कान्‍्सवेशन्‌ आफ एनजी?, ट्रास्स- 
स्युटेशन्‌ आफ़ फोर ऐड फ़ार्म',? शक्ति-आत्मक और द्रव्य-आत्मक मूल 
प्रकृति के रूपों का परिवर्तत परिणमन विकरण होता है, मूल का नाश नहों 

होता--ये मत मी इसी रहस्य के प्रकाशक हैं। गीता का श्लोक प्रतेद्द है, 

न भसतों विद्यते भावों, न भभावो विद्यते सतः । 
उपनिषत्‌ के वहुधा वाक्य हूँ, 'स सर्वज्ञ,, सर्ववित्‌, सर्वसाक्ञो', इत्यारि। 
थियासोफ़ी की पुस्तकों मे इस अनादि अनन्त चित्र को आसस्ट्रव लैंड! और 
आकाशिक रेकर्ड',* आदि नाम से कहते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोगों को 
हना है कि लेट, ज्योति, एक सेकंड मे एक लाख छियासों हजार मोल को 
गति से सतत दौड़ती रहतो है, और प्रतित्षण प्रत्येक वस्तु के क्लाशेग्राक्न चित्र 
को चारो श्रोर ले जा रही है। दूर के तारों मे रहने वाले जोब, इस जग मे, 
यदि उन की दृष्टि ऐसी तीज्र हो तो, इस पृथ्वी की उतत अवस्था का दृशपर देखेंगे 
जो कई वर्ष पहिले की हो। इत्यादि। 
यमस्य दूताश्व तथेव पाषेंदाः नारायण प्यू, भथ गणा: शिवस्य, 
सूय स्य रश्मीन्‌ अवलंब्य,सर्वे भूवानि यच्छनू विचरति सवंदा । 
सूर्य की किस्णो पर महावेग से चारो ओर बिचरते हुए, यम के दूत, 
नारायण के पार्षद, शिव के गैण, सब्र जीत्रों का नियमन करते हैं ; यच्छव्‌, 
यच्छुन्त:, यमयन्त., नियभयन्तः | 

, [ठ6ञआाएटाणजा।|।ए छा चैं॥॥र, (जञाइटापशाए रण शाश९५ 


+|_ शाषापाधाणा ण णएछ लात 77, 
2 #&जाईं ॥श, ४(३शा० 78207 


“३. चित्र० ] सर्व-देव-मय सूर्य श्२३ 


परमात्मा के उत्क्ृश्तम प्रत्यक्ष स्वरूप, सविता, सूर्य, सावित्री गायत्री के 
अधिष्ठाता, हैं । “सर्वप्रवहिकानामाश्रय:,” ( निरुक्त ), सच अद्भुत आश्चर्य 
(पहेलियॉ?, उन मे हैं। “अप्सराः “गन्धव! आदि सब सूर्य की किस्णो के ही भेद 
है। “आप: सरन्ति आमिः इति अप्सरस., सूर्यस्य रश्मब४ गा धयतीति ग॑धर्वा,, 
सूर्यस्थ रश्मयः ।” जो पानी खीचे थे किरणे “अप्सरा? । बिन में से दिव्य सद्धम 
सुन्दर राग निकले वे किरणे “गधबः, इत्यादि | 
आश्चर्याणामनेकाना प्रतिष्ठा भगवान्‌ रवि. , 
यतो भूत॥ प्रवत्तते सर्वे प्रैलोक्यसभ्या' | स० भा०, शांति, अ० १७२ ) 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुबइच | 
त्वमेच प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरत्ति । 
त्वमेव प्रत्यक्ष रुद्"ोईसि | ( उपनिषत्‌ ) 
सब भूत सूर्य से ही निकलते हैं । सूर्य ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ हें, 
विष्णु है, शिव हैँ | सब सौर सम्प्रदाय की स्मृतिरूप, बुद्धिरूप हें। जैसे एक 
व्यक्ति को अपने पाप याद कर के कभी न कभी अवश्यमेव पश्चात्ताप अपनी 
स्मृति के द्वारा होता है; जैसे पुणय का स्मरण कर के वैसे ही पश्चाद्दष होता 
है, वेसे इन जगत्स्मृतिरूप देवता के द्वारा दंड और पुरस्कार भी, सूक्ष्म और 
स्थूल शरीर मे, जीव को मिलता है । इस का उपबृहण तो बहुत है, थोड़े मे 
सूचना मात्र यहाँ की जा सकती है | 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता, परो दद॒त्तीति छुबुद्धिरेषा , 
स्वय कृत स्वेन फलेन युज्यते, शरीर हे ! निस्तर यत्‌ त्वयाक्षत्तम्‌ | 
( गरुड़ पुराण ) 
स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर से, जीव, यमलोक को जाता 
है, और अपने शरीर से कहता है, 'हे शरीर ), सुख दुःख को देने वाला कोई 
दूसरा नहीं है ; अपना किया अपना ही फल पाता है ; जो ने किया है, उस 
का अन्न निस्तार कर !? 
इस का भी अर्थ यही है कि जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, विम्ब का 
प्रतिनिम्तर होता है, वैसे ही अपने किये कम का, श्रन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, 


२२४ सूर्य के पुत्र भी, रूपान्तर भी, यम [ सम० 


पु स्यात्मक वा पापात्मक क्रिया वो ज्ञोम की प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि प्रतिच्षोभ होता 
है। उस का भी मूल कारण यही है कि सर्वव्यापक आत्मा एक है, इस लिये 
जो दुःख इस बुद्धि से दिया जाता है कि दूसरा? कोई है, वह “दूसरा? कोई 
वस्तुतः न होने से, “अपने आप' को वापस आता है | 


कानून जानने वाले लोगों का कहना है कि हर कानून के लिये 'सैनक्शन?, 
&&0007. नियंता, निग्नदीता, नियोजक शक्ति, प्रतिभू३, अर्थात्‌ दण्ड, चाहिये। 
यह शक्ति कई प्रकार की होती है। सामाजिक---“परस्परभयात्के चित्‌ पापाः 
पाप न कुर्व॑ते” । राजकीय, धार्मिक, कानूनी--“राजदरण्डभमयात्‌ केचित्‌ पापाः 
पाप॑ न कुर्वते? । पारतीकिक--“यमदण्डभयात्‌ केचित्‌ पापाः पाप न कुर्व॑ते? | 
पर*इन सब का मूल प्रवत्तंक प्रयोजक आत्मा ही है, “सर्वेषामेव दर्डाना आत्मा 
मूलप्रयोजकः”? । कोई तो एक दूसरे के परस्पर भय से, पाप नही करते , कोई 
राजदरड के भय से; कोई यमदण्ड के भय से ; पर, अन्ततो गत्वा, सन्न भयों 
का मूल प्रयोजक आत्म-दरण्ड का भय है। 
वेद के वाक्य, “अग्ने नय सुपथा राये,” “अम्निमीड़े पुरोहित,” “अग्न 
आयाहि बवीतये”, “अग्निवँ देवानां मुखं,” ये सब इसी ज्योतीरूप आत्मा के 
ग्ोतक है| बाह्य अग्न्यादि भी आत्मस्वरूपत्वेनेव अभिलषित है| “अग्ने नयवि”? 
इति अग्निः, जो आगे ले चले | इसी लिये पश्मपुराण के श्लोक में चित्रगुप्त के 
लिये कहा है, “अतीद्रियशानी देवाग्न्योयशभुकुस बे” । यमराज धर्मराज जो 
पुण्यडपुरय का फलदान करते है, वे सूर्य के पुत्र इसी कारण से हैं कि वे भी 
सूर्य के रूपांतर ही है। 
न यस॑ यम इत्याहुर, आत्मा वे यम उच्पते; 
भात्मा सयमितों येन, यमस्तस्य करोति किम्‌ १ ( मनु, म० भा० ) 
यम को यम नही कहते, आत्मा हो का नाम यम है । जिस ने आश्मा का 
संयमन कर लिया, बाहिरी यम उस का कया कर सकता है ! 
यमैश्वन, नियमैश्चेव, यः करोतिआव्मसंयमम , 
स 55दृए॒वा तु माँ याति पर ब्रह्म सनातन्‍्म्‌ | 


३. चित्र० ] आत्मा ही यम, सर्व-संचयिनी चित २२५ 


. यम ख्वय कहते हैं कि जो यम-नियमो से आत्मसयम करता है, वह मेरे पास 
आये बिना, मुझ को देखे बिना, सनातन ब्रह्म मे लीन हो जाता है । 
चित्रगुप्त जी ब्रह्मा अर्थात्‌ सूर्य के समग्र काय से उत्पन्न हो कर यम के मुख्य 
लेखक हैं, उस का भी अर्थ यही है | इसी लिये उत्तरगीता मे कहा है, 
कायस्थो5पि न कायस्थो, कायस्थो$पि न जायते , 
कायस्थोी5पि न भंजानः, कायस्थो5पि न बाध्यते । 
यह आत्मा, काय मे, शरीर मे, स्थित हो कर भी, शरीर में नहीं है, शरीर 
रूप से जन्मता हुआ भी नहीं जन्मता; खाता, पीता, सुख दुःख भोगता हुआ भी, 
नहीं भोगता; शरीर के बधनो से बद्ध हो कर भी, बद्ध नहीं, बाधित नहीं है । 
एक ही देव के सब देव रूपातर हैं, उसी से प्रकट होते हैं, उसी मे लीन 
हो जाते हैं। दुर्गा-सप्तशती मे इस का रूपक बहुत अ्रच्छा बाघा है। मुख्य 
त्ात्विक देवी, चेतना, चित्‌, चिति है, अर्थात्‌ आ्रात्मा वा आत्मबुद्धि है । 
या देवा सर्वभुतेषु चेतना इृति-भभिधीयते 
चिद्गपेण च या कृत्स्नम्र्‌ एतदू्‌ व्याप्य स्थिता जगत | 
चथानत, सवभावानां सदा सतन्न सवधा 
लिति५, चित्त, तथा च अस्याः, स्थानं आाविष्कृतेः ननु । 
यत्‌ तत्‌ सध्वगुणं, स्वच्छ, स्वांत, भगवतः पदस, | 
यद्‌ भाहुर्वासुदेवअख्यं, चित्त तन्‌ सहदात्मकम्‌॥ ( भागवत ) 
स्वांतं हन्‌ मानसं सन: ( अमर कोष ) | 
अधिभूतस्वरूपेण तस्यैव मद्दान्‌ इति संज्ञा, अध्यात्मरूपेण चित्त, उपास्य- 
रूपेण वासुदेवः, भधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञः ( चिति. ) | ( श्रीघरी टीका ) 
सब्र अनंत भावों का उस में सदा संचय बना रहता है, इस लिये उस को 
चित्‌-शक्ति कहते हैँ | उस के विशेष आविष्कार के स्थान का नाम चित्त। 
स्वांत, न , मानस, मन, ये भी उसी चित्त के नामांतर हैं। वही पदार्थ अधि- 
भृतरूप से महान्‌ , अध्यात्मरूप से चित्त, उपास्य रुप से वासुदेव कहलाता है । 
सब का अधिष्ठाता क्षेत्रत चित्‌ है। 
डाक्टरी किताबों मे ऐसा वर्णन मिलता हैं कि कभी कभी श्रादमी डूब गये 
श्ण 


२२६ चिति, चित्‌ , ही चित्र-गुप्त [ सम० 


है, समझा गया कि मर गये; बहुत देर के बाद चिकित्सकों के यत्न से फिर होश 
में आये । उन्हों ने अपना अपना अनुभव कहा है। एक क्षण तो भारी पीढ़ा 
हुईं। ऐसा जान पड़ा कि मस्तिष्क में आग लग गयी | इस के बाद बेहोशी और 
शांति। फिर अपने जीवन का समस्त इति-इच, जैसे 'सैनेमा? में, ऑँख के 
सामने आया । फिर बेहोशी हो गयी । फिर.इस संसार मे पुनर्वार जागरण हुआ 
और मर कर जीये | यदि न लौठते, तो जीवन के इतिद्नत्त में से, पुण्य और 
पाप की मीजाने ले कर, प्रंतलोक और पितृलोक मे फल का अनुभव कर के, 
दूसरा जन्म यहाँ लेते | 
य॑ं य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ं, त्यजति भन्‍्ते कलेवर , 
त॑ तम्तेव एति, कोतेय |, खदा तश्लावभावित्तः | ( गी० ) 
जैंसे, दिन भर काम कर के, सोने के समय, काम-काजी आदमी, दिन के काम 
की मन में उद्धरणी कर के, कल सबेरे क्या करूँगा यह विचार कर, सो जाता 
है, और रात्रि मे स्वप्न तरह तरह के देख कर, सबेरे उठ कर, वही पूर्व-बिचारित 
काम आरम्म करता है, वही दशा मरण, तदनन्तर सूक्रमलोकडनुभव, और 
पुनरजन्म की, वृहत्परिमाण से है । 'स्मरन! शब्द यहाँ भी गीता के श्लोक का 
स्मरणीय है| चेतयति, स्मरति | “चित्रगुप्तर का चित्र! भी प्रायः चित्‌ का ही 
रुपान्तर है; जो “चयनीय” है, 'चित्त” मे 'सचित? है, चित्रित? है | 
यह सब साव॑दिक सार्वकालिक शाश्वत चित्र आकाश मे व्याप्त हैं, जैसे 
अंधकार में भी अति सूकृम प्रकाश, परमात्मा को त्रिकाल-व्यापिनी त्रिकाल- 
संग्राहिणी बुद्धि-रूप हैं, और बुद्धि तो परमात्मा का रुपान्तर ही है; इस लिये 
परमात्मा की, 'ख ब्रह्म! की, आकाश रूपिणी 'काय? है और 'काय-स्थ! है। 
चित्रगुप्त की व्याख्या, सूक़ियों ने भी बहुत अच्छी की हे । 
लौहि महफूज़स्त दुर सानी दिलत्‌; 
हर थि मी ख्वाहदी शवद्‌ ज़ हासिलत्‌। 
दर हकीकृत ,ख़ुद तु ईं डस्सुलू किताब ; 
खुद, ज़ि खुद, आयाति- ख़ुद रा बाज़ यात्र । 
“'लौहि महफूज़”, छिपा हुआ चित्रपट, “हिफाजत से महसफूज!, शुष्त, 


३. चित्र० ] गा लोहि-महफूज. ५. ., २२७ 


रक्षित--यह तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा (हाफिज, तुम्हारी स्द्ृति, चित्र हो है। 
जो कुछ चाहो सब्र इसी से तुम को मिन्न सकता है। सत्र किताबों, की माता 
( सर्वश्ञानमय वेद की माता, महृदजुद्धि अकूलि-कुन्न )ठत आप हो हो। 
अपने आपे के सम्बन्धी आयतों को, सूक्ो को, ऋचाओं को, अयने आपे मे 
से, आत्मा से से, ही खोज निकालो। मनुष्य की स्एति, मनुष्य का हृदय, 
चित्त, ही तात्िक वास्तविक आध्यात्मिक 'महा्िज-इ-दफ्व0, 'रेक्रार्डकापए, 
मूल 'चित्रगुत् है। “सर्वासा विद्याना हृस्य एवं एकय्न?, “हवा; अं तस्मार्‌ 
हृदयं?, ( उप० ), अपना हृदय ही सब्न विद्यार्स का माढार है; अय', आत्मा, 
हृदय में है, इसी से इस का नाम हृदय? है । 

यह जो व्याख्या की गयी, इस का यह मत़ल्नत्र न समझना चाहिये कि 
तत्तद्धावज्मिमानी, तत्तदूभूत5मिमानी, परमात्मा की तत्तकला के अ्रमिव्यंजक 
व्यक्तिरूप मू्त देवता नहीं ही हैं। यह मतलब नहीं है। “आत्मेब देवताः 
सर्वा:?, वैसे ही 'आत्मैव मानवाः सर्वे” भी। पर मनुभ के व्यक्तिल् और 
भूर्तत्व मे, और देवों के मूर्चत्व व्यक्तिख्व मे, भेर है । उस के विस्तार में पड़ने 
झा यह अवसर नही | निष्कर्ष यह कि सत्र से अधिक उपयोगो मूल श्रर्थ, 
(चन्नगुप्त! का, आध्यात्मिक है। 

यदि 'चित्रगुप्त? का तात्तिक स्वरूप ऐसा है, तो सौदास राजा का, उनकी 
पूजा श्र्चा कर के धर्मराज यमराज से विषएुत्ञोक पाना कुछ अनुचित नहीं 
हुआ । जिस ने चित्रगुप्त के वास्तविक रूप को पहिचान कर उन की भक्ति को, 
उस ने सब पापों के पश्चात्ताप, प्रद्यापन, और प्रायश्चित्त के मार्ग पर पेर 
घरा । और गीता मे कृष्ण ने कद्ा ही है कि कैसा भी दुराचारी हो, पर 
पश्चात्ताप, प्रस्यापन, प्रायश्रित्त कर के 'मैं? की, आत्मा की, 'अनन्य” भक्ति करै, 
तो जानो कि वह साधु हो गया, अब उस का व्यवसाय, निश्चय, पुण्यात्मक 
ही है। इस लिये, हे अन्तर्यामी स्वरूप, सत का हाल जानने वाले, चित्रगम ! 
आप को नमस्कार है। आप सत्र के काये के भीतर स्थित 'कायस्थ? हौ, सत्र के 
साक्षी हो, विचित्र लेखक हो, सच वस्तुओं. कार्यों, अनुभवों के अनंत चित्रे। 
को सद्ा गुप्त सुरक्षित रखते हो, ( गुप्‌ रक्षाया ), यम के छृदयरूप हो, यम का 


श्र चित्नगुप्त जी की स्तुति और वन्दना [ सम० 


सब कार्य करते हो, सब के पालक हौ, आप को पुनर्वार नमस्कार है, आप सच 
को शांति दो। 

अपि चेत्‌ सुदुराचारो, भजते माँ अनन्यभाक्‌ , 

साधुरेव स मंतव्यः, सम्यरव्यवसितों हि सः । 

बिश्नगुप्त | नमस्तुभ्यं भात्मस्वान्तस्वरूपिणे , 

गुप्त सव॑स्वलित्राय, सर्वान्तर्यांसिणे नमः। 

काये स्थिताय सर्वेषां, साक्षिणे स्वकमंणाम्र , 

लेखकाय विचिन्नाय, यमकारयकराय च , 

यमस्य हृद्यायैव, नमस्ते धर्मरूपिणे , 

स्वेषां पाछको5सि त्वं, नमः शान्ति प्रयच्छ नः ! 


॥ **॥ 


जा 
॥ 3४ ॥ 


४. सब धर्मो मज़हबों की तात्तिक एकता । 
सर्वे-धर्म-समन्चय । 
( विशेषतः हिन्दू-मुस्तिस-ईसाई की ) 


[ बनारस मे, तारीख १३-१४-१४ अक्टूबर १९२३ ई० को, संयुक्तप्रान्त 
( मुमालिक मुत्तहिदा ) की राजनीतिक ( सियासती ) कानफरेन्स हुईं | स्वागत- 
समिति ( कमेटी इस्तिकबालिया ) के समापति ( सदर ) की अबस्था (हैसियत) 
से मुझे व्याख्यान ( खुतबा ) करना पढा। उसका आशय (मजपून ) यह है। | 

3“ परमात्मने नमः । 
बिस्मिल्लाह अ्रंहानरंहीम । 

सजनो, दोस्तों |, 

में स्वागतकारिणी समिति की ओर से आप लोगों का हृदय से घन्य 
वाद देता हूँ, दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कि आप लोग 
तकलोफ़ उठा कर, कष्ट सह कर, यहाँ पधारे हैं, तशरीफ लाये हैं। हम लोगों 
से आप की सेवा कुछ नहीं बन सकी है, आप को आराम देने का हम लोग 
कुछ इन्तिजाम नहीं कर सके हैं, इस का हमें बहुत अफ्प्नोस है, ओर इस के 
लिये हम आप से माफी मांगते हैं। हक 


क्षमापन । 
इन्तिजाम अच्छा न हो सकने के कई कारण, सब्त्र, हैं। न्यौता तो ज़रूर 
परसाल से ही दिया हुआ था, पर आप जानते हैं कि काम की भीड़ कैसी रही । गया 
फाग्र स ( दिसम्बर, १९२२ ) के बाद यहाँ म्यूनितिपलू इलेक्शन हुए, उस के 


२३० स्वागत-समिति की दिक्‍्कतें [ सम० 


बाद बोर्ड के काम का बोर नये मेम्बरों पर, जो कांग्रेस कमेटी के भी कार्य-कर्ता 
थे, बहुत बड़ा आ पड़ा, और मेरे ऊपर चेयरमैन का काम रख दिया गया। 
कौसिल के मसले पर ( कि काग्रेस के सदस्य, नई लेजिस्लेटिव कोंसिलों मे जायें 
या नहीं ) जो मतभेद सारे देश मे हो रहा था, उस से भी बडी परीशानी थी, 
और काग्रेस के काम से जनता वा मन उचट रहा था। बम्बई मे आलू इंडिया 
कांग्रेस-कमेटी बैठी, एक राय कायम हुईं ; उस को उलटने के लिये ( विशाख- 
पत्तन ) विजागापट्टम मे बैठक हुईं, मगर स्पेशल” कांग्रेस करने की राय ही 
क्ायम रही | कहों हो, इस में दिक्कतें पेश आईं ; बम्बई में बैठक करने की 
बात हुई ; फिर बनारस में बैठक करने की भी एक बार बात हुईं.; फिर 
हलाहाबाद मे ; अन्त मे दिल्ली मे जलसा करना निश्चय हुआ। इसी ओर सत्र 
का मन लगा हुआ था कि देखे दिल्ली मे क्या होता है| बनारस के आदमियों ने दिल्ली 
जाने के पहिले प्रांतीय कानफ़रेन्स के लिये कुछ ध्यान देना शुरू किया, और 
'रेसेप्शन कमेदी? की एक दो बैठकै हुईं, और इन्तिज्ञाम की कुछ तजवीजे भी सोची 
विचारी गई ; पर मन दिल्ली की तरफ़ खिचा था। दस बारह दिन दिल्ली मे 
लग गये | सफर से, और खास कर वहाँ की बहसों और हुज्जतों से, निहायत 
थक कर लोग घर को लौटे | किसी किसी तरह समभौता हो गयो,' इस की तो, 
खुशी जरूर हुईं, पर बीमारी का जोर बहुत बढ़ा | घर घर में लिंगडा? बुखार- 
काम करने वालों मे अक्सर बीमार और गिरस्ती के झंगढ़ों से परीशान--वक्त 
निहायत तद्ध--शहर का रोजगार भी मन्दा--उस से शहर वालों को भी ज्यादा 
तकलीफ देने की हिम्मत कम--इन वजहों से हौसिले बहुत पस्त हो रहे थे | और 
हम मे से जो लोग कुछ बूढ़े हैं या, हो चले हैं, वे तो यह सोचने लगे कि 
अभी तो दिल्ली मे स्पेशल? कांग्रेस हुईं ही ,है, और दूसरी, दो महीना बाद, 
कोकनाडा मे होगी, अगर कुछ दिनो के लिये यह जल्सा मुल्तवी कर दिया 
जाता तो अच्छा । पर हमारे जवान कामे करने वालों ने हिम्मत बॉधी, ओर 
जोर दिया कि बंधी तारीखों मे जल्सा होना ही चाहिये। यह इन लोगों की 
हिम्मत व मिहनत का नतीजा है कि बनारस के लोगों को ग्रान्त भर के प्रतिनिधियों, 
चुमाइन्दों, के दर्शन करने का सौभाग्य, खुश-किस्मती, आज मिल रही 


४. सब॒० ] वर्तमान अवस्था; स्पेशल काग्रेस श्र१ 


है । पर जरूर है कि हम लोगों से कुछ भी खातिरदारी आप लोगों की नहीं 
बन पड़ी है ; इस से फिर फिर क्षमा, मुआफ़ी मोगता हूँ । 

स्वागत कारिणी समिति के सभापति की हैसियत से तो मुझे और कुछ कहने 
की जरूरत नही है | मिहमानदारी ही की फिक्र हम को करनी है । काफरेस का जो 
राजनीतिक काम है उस के बारे मे, जल्‍्से के सभापति मश्विरा अ्रपने व्याख्यान 
मे देते है, ऐसी रिवाज है हम सब्च को भार! दुःख है कि जिन हर-दिल-अजीज, 
सर्वप्रिय, सजन, जवाहिरलाल जी को, हम लोगों ने सभापति निश्चय किया था, 
वे नामा के क्लेशों के बाद, प्रयाग मे आ कर बहुत बीमार हो गये हैं, और यहाँ 
नहीं आ सके । इती से हमारा सारा जल्सा फीका मालूम हो रहा है। उन्हों ने 
इस बीमारी की हालत में भी अपना व्याख्यान लिख कर भेज दिया है। हमे 
उसी से सब्र ( सन्तोष ) करना पड़ेगा | मैं यही कह कर अपना वक्तव्य समाप्त 
करना चाहता था ; पर एक दस्तूर यह भी चला आता है, कि खागत समिति 
"का सभापति भी कुछ अपनी राय कहा करे , इस दस्तूर को मानता हुआ, दो 
बातों पर मैं अपने कुछ खयाल आप के सामने खखूँगा, और आप का खयाल, 
उन की तरफ रुजू कराऊँगा । 


स्पेशल कांग्रेम के आगे दो ऋगड़े । 
दिल्‍ली की काग्रेस, कोसिल के कूगडे का निपठारा करने के लिये बुलाई 
गई, पर वह बैठने न पाई थी कि एक और ऐसा रगढ़ा देश मे नये सिर से 
उठा, यानी मजहबी झगड़ा, जिस के आगे फौसिलों का भागड़ा बच्चों का खेल 
हो गया, और सारा काम कांग्रेस का, जो उस छोटे .फूगडे से रुक रहा था, इस 
बड़े करगडे से बिल्कुल बन्द ही हो गया। इस लिये दिल्ली की का््रेस के आगे 
बजाय एक के, दो भारी मसले आ पडे | हा 


कोंसिलों की बांत | 


दोनो बातों पर उस ने समझौता कर दिया। कौसिल की बात मजहब्ी 
भगड़ों की बात के मुकाबिले कम जरूरी है। इस लिये थोडे मे मै उस की चर्चा 


२३२ साम्प्रदायिक उपद्रव | सम० 


पहिले कर देता हूँ | देश की हालत देखते हुए यह ज़रूर था कि स्व॒राज पार्यी 
के जो लोग 'नान-को-आपरेशन? की तबीयत, असहयोग की हृढ़ता का भाष, 
सत्य पर आग्रह का, सत्याग्रह का, “स्पिरिट आफ आपोजिशन', अन्याय के 
विरोध का भाव, ले कर, कोंसिलों से जा कर, किस्मत-आज़माई करना चाहें, 
उन को मौका दिया जाय, उन के रास्ते में कांग्रेस की किसी दूसरी पार्टी 
की ओर से कोई रुकावट न डाली जाय ।' यह धीरे धीरे साफ़ होता जांता है 
कि स्वराज पार्टी क्‍या तरीका अख्तियार करेगी। सम्भव है, मुमकिन है, कि 
लोकमान्य तिलक जी के प्रकार, 'रेसपान्सिव्‌ नान-को-आपरेशन”, यानी 
पारव्परिक असहयोग, को बंत | मेरा निज का ख़याल हमेशा यही रहा है कि 
अगर कीसिल से लोग जायें तो इसी पालिसी), नीति, को पकद़े | भारतवर्ष के 
राजनीतिक नेताओं मे बहुत से अच्छे श्रच्छे लोग हो गये हैं, जिन्‍्हों ने अपने 
बकत में अच्छे अच्छे काम किये और देश को आगे बढ़ाया | पर दो ही नेता 
ग़ेज़्मामूली हुए हैं, अर्थात्‌ तिलक जी और गांधी जी, जिन्‍्हों ने नये प्रकार, 
कहने ही के नहीं, बल्कि कुछ करने के “भी, निकाले | इन दोनों नेताश्रों की 
राय मानने के योग्य है। 'और देश काल अवस्था के अनुसार, इन में जहूरी 
घटाव बढ़ाव कर दिया जाय, तो इन में कोई विरोध, कोई इखितिलाफ़, भी नहीं 
रहता । बल्कि सिर्फ़ काम का बेंटवारा हो जाता है। कौसिलों के भीतर से, 
स्व॒राज दल वाले, नौकरशाही पर दबाव डालते रहे, और अगर बन पढ़े और 
मौका मिले तो 'ठोटल आबूस ट्रकूशन? आदि मी करने की कोशिश करें; और 
बाहर से सत्याग्रह दल के लोग भी यथासंभव, खास खास बातों को ले कर, 
खास खास जगह, असहयोगात्मक सत्याग्रह के जरिया से भी, जनता के इकों की 
रक्षा करें, और नौकरशाही पर दबाव डाले, जैसा नागपुर में हुआ। इस तरह 
दोनों दल, एक दूसरे का विरोध न कर के, एक दूसरे की सहायता कर सकते 
हैं| किन्ही लोगों ने यह एतराज, यह आपति, किया है कि तिलक जी ने 
पारस्परिक सहयोग? ( रेस्पानूसिव को-आपरेशन ) कहा था, पारस्परिक 
असहयोग? ( रेस्पानूसिव नान-को-आपरेशन ) नहीं। पर उन के राजनीतिक 
शिष्य श्री केलकर जी ऐसे नेता ने स्वयं “पारस्परिक असहयोग? शब्द को 


४. सब० ] बाहमी इमदाद-इन्सिदाद २३३ 


मान लिया है | स्पष्ट, साफ़ दे कि मतलब अभिप्राय है दोनों का बिल्कुल 
एक है | 


परस्पर सहयोग5सहयोग । 


बात तो यह है कि 'पारसरिक', बाहमी, शब्द के मानी हो यह हैं कि 
ठुम हमारे फायदे को बातों मे हमारे साथ सहयोग, मव्राज्ञात, करोगे तो हम 
भी तुम्हारे फायदे की बातों में तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे, और अश्रगर तुम 
हमारे फायदे की बातों मे हमारे साथ असहयोग, तके-इ-मवालात , करोगे तो 
हम भी तुम्दारे फ़ायदे की बातों में तुम्हारे साथ असहयोग करेंगे--यरह अर्थ 
हर तरह से “रिस्पासिव? ( जवाबी, बाहमी, उत्तरात्मक ) शऋद से ही पैदा होता 
है, चाहे आप उस के साथ सहयोग” ( “को-आपरेशन? ) शब्द लगावें, चाहे 
असहयोग ( “नान-को-आपरेशन? )। ये दोनो एकही चीज के दो पहलू ( पक्ष ) 
हैं। पर, हा, जमाने के लिहान से, परिस्थिति की, समय को, दृष्टि से, इस 
समय असहयोग के पहलू पर ज्यादा जार देने की जरूरत है। यह खूब याद 
रखना चाहिए, क्‍यों कि इस को हम लोग कमो कभी मूज्ञ जाते हैं, कि महात्मा 
गांधी जी ने भी असहयोग का अर्थ सम्पूर्ण और सर्वया श्रसहयोग कभी नहीं 
किया । खास खास बातों मे ही असहयोग उन्हों ने चताया। स्कूल कालिज से 
असहयोग को एक तरह से उन्हों ने स्व्थ रोक दिया | खद्र प्रचार ही पर सब से 
बढ़ा जोर उन का रहा । जेन्न मे पैर रखने से पहिले आतेम शब्द उन का 
खददरः ही रहा । 


वेदव्यास और ईसा | 
ईसा मसीह ने कहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग व॒म्हारे साथ 
व्यवहार करें, वैसा ठुम उन के साथ व्यवहार करो? |) यही श्रर्थ मशमाख में 
अधिक पूरा किया है ) 
न तत्‌ परस्य कुर्वीत, स्पादूअनिष्ट यद्‌आव्मन३; 
यदूयदूआत्मनि च इच्छेत, तत्‌ परस्यथपि चिंतयेत्‌ | 


२३७ कौंसिलों भे जाना भक्ति-शपथ का अर्थ [-सम० 


, पर यह नियम आत्यंतिक रीति से सनन्‍्याती के ही लिये है, ग्रहस्थ के लिये 
नही । श्हस्थ इस को कुछ शर्तों से, कम कर के ही, बरत सकता है। ओर 
गाधी जी के असहयोग में इस नियम क। अनुकरण नही है। वह तो चीज़ ही 
दूसरी है । तिलक जी की 'पालिसी? के नियम को, पुराने' संस्कृत के शब्दों को 
थोड़ा सा बदल कर, यों कह सकते हैं कि “शठ प्रति ( शठ नहीं ) हठं कुर्यात्‌, 
सादर प्रति सादर” | तुम्हारे साथ जैसा दूसरे करे, वैसा तुम भी उन के साथ 
करो; पर हॉ पालिटिक्स में 'शाति? से, बिना हाथा-पाई के, बिना अल शज्न के, 
ओर जायज, उचित, अमन के उपायों से--यह शर्त भी लगा कर। इतना समझ 
लेने पर, गाधी जी और तिलक जी की पालिसी में अन्तर बहुत थोड़ा रह 
जाता है | उसूल का नहीं, बल्कि केवल विषयों का, कि किस क्रिस बात मे, 
किस किस अवस्था मे असहयोग किया जाय | यथा, गाधी जी कोसिलो का सर्वथा 
त्याग ही उचित समभते है, और तिलक जीं के अनुयायी कोसिल-अ्रवेश मात्र 
के सहयोग को उचित समझते हैं, और वहाँ जा कर यथाशक्ति गवर्मेंठ के 
स्वार्थों से श्रसहयोग और प्रजा के हित की बातों म शवर्मेंट से सहयोग । 

इन सत्र बातों को विचार कर, यदि कीसिल के विषय में भी कुछ असह- 
योगी लोग तिलक जी की नीति आजमाना चाहे तो अनुचित नहीं ) 


भक्ति-वफादारी की कसम । 


'लायलूटी, वफादारी,, राजभक्ति, की कतम, शपथ, जो कॉंसिलों मे 
लेनी पड़ती है, उस के बारे में कुछ मित्रो को बढ़ा संदेह है, ओर संदेह 
होना उचित ही है | पर उस सदेह को शात करने का उपाय यह है कि जो 
लोग कौंसिलों में जायें वे पहिले से भी इश्तिहार कर दे, और बाद में, आपस के 
सलाह मश्विरे से, उचित उपाय और मौका विचार कर, कॉंसिलों के भीतर 
भी इस बात को जाहिर कर दे, कि वफ़ादारी और भक्ति दो-तरफा होती है, यक- 
तरफ़ा नहीं, हम आप के भक्त और बफादार तब तक हैं जब्र तक आप भी 
हमारे भक्त और वफादार है। और भी; वफ़ादरी के मानी यह नहीं है कि 
राजा हो या प्रजा हो, मालिक हो या नौकर हो, छोया हो या बड़ा हो, अपना द्वो 


४. सब० ] सब आपफतों की जड़ मजहबी झगड़ा २३५. 


या पराया हो, किसी की भी अनुचित बातों ओर काररवाइयों मे भी हम॑ केवल “हाँ 
में हो? मिलावेंगे, और उस के खराब कामों मे भी मदद देंगे। बल्कि यह 
कि उस को नेक राय, सलाह, परामर्श, देंगे, अच्छी राह दिखावेंगे, बुरे रास्ते में 
जाने से रोकेगे; जो ही हर भले आदमी का हर दूसरे आदमी के साथ सच्ची 
बफादारी का फुर्ज हे। अगर कुछ ऐसी घोषणा ओर इश्तिहार का बन्दोब॒स्त 
कर लिया जाय तो प्रायः इस शंका का समाधान हो जायगा । 


सज़हबी झगड़ा | 


अब में दूसरे और भारी झगडे का जिकर करूँगा । (१) खद्दर, (२) नान- 
वायोलेंस', अहिसा, शाति, (३) अछूतोद्धार, (४) मजहबी एका, ये चार चीजें 
स्वराजकी जड बुनियाद हैं--ऐसा महात्मा गाधी जी हमेशा कहते रहे है | खद्दर 
के मानी रोजगारी स्वराज, अछूतोद्धार के मानी, मुहब्बत और इंसानियत का, 
भूठे अहृ्ढार, ग़र्रा, और झूठी पवित्रता, तहारत, के ऊपर स्वराज, शाति के 
मानी, बुद्धि अकल का हाथ पैर पर स्वराज, मजहत्री एका के मानी दिल की 
नेकनीयती का बदनीयती के ऊपर स्वराज | जितनी जॉच कीजिये उतना ही निश्चय 
से, यकीनन्‌, मालूम होगा कि मजहबी एका होना, मजहब्ी भंगढ़ों का 
मिटना--यह दूसरी सब भलाइयों की जड बुनियाद है | 

हर आदमी अच्छी तरह जानता है, ओर हर आदमी मुँह से कहता भी 
है, कि जब तक ये आपस के मजहबी मगड़े जारी रहेंगे, तब तक स्वराज नहीं 
ही मिल सकता । पर कुछ ऐसी माया है कि यह सब जानते, मानते, बखानते 
हुए भी, लोग, घर्म-मजरब के नाम से एक दूसरे का काम बिगाडने का जतन, 
यत्न, कोशिश करते ही हैं; और अपना भी काम बिगाढते ही हैं| 


इस फसाद का मूल कारण, असली वजह | 


इस झगड़े की जो सूरत इधर हुई है, जो बड़े बढ़े फसाद कई बढ़े शहरों 
ओर करवों मे हुए हैं, उन को यहाँ बयान वरने बखानने की ज्ञरूरत नहीं । 
श्‌ कर वा, धन्यवाद का, मक्ाम है, अवसर, है कि दिल्ली की:स्पेशल? कांग्रेस के 


२३१६ स्वराज के अर्थ मे भूल [ सम० 


चाद कोई नये फसाद, उत्पात, उपद्रव, नहीं सुने गये हैं। वहाँ के समझौते 
का कुछ असर देश में हुआ, ऐसा मालूम होता है। खास कर उस घोषणा, 
एलान का, जो दोनो मजहबों के एक सो मजहत्री तथा राजनीतिक नेताओं 
के दस्तखत से, मिल कर हुआ । और वह समभौता हर तरह से ग़नीमत है | पर 
उस को स्थिर, मुस्तहकम, करने के लिये, उस की जड़ मजबूत करने के 
लिये, उस को क्वायम रखने के लिये, कुछ और काम की भी जच्रत है। 
ओर में दिल से उम्मीद आशा करता हूँ कि वह काम इस कानफ़रेन्स 
में शुरू कर दिया जायगा। में ने गया की कांग्रेस मे उस को पेश करने की 
कोशिश की थी। और मुझे यकीन हे कि अगर वहाँ यह काम शुरू कर 
दिया जाता तो इन फ़सादों की नौबत न ञ्राती । दिल्ली मे भी मे ने नेताश्रों 
का ध्यान इस ओर दिलाने का, जतन किया, और आप से भी वही श्ररज्ञ 
करता हैं । 


“खवराज' शब्द के अर्थ में भूल । 

स्वराज के मीठे लफज्ञ के पीछे सत्र सोग मिल कर दौड़े | स्त्रराज की ठीक 
ठीक शक्ल सूरत पहिचानने की कोशिश नहीं की। उमे३ की थी कि थोड़ी 
मिहनत से, थोड़े वक्त मे, बड़ी चीज मिल जायगी | जत्र नहीं मिली तो हम लोग 
एक दूसरे को इलज्ञाम देने लगे, और आपस मे लड़ने लगे। हमेशा का दस्तूर 
है कि जम्न काम नही बनता तो काम करने वाले एक दू'वरे को दोष देने लगते 
हैं। जेसा नीति जानने वालों ने कहा है, “यदि कार्यवितत्तिः स्थान्‌ मुख्॒रस्तत्र 
हन्यते”, जन्न काम बिंगढ़ता है तन्र पेशवा नेता पहिले मारे पीठे नाते हैं। 
इस लड़ाई की दो सूरतें हुईं | जो शाइस्ता पढ़े लिखे लोग थे उन में तो 
सत्याग्रह और कॉंसिल के मसलों पर काग़जी और ज़बानी लड़ाई शुरु हुईं। 
ओर यह लड़ाई जब ज्यादा बढ़ी, तब्र दूसरे दलों गरोहों मे, किन्‍्हों ने 
भीतर भीतर यह समझ रखा था कि स्वराज के मानी हमारे ही मज़दन वालों का 
राज, वह ग़लत मानी वाले स्वराज का त्रिगढ़ा हुआ जोश, आपस की हाथा-पाई 
मारपीट, और लूटपाट मे उबल पढ़ा । 


। 


ई 


४. सब० ] घ॒र्म-मज़हब के अर्थ में भूल २३७ 


धर्म-मज़हब के मानी में भूल । 


इस की ख़ास वजह यह है कि जैसा हम लोगों ने स्वराज का मतलब नहीं 
सगभा है, वैसा ही मजहब-घर्म की भी असल शकल नहीं पहिचानते हैं। अन्र 
तक हम लोग एक दूसरों को यही कहते आये कि लड़ो मत, लड़ो मत, 
मेल करो, मेल करो, नहीं तो स्वराज नहीं पाश्रोगे । इस तरह, स्वराज 
की मिठाई की लालच से ही जो मेल किया जायगा, वह क्र तक 
ठहर सकेगा ! जब तक “मजहबों? का मेल नहीं किया जायगा, उन के 
सिद्धातों उसूलों का एका, वहदत, तौहीद, व इत्तिहाद, सब को न दिखाया 
जायगा, तत्र तक 'मजहब-वालों? का भी सच्चा मेल कभी नहीं होगा । और जन्र 
तक स्वराज की सच्ची शकल सब को नहीं बताई जायगी, और उस का तसफीया 
समभौता नहीं कर लिया जायगा, तब तक मजहब वालों धर्म वालों मे, और 
गरोह-गरोह मे, हिन्हुस्तानी-यूरोपीयन मे, हिन्दू-पुसलमान मे, ब्राह्मण-अ्त्राह्मण 
मे, स्त्री-पुरुष मे, प्राचीन-नवीन मे, इद्ध युवा मे, मालिक-नौकर मे, पूजीवाल- 
अ्रमजीवी में, जमींदार-काश्तकार मे, दूकानदार-खरीदार मे, ज्ञात-ज्ञात मे, रोज- 
गार-रोजगार मे, अहल्कारतौरअहल्कार मे, धनी-निर्धन मे, खेतिहर-मज़दूर मे, 
युराणवादी-मविष्यवादी मे, शाज््वादी-बुद्धिवादी मे, भ्रद्धावादी-युक्तिवादी मे, 
हमेशा आपस मे वे-एतबारी अविश्वास और अन-एका और विरोध तफर्का 
बना रहेगा, और दिली मेल और एक़ा से स्वराज के लिये कोशिश न की 
जायगी; जिस दिली एका के बिना, स्वराज सपने मे भी हम को नहीं मिल सकता 
है,नल्कि खुले तौर से या छिपे तौर से एक दूसरे का काम रोका जायगा, और जो 
कुछ एका और मेल होगा वढ सिफ़े ऊपरी, दिखनावती, बनावटी, और चन्द- 
रोज्ञा होगा | लेकिन, धर्म मज़दब की अस्लियत, तत्त्व, मर्म, पहिचानने से, सब 
घमों मज़हबों का मेल ही मेल देख पड़ेगा ; ओर स्व-राज मे, स्व? कौ अस्ली- 
रुच्दी यूरत पहिचानने से, धर्म-मजहब की भी अस्लियत मालूम हो जायगी, 
मज़हबी झगड़े भी मिट जायेंगे, और सियासी तफके, राजनीतिक भंगड़े, 
और गरोह गरोह के आपस के शक शुबददे भी रफ़ा हो जायेगे, जिन्हीं परस्पर 


ध्श्श्द घर्म और स्॒राज के रुच्चे अर्थ ही से सब सम्पत्ति. [ सम० 


अविश्वासों की वजह से हमारी स्वराज की लड़ाई रुक रही है, क्‍यों कि इस वरत 
हर एक आदमी या गरोह, स्वगज का अर्थ अपने मनमाना लगा रहा है, ओर 
भीतर भीतर समझता हे कि स्व॒राज होने पर हम दूसरों को दबावैंगे, या डखता 
है कि दूसरे हम को दबावेंगे, और इसी लिये सच्चे दिल से काम में मदद नहीं 
देता, गो मुँह से सभ्य के सच, यहाँ तक कि अहल्कार और यूररोपियन भी, कहे 
और कबूलते हैं कि हिन्दुस्तान को स्वराज मिल्नना ही चाहिये । 


मतलबी यारी और असली यारी । 


मतलब की यारी, मतल्लब के साथ बनेगी ओर बिगड़ेगी ; बल्कि यह कहना 
चाहिये कि उस मे सदाकृत, सत्यता, निश्छुलता नहीं हो सकती ; और इस 
लिये मतलब को भी बिगाड़ेगी और आप भी बिगडेगी ही; बनेगी नहीं। 
बहुत सोटी बात है, एक ही रोटी अगर आप का भी और मेरा भी लक्ष्य 
मकसद है, तो तीसरे से छीनने के लिये तो जरूर हम आग मेल्न कर 
लें, पर छीन लेने के बाद क्या हालत होगी! आप खाझ्ोगे या मै ? इध पर 
तो फिर हमारे आप के बीच लाठी चलैगी ! यूरोप की हालत आल के सामने 
है| जर्मनी को हराने तक बढ़ा मेल था, अन्न घूराघूरी हे* इस लिये, रोटी 
किस चीज को कहते हैं, और उस का कैसे आपस में बटवारा होगा, स्वराज की 
क्या शकल होगी, कि जिस से किसी गरोह को भी रोटी एक वारगी और 
सब्च की सब न मारी जायगी, यह पहिले से ही समझ लेना जहूरी है। और 
इसी समभने. के लिये, मतलब की यारी छोड़ कर, असली यारी पकड़ना चाहेये । 
और स्वराज्य के लिहाज के बिना मी, सत्र मजहबों के माननेवालों में आपस में 
मेल इस वास्ते होना चाहिये, कि सत्र धर्मों, सत्र मजहबों, के अ्रस्ली उसूल, 





१ पहिले विश्व-युद्ध / १९१४-१९ १८ ६० ) के बाद यह १९२३ ३० 
की हालत थी ; सितम्बर १९३९ में फिर, पहिले से भी अधिक दारुण और 
अधिक विस्तीर्ण विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो १९४५ ई० में सम्राव हो कर 
भी समाप्त नहीं हुआ है । 


४, सब० ] भामन कौ ही भेद है, अर्थ सचन को एक! “ २३९ 


तत्व, सिद्धान्त एक हैं। खुदा परमात्मा एक है, उसी ने सब इन्सानो को 
बनाया है, और सब्न इन्सानो के दिल में बैठा हुआ है, सिर्फ खुदी के परदे ने 
उस खुदा को हम से छिंपा रक्‍्खा है, स्वार्थ ने परमार्थ को ढॉक दिया है; जो 
फ़क, भेद, है, वह केवल नामो का ही है। जब हम सब ऐसा समझेंगे, और 
समभावैंगे, तभी सच्ची यारी होगी, और तभी स्वराज्य वगैरह सभी नेमते, 
उत्तम वस्तु, सहज में मिल जायेंगी। 

जैशा ईसा ने कहा है, 'पहिले नेकदिली हासिल करो, उस के बाद और 
सब चीजे तुम्हे आप मिल जायेंगी!? । खुदा को, आत्मा को, भुला कर, दुनिया 
की लालच श्रौर खोज करने से, दुनिया मी नहीं मिलती, और ख़ुदा तो खोया 
है ही । पर यदि खुदा को, आत्मा को, सत्य को, हक को, आदमी पहिले खोज 
निकाले, तो उस की बनाई दुनिया तो आप से आप आ जायगी | 


सब धर्मों के उस एक हैं। 
सूकफ़ियों ने कहा ही है, 
फकृत तफ़ाबचत है नास ह। का, दर अत्छ सब्र पक ही है, यारा ; 
जो आाबि-साफ़ो कि सौज मे है, उसी का जद्बा हथाब से है। 
( हे प्यारे ', यद्दि भेद है, तो नाम हि को भेद ! 
जो जल लहरत उदधि मे, चही ओस के स्वेद | ) 
उपनिषदों मे भी यही कहा है, 
गा, अनेक-वर्णाना, क्षीरस्प अस्ति एक-चर्णता ; 
( तथैव सर्च-धर्माणां तत्त्वस्यडपि एक-वस्तुता )। 
गाय बहुत रंग की, पर दूध सब का सफेद श्वेत ही; वैसे, धर्म बहुत, 
भाषा बहुत, असल बात, तत्त्व, वस्तु, एक ही | 
मौलाना रूम ने कहानी कही है। एक रूमी, एक अरबी, एक ईरानी, एक 
तुर्कों का सफर मे साथ हो गया | हज के लिये, कई दिशाश्रों से आते हुए, एक 
पढ़ाव मंजिल पर सब मिल गये। आगे चतले। चलते चलते भूख लगी । 
एक दूसरे की ज़ेबान संमकते नही थे | इशारे से बात हुईं। जितने पास पैसे थे 


२४० “ईश्वर का धर्म? चाही, 'हमारा घ॒र्म! नही [ सम॒० 


हक्‍्ड्ा किये | क्या खरीदना चाहिये ! अरबी ने कहा 'एनब” खरीदना चाहिए 
तुककी ने पुकारा उज्जम?, ईरानी बोला “अंगूर, रूमी चिल्लाया "श्रस्ताफ़ील? 
हुज्जत बढ़ी, आवाजे ऊँची हुई', आँखें ओर चेहरे सुख हुए, त्यौरियाँ चढीं, 
मुश्तें बैंघी , मारामारी की नौबत आई । एक मेवाफ़रोश दौरा लिये उधर से 
निकला ; उस ने हुज्जत सुनी ; सब का मतलब समझक्का। दूकानदारों को सब्र 
तरह के आदमियों से काम पड़ता है ; अपने काम ल्लायक, कई ज़न्नानो मे चीजों 
के नाम जानते हैं। बोला, लड़ो मत, मेरे पास चारो के पसन्द की चीज़ें हैं, 
जो जिस को चाहे ले लो | दौरा आगे खखा। उस मे एक ही किस्म का फल 
था, मगर फ़ोरन्‌ मुश्तें लुल गई”, भर्वें नीची हुईं, आखों और चेहरों पर 
सुरवु राहट छाई, आवाजों मे मिठास आई। सब ने खुश हो हो कर एक एक 
खोशा क्लुप्पा उठा लिया | क्या बात हुई ! अंगूर ही को अरबी मे एनब कहते हैं, 
ठुकी मे उज्ञम, फ़ारसी में अंगूर, रूमी मे अस्ताफ़ील, पहलवी मे दाख, सरक्ृत 
मे द्राज्षा ; अंगूर ही उस दौरे मे भरे थे | इस छोटी हिकायत मे सब धर्मों और 
मजहबों का सत्त-सार दिखा दिया है--“फ़कत तफ़ावत हे नाम ही का, दर असल 
सब एक ही हैं, यारो !” | खुदा बढ़ा मेवाफरोश है, उस को सब का भला मंजूर 
है, सब को *वा देना चाहता है। सब की बोली समभता है, सच के दिल में 
बैठा है, पर अगर हम को खुदा के मजह॒बः ईश्वर के धर्म), की पर्वा नहीं, 
हमारा मजहब! हमारा मजहब? हमारा धर्म! हमारा धर्म! इसी का हमहमा 
अह्मदहमिका है, तो मेंवे तो मिलेंगे नहीं, सिर ही दूटेंगे। 


अछ्वा-परमात्मा, खुदेश्वर ( खुदा-ईश्वर ), एक है; 
नाम ही बहुत हैं । 
आप यकीन मानिये, निश्चय जानिये, जो खुदा आप के और मेरे दिल मे 
बैठा हैं, उस से में ने भी बहुत बार पूछा, और आप भी जब चाहिये पूछ सकते 
हैं, वह यही ज्वाब देता है और देगा, कि में अरबी समभता हूँ, संस्कृत भी 
और अंगरेजी, फ़ारसी, ज्िन्द, हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, नई, पुरानी, सभी 


४. सत्र० ]) जिसने खुद को पहिचाना उस ने ,खुदा को जाना २४६ 


जबानो को जानता सममता हूँ । मै ही ने तो उन्हें भी और तुम्हें भी बनाया 
है। चाहे जिस ज़बान में मेरा नाम लो, मुझे याद करो, मुझे पहिचानो, मुझ से 
दुआ माँगो, में तुम्हारी नेक ख्वाहिश (शुभ कामना) पुरी करूँगा” | लेकिन 
अगर हम इस हमहमे में पड़े" कि जो मेरे मुँह से निकले वही सब लोग कहें, 
मेरी ही नकल सब करे, मेरा ही मजह॒व फैले, मेरी ही जब्नान बोली जाय, मेरा 
ही हुक्म माना जाय, तो दूसरे भी ऐसा ही कूठा और थोथा हृठ श्रोर क्रोध 
करैंगे; और जो गढ़े हम दूसरों के लिये खोदेंगे उन में हम खुद गिरेंगे; जो 
जहर दूसरों के लिये बोवेंगे उस से खुद मरेंगे। 

इस लिये, भाशयो, दोस्तो !, अगर हम लोग मतलबी नहीं, बल्कि, सच्ची 
दोस्ती चाहते हैं तो 

ऐ बे चहमानि दिल स वी ज्ञुज़ दोस्त, हर थि वबीनी बिठोँ कि मज़हरि ऊस्त। 

दिल की आँख से सन्न को दोस्त ही दोस्त देखो, जो कुछ देखो उस को 
उसी अल्ला-परमात्मा का रूप जानो, जिस ने सब को पैदा किया, सन्च का दोस्त 
है, सब के दिलों के भीतर भैठा है । 

यही श्रर्थ सस्क्त शब्दों मे वेदों मे कहा है, 

यस्तु सर्वाणि भूतानि भात्मनि पुत्र अजुपदयति, 
सर्वभूतेपु च जात्मानं, ततो न विजुगुप्सते | ( ईंश उपनिषत्‌ ) 

जो कोई, सब्न को आत्मा मे, और आत्मा को सत्र मे, देखता है, वह फिर 
किसी से जुग़॒ुप्सा ( नफरत ) नहीं करता | 

यही अर्थ श्रर्री शब्दों मे सूफियों ने कहा है, 

मन्‌ भरफ़ा नफ़्सहु फ़कुद भरफ़ा रव्बह'। ( हृटठीस ) 

जिस ने अपने को पहिचाना उस ने ब्रह्म-रतत्र को पदिचाना। ईसा ने भी 
यही कहा है, “ही देठट हेज सीन मी, हैज सीन दी फादर”, “इफ यी हैव सीन 
मी, यी हेव सीन माह फादर”, “बिलीव मी, देट आइ ऐम इन दी फादर 
एड:दी फादर इज इन मी”, जिसने 'में' को देखा उसने जगत्पिता, जगत्सविता 
को देखा; 'वह? मे में है, 'मै? बह? में है* | ह 

#76 धी8 95 5९६॥ (76) 'चैंडट, 85 $६६॥ ॥४  सिश, "(६ 2 
श्द् 


२४२ ,. "मै! ही सब का आदि-मध्य-अन्त [ सम« 


इसी श्रर्थ को कुरान मे दूसरे लफजों मे कह्य है, “नसुल्लाहाय फ़श्ननसाहुम्‌ 
श्रनुफूसहुम?”, जो अल्ला-परमेश्वर को भूले वे अपनी नफ़्स, अपनी आत्मा, 
को भूले । 
कुरान मे कहा है, 
अदलाहो बि कुल्‍्छे शयीन्‌ सुहीत्‌ । 
अझल्ला सघ चीजों को घेरे है । 
वेद-उपनिषत्‌ मे ठीक यही कहा है, “ब्रह्मा सर्वेमाइत्य तिछत्ति ! 
कुरान कहता है, “अह्लाहो चूदससमावाती बल अर्द” | खुदा के नूर से 
श्स्मान और ज़मीन रौशन है; खुदा ही आस्मान और जमीन की रौशनी है, 
रूह है, चेतना है। 
ठीक यही मजमून वेद भी कहता है, “तमेब भांतम्‌ अनु भाति सर्वे, तस्थेव 
भासा सर्वर्मिद विभाति |” 
इ'जील ( बाइबल, न्यू टेस्टामेट ) मे कहा है, ( ही इज ) “दि लाइट दैट 
लाइटेथ एवेरी मैन”, ([6 78 09 ही गि# 809 [४५७५७ 77870); 
उसी परम चैतन्य के प्रकाश से सब जीवों मे प्रकाश है, चेतना है । 
कुरान की आयत है, “हुबलू अव्वल, हुबलू आखिर, हुवलू ज़ाहिर , 
हुवलू बातिन, व हुवा अला कुल्ले शयीच्‌ कदीर”? | ठीक यही अर्थ गीता के 
श्लोक का है, ः 
भहं आत्मा, गुड़ाकेश |, स्वेशूतृशशयस्थितः , 
भहं आदिइ्च, मध्य च, भूतानां अंतः एवं व | 
तदूएजति,तन्‌ न एजति, तदूदूरे, तदू उ जन्तिके | 
तद्‌ भन्तर अस्य स्वस्थ, तद्‌ उ स्वस्थ अस्य बाह्मतः । (3०) 
सब भूतों, प्राणियों, जीवों के भीतर 'मै? पैठा दे, बैठा है। निस से पूछी 
बही अपने को "मै? कहता है। "मै? ही तब के आगे है, सब के बीच में हे, 
सब के पीछे भी रह जाता है | बह चलता भी है, और कभी भी नहीं चतता; 


कान न हूँगीपीमनीन+न 3 निनीन+तीयनीननननीनीत+-ीीयये+नी-त-ीीनननीीनन3ल्‍-:3+4ननीनननीननीननिनान-+ी तन न. 
80८ 5९2॥ (77०) जै७, ५2 |896 5७४7 ॥79 गा; 7 96॥७९८ ॥78, 9 
[7 (9) ॥ 06 खिवश', 00 धर जिवीह/ ॥ ॥ (थे वरैंट, 


४. सन्र० ] के ही ब्रह्म, तू भी वही २४३ 


बहुत दूर भी है, और बहुत नजदीक भी; सबके भीतर भी है, मगर 
सत्र के बाहर । बिना 'मैः के सहारे के, संत्रध के, न कोई चीज़ पैदा होती 
है, न ठहस्ती है, न मरती है। यह चीज पैदा 'हुईं, इस को भी "में? ही 
पहिचानता है | यह ठहरी है, इस को भी "में? ही पहिचानता है। यह नाश 
हो गई, लुप्त हो गई, इस को भी 'में? ही पहिचानता है | इस लिये सत्र के आगे, 
सब के बीच, सब के पीछे, में? ही है। बिना "में? के, ससार का संभव ही नहीं । 
इजील मे भी यही कहा है---गाड इज दी आल्फा एड दी ओमेगा?, “आइ 
ऐम दी फ़स्ट एड दी लास्ट! | यानी, में? परमात्मा-खुदा-गाड आदि अव्वल 
है, अ्रन्त श्राखिर है, मध्य बीच है, हमारे बाहर भी है, भीतर भी ( चेतना, 
होश, जान, की शकल मे ) है। वोरेत ( बाइत्रल, ओलड टेस्टामेंट ) मे, चत्री 
( ऋषि ) इशाया ने और भी स्पष्ट कहा है, “आइ एम गाड, ऐड देयर इज 
नन्‌ एल्स”* । "मै? ही खुदा है, और कोई दूसरा नहीं है। पारसियों की पवित्र 
पुस्तक 'उमुंज़ञ द-यश्त” मे कहा है, “मेरा पहिला नाम 'अहमि? ( अस्मि ) है |” 
“ला इलाहा इल्ला अल्ला”, इस कलमे का अर्थ, पहुँचे हुए, रसीदा, 
( ऋच्छुतीति ऋषिः ) सूफियों ने यही किया है कि “ला मौजूदा इल्ला हू”, 
नहीं है कोई चीज सिवा उस खुदा के। कुरान मे फिर फिर कहा है, “हुवलू 
हय्यो ला इलाहा इल्‍्ला हू,” व “इन्नि अनल्लाहू, ला इलाहा इल्ला अना”, 
वही आत्मा ही जिन्दा है, क्‍यों कि कोई है ही नहीं सिवा उस के, नहीं कोई 
मौजूद है सिवा "मेरे', नही कोई ,खुदा है सिवा "मेरे! (अर्थात्‌ सिवा "ैः के, 
चेतना के, आत्मा के ), 'मै? ही ऐलन ,खुदा है, अल्ला है। “बसेआ रूबोना 
कुल्ले शयौन्‌ इल्मा”, सत्र चीजों मे फैला हुआ इल्म ( चेतना ) ही खुदा है । 
सूफियों ने भी अरबी फारसो मे ये ही वातें कही हैं, “अन्‌ अल हकू ? अर्थात्‌ 
“अहं ब्रह्म अस्मि”, 'में ही सच है, परमात्मा है, अल्ला है? | “सोडहम!?, यानी 
वह में है, और में वह है। “हक्‌ तु ई”, “तत्‌ त्वमसि”, सच्चा खुदा तू ही है, 


8. (906 8 6 #&ए8 शांत ॥6 णा८९०४”, “] 7 (9) ॥6 धि#७76 


पाए 5“, छि6, 6 पृछ्नशादा, "| &॥ 69) 000, ध0एं ऐश [- 
< ०7९९:|५४/, 


२४४ सब नाम-काम-रूप 'मेरे? ही [ सम० 


तू ही वह है। “हमा ऊस्त, हमा अज्ू ऊस्त, हमा अन्दर ऊस्त”, सब्र उसी मे 
है, सब उसी से है, सत्र वही है। प्रथमा से लेकर सप्तमी और सम्बोधन 
तक सभी कारक, सभी विभंक्ति, ( हुरूफि राबित?, 'प्रेपोज़िशन”! )* उसी एक 
'मैः मे ही घट्ते है। और कुरान मे कहा है कि “लाहुलू अस्मा उलू हुस्ना”, 
यानी सब्न सुन्दर नाम उसी के हैं । “एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति”, यह वेद 
का भी वचन है। 

इंजील मे भी ईसा और दूसरे नवियों मुनियों ने कहा है, “आइ एड 
माइ फादर्‌ आर वन”, “यी आर्‌ दि लिविद्ध टेम्पल्स आफ़ू गाड”, “इन्‌ हिमर्‌ 
आल्‌ थिग्जू लिवू एण्ड मूव्‌ एड हाव्‌ देयर बीडू” इत्यादि ; अर्थात्‌ में. और 
मेरा पिता, उत्पन्न करने वाला, एक ह। है ; तुम्हीं सन्न परमात्मा के जिन्दा मन्दिर 
हौ ; उसी परमात्मा ( चेतना ) मे सब ही चीजें जीती हैं, बसती हैं, और उसी 
से अपनी सत्ता ( अस्तित्व, हस्ती ) पाती हैं * | 

वेदों मे, गीता आदि मे यही बातें फिर फिर कही हैं। सिफ़े नमूने के लिये 
यहाँ कुछ वाक्यों को कहता हैँ । 

यस्सिनू इदं, यतर्चेदं, येन इ॒ढूं, य इदं, स्वयम्‌ , 
योज्स्मात्‌ परस्माच च परः, त॑ अपने स्वयं-सुवं ।॥ भागवत ) 
जिस मे, जिस मे से, जिस से, जो, यह सब कुछ है, और जो सब से परे 
भी है, उस को नमस्कार है। 

“देहो देवडालयः प्रोक्त,,”? “कलबुलू इन्सान, बैठ॒र्‌ रहमान”, “शिवोडहम्‌ ,”? 
“सर्व” खलु इदं ब्रह्म, तज्जलान?”, “नेह नानास्ति किचन,” “एकमेवडद्विती 
यम्‌ ,” “वह दहू ला शरीकि लह” “तोहाद-इ-ला-तशरीक,” “विद्धि त्वमेन॑ 
निहित गुहायां,” “एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्व॑ब्यापी सर्वभृतांतरात्मा?, “ 
वा एघ आत्मा हृदि”, “हत्न्तज्योति: पुरुषः” “यद्यद्विभुतिमत्‌ सतत, . मम 
तेजोंड्शसभवम”, “ब्रह्मौतद्धि सर्वाणि नामानि, सर्वाणि रूपाणि, सर्वाणि कर्माणि 

. जि७०00॥07. 


2, ॥ बात गाए सिशा 22 (00९7, */6६ &2 ह8 #॥एाए शा725 
० 00०", “7 नए था (85 ॥एड शत 77722 &70 808 शा 02॥8 - 


४, सब० ]) सब विभक्तिया 'मै? और “यह! के बीच समाप्त २४५. 


बिमत्ति,? “स सर्वानुमूः,” इत्यादि! कम विचार करने वाले, यक-बारगी 
'ऐैसी बात सुन कर घन्ररा न जायें, इस लिए. कुरान में तो बचा कर कहा हे, 
कि सब सुन्दर! नाम उसी के है| गीता मे भी सलाह दी है, “तान्‌ अक्ृत्स्न- 
विदो मन्दान्‌ कृत्स्नवित्‌ न विचालयेत्‌”, कोमल बुद्धि के, कम समझने जानने 
वालों से, ऐसी बात नहीं कहना जिस से उनका मन उहिग्न हो | पर उपनिषत्‌ 
मे स्पष्ट कह दिया है कि सभी नाम, सभी काम, सभी रूप उसी एक "में? के 
हँ। प्रत्यक्ष भी है। "मै? अ्रमुक नाम वाला हूँ। “मे! यह काम करता हूँ । 
अम्रुक रूप वाला मे! हूँ। सब रूपों, सब नामों, सब कार्मों के पीछे, सब के 
भीतर, 'मै? ही तो है। जो ही कोई नाम या काम या रूप है, उस का मालिक, 
उस का धरने बाला, करने वाला, एक 'में? ही तो है। 

संत मलूकदास ने इस अर्थ को, हिंदी पद्मों मे अच्छा कह है, 
सभहन के हम, समे हमारे, जीव जठ सब मोहि पियारे ; 
तीनो लोक हमारी माया, अत कतहूँ कोऊ नही पाया ; 
छुत्तिस पवन हमारी जाति; हमही दिन ओ हमही राति ; 
हमही तरुवर, कीट, पतंगा, हमही दुर्गा, हमही गगा , 
हमढी मुल्ला, हमही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी ; 
हमरे क्रोध अरु हमरे काम; हमही दशरथ, हमही राम ; 
हमही कृष्ण, हमहि बलराम, हमही रावण, हमही कस ; 
हमही मारा अपना बस , हमहि किया भारत? विध्यंस । 

यह परमात्मा सब के हृदय मे मौजूद है, इसो बात को, कुरान का हवाला 
दे कर, सूफियों ने कहा है, 

बावजूदे कि सुझदये तेरा 'नहनों अक्रब! 
सफहे मसहफ पै लिखा था, सुझे साहस न था। 

आपने यह खुश खबर खुद कुरान के सफहे पर साफ़ लिखा ही है, कि 
में? तुम्हारे गले की नसों से भी ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैँ, तौ भी में 
चेखबर था | 


२४६ सब अवतार-मसीह-रूल एक ही बात कहते हैं [ सम० 


अवृतार-मसीह-रखूल । 

इघ्लामी कलमे का जो दूसरा जुज्ञ है, यानी “सुहम्मदर्रसूलिल्लाह”, इस का 
अर्थ अगर यह किया जाय, यानी “यके अ्रज्‌ रसूलानि अल्लाह,” परमात्मा के 
मैजे हुए रसूलों, पैग़ाम-बरों, संदेश-हरों, मे से मुहम्मद भी एक है, तो किसी 
दूसरे घर्म वाले को भी इस से इनकार नही हो सकता | कुरान की भी यही 
मशा है | फिर फिर कहा है, “बल्ले कुल्ते कौमिन्‌ हाद”, सब कौमो के लिये 
“हिदायत करने वाले? सेजे गये है। “ला नोफरिंको बईना अहृदिम्‌ मिन्‌ 
रुसुलेह”, यानी रखूलों मे फ़क्के नही है, सब बराबर हैं, क्योकि सब एक ही 
बात सिखाते हैं | सनातन धर्म का मसला तो मशहूर ( प्रसिद्ध ) ही है, कि 
जहा जहाँ जब जब जरूरत होती है श्रवतार होंते है। कुरान मे साफ कहा है 
कि “वमा असलना मिन्‌ कबूलिका मिर्‌ रसूलिन्‌ इल्ला नूही इलेहे अन्नहू, 
ला इलाहा इल्ला अना, फ़अबुदून”, यानी परमात्मा कहता है कि में परमात्मा 
ने जिस जिस रसूल को, 'भेजे हुए को?, संदेश ले जाने वाले को, दुनिया में 
मेजा, सब को सिर्फ़ एक ही बात सिखाने को भेजा, यानी यह कि सिवा 'मेरे', 
सिवा 'में? के, सिवा आत्मा के, सिवा परमात्मा के, जो सब जीवों के मीतर "मै? 
की शकल से, चेतना की, जान की, सूरत से, बैठा हुआ है, उस के सिवा कोई 
दूसरा खुदा, दूसरी हस्ती, अस्तिता, दूसग सत्‌ पदार्थ, नहीं ही है, और इस 
किये उसी परमात्मा की, 'मे? की, मेरी ही, पूजा करो, इबादत करो | 


खुदा और ख़ुदी की माया | 

पर नाम-रूप की माया बड़ी प्रवल ( जबरदस्त ) है। ऐन सच है कि 
“क्रकत तफ़ावत है नाम ही का”, तो भी, एक आदमी अ्रल्ला, खुदा, रब 
कहता है। एक आदमी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म कहता है | और महज 
नाम के फर्क ( भेद ) से दिलों मे फ़के आता है, फिकंजिन्दी होती है, दंगा 
फ़साद होता है। ख़ुदा की हमेशा जवान बीती खुदी, अपने निहायत कदीम, 
बेहद बूढे, अत्यत पुराण पुरुष, 'यक ता? शौहर खुदा को दबा लेती है। फरिश्ते 
पर शैतान गालिव हो जांता है। देवता को दैत्य गिरा देता है। परमार्थ और 


४. सभ० ] खुदा से खुदी जबरदस्त २४७ * 


परार्थ को स्वार्थ खा लेता है। आत्मा को अहकार निगल जाता है। परमेश्वर 
को अविदया, बेवकूफ़ी, घेरती है। ब्रह्म को माया लपेट लेती है। नकल मे 
असल गायब हो जाता है।“अल्लाहि अल हादी?, अ्रल्लाहि अलू मुज़िल? हो जाता 
है | 'अल्‌-अलीम?, 'जालि-जायल? का जामा पहिन लेता है । खुदा की बीबी खुदी 
खुदा पर सवार हो जाती है । हिदायत करने वाला, ईंजाल करने लगता है। 


हकीकत, तरीकत, शरीयत । 

जैसे सनांतन-आरय-बैदिक-मानव-बौद्ध-धर्म मे तीन अ्रग हे, शान, भक्ति, 
और कर्म, चैसे ही ईसा-धर्म मे 'भास्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म, एनर्जिजूम', और 
वैसे ही इस्लाम धर्म मे 'हकीकत, तरीकत, और शरीयतः | 

अगर हम थोड़ा भी ग़ौर करें तो हम को मालूम हो जाय कि उसूली 
अकायद! यानी ज्ञानाड और 'हकीकत' की बातें तो सब मजहबों मे एक है 
ही, 'इबादात? यानी मक्तिकाड और “तरीकत? की बाते भी एक ही हैं, और 
भभामिलात? यानी कर्मकाड या 'शरीयत” की ऊपरी सवही बाते भी एक है; 
या एक नही तो एक सो जरूर हैं। और जन्न यह निश्चय से मालूम हो जाय, 
तब हमारे दिलों से यह तास्सुत्र, यह हठ, यह दुराग्रह, जरूर दूर हा जाय कि 
हमारी ही नकल सारी दुनिया ख्वाह-म-झ्वाह करे। 


धर्मों से समानता । 

कोई नमाज के नाम से, कोई सन्ध्या के नाम से, कोई 'प्रंयर! के नाम 
से, उसो एक परमात्मा, अल्ला, 'गाड? (000) की याद करते हैं) कोई निन्‍्नानवे 
नाम ज[हिर और एक नाम छिपा, तस्व्रीह पर जपते हैं, कोई एक सो आठ 
नाम माला पर, कोई दूसरी जब्ान मे उसी के नाम 'रोजरी? पर। ये सब्र नाम 
भी, उसी एक परम-आत्मा, अल्लाहि-अकबत्र, की शक्तियों और व्यक्तियों, 
शुयूनातः! और 'कायनात?, माथुयय और ऐश्वर्य विभूतियों, जमाली और जलाली 
सिफात, की याद दिलाते हैं। संसक्षत मे 'सहख-नाम? के कई ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
९ जैसे विषणु-सहर-नाम, शिव-सहस-नाम, ललिता-सहल्ल-नाम )। अरबी मे सौ 
नाम अल्ला के कहे हैं, कई नाम, बडी खूबी से, विरोधी इंद्ों, जिद्दैन, की 


न्श्ष्८ , सन्न धर्मों ने तीन अद्भ [ समन० 


शकल के, जोढ़ा-जोड़ा कहे हैं, जैसे रहमान और कहंहार, शिव-रुद्र; अल्बारी 
अल्युभीत, कर्चा-सहर्ता; अलूअलीम, अलूमालिक, अर्‌रज््जाक का वही अर्थ है 
जो सरस्वती (शान शक्ति ), लक्ष्मी ( अर्थ-रूपिणी क्रिया शक्ति ), गैरी- 
अन्नपूर्णा ( काम-प्राण-रूपिणी इच्छा शक्ति ) का है । कोई नत्री रसूल फैग़म्बर 
के नाम से, कोई क्राइस्ट मसीहा के नाम से, कोई ऋषि, महर्षि, अवतार के 
नाम से, उन अच्छे इन्सानो ( मनुष्यों ) को ताज्ञीम ( आदर, पूजा ) के भाव 
से याद करते हैं, उन की स्तुति ( हम्द?, 'नात' ) करते हैं, जिन्हों ने अपने 
अपने समय में आदमियों का बहुत बढा भला करने का जतन किया, उन की 
दुनिया और आकबत (इहलोक और परलोक ) बनाने की कोशिश की, और उन 
के दिलों को बदी से हटा कर नेकी की तरफ़ लगाने की फ़िक्र की । जत्र जन्र जहाँ 
जहाँ जिस जिस कौम मे बदी बढ़ती है, शैतान, 'सेटनः, ( 8/90 ) असुर, दैत्य, , 
राक्षस का जोर ज्यादा होता है, नेकी घटती है, फ़रिश्ते, सुर, देव, 'एजल? (७780) 
कमजोर हो जाते हैं, वहाँ वहाँ फिर से धर्म-मजहत्र को कायम और मजबूत 
करने के लिये, और अघमे को और असुरों को दबाने'के लिये ( असल भीतरी 
असुर तो अहकार काम क्रोध लोभ आदि हैं, और बाहरी वे जीव है जिन मे ये 
दोष अधिक मात्रा मे हों) परमात्मा की ओर से कहिये, उस कौम की 
रूह मे से कहिये, ( क्योंकि वह रूह भी खुदा का नूर ही है, रूहि-कोम, सूज्ात्मा, 
विश्वात्मा, जात्यात्मा, 'ओवर-सोल्‌!, 0ए७7-807] है ), रसूल, मसीहा, अवतार, 
हादी, हिदायत करने वाले, सच्ची शिक्षा देने वाले, पैदा होते हैं, जो उस कौम 
के क़लब ( हर्दय ) को, अपने कलब के नमूने के जोर से बदल देते हैं । 
यद्‌ यद्‌ आचरति श्रेष्ठः ततूतदूएव इतरों जनः । 

जो बड़ा करता है उसी की नकल छोटा करता है ! 

यह बात सभी मजहव वाले मानते हैं कि खुदा है। सब से .चडा खुदा, 
अल्लाह-अकबर, महा-देव, परम-ईश्वर, परम-आत्मा, पर-तह्ष, इन सब का श्रर्थ 
एक ही है; वह खुदा एक है, वाहिद है, अ्रद्वितीय है, ला-शरीक है--यह भी सम 
मानते हैं। पुएय का फल सुख, पाप का फल दुःख, जैसा करो वैसा भरो, सज़ा- 
जज्ञा, ख्र्ग-मरक, जन्नत-जहन्तुम, हेवन-हेल, यह भी सब मानते हैं। 


कु 


४, सब०])... रस्म-रवाज मे सहशता २४९ 


रोजा-बत, उपवास-फास्ट, हज-तीर्थैयात्रा-पिलूम्रिमेज, (]॥807929) और 
जकात, “चैरिटी!, (0॥8779) धर्माथ दान, यह भी सब मज़हबों मे है । 
अगर एक मजहब वाले ओम? कहते है, तो दूसरे “भ्रामी', और तीसरे 
“समेन? (६707); तीनों एक ही चीज हैं, और एक ही मतलत्र रखते है, 
अर्थात्‌ , 'होंः, अस्ति, सु-अस्ति, अस्त, ऐसा हो, वह परमात्मा 'में! है, और 
वह 'मै? ऐसी इच्छा भावना आज्ञा करै। हिन्दू लोग धर्म के चार मूल, चार 
जड, बुनियाद, मानते है, श्रुति, स्मृति, सदाचार, और “स्वस्थ च प्रियम्‌ आत्मन/ 
या “आत्मनस्तुष्टिरेव च”, या “हृदयध्भ्यनुज्ञाट | मुसलमान लोग भी मजहब 
की बुनियाद चार ही मानते है जो करीब करीब यही चीज है, यानी, कुरान, 
हदीस, इज्मा, और कयास | ईसा-धर्म वाले भी रिवेलेशन्‌ ( स्क्रिपचर )-- 
ऐेक्टा सैक्टेरम्‌---लनैड ओपिनियन--कानशेंस, अथवा स्टेट्यूट-ला, कस्टस्‌ 

प्रेसीडेंट या केस.ला, और जस्टिस, एक्किटी, और गुड-काशेंस ' | 


रस्म-रिवाज की समानता | 

ऊपरी रमो और कर्मों मे भी बहुत सहशता ( सुशाचिहत, ततबीक ) है। 

कोई हिलाल और तारा दोषियों में लगाते हैं; कोई त्रिपुरड उर्थ्यपुण्ड्‌ बगैर:, 
जो भी हिलाल और तारे की ही दूसरी शकले हैं, माग्रे ( मस्तक पेशानी ) पर 
चन्दन आदि से बना लेते हे, कोई सूली (सलीब) की शकल के आवेजे कपडों 
पर लवकाते हैं, जो भी स्वस्तिका और त्रिपुण्डू से मिलते हैं, त्रिशूल भी इ्न्ह 
का रूपान्तर है | कोई सिर पर शिखा, चोटी, चुन्दी के नाम से बाल बढाते हैं, 
कोई ठुड॒ढी पर दाढ़ी के नाम से । कोई जनेऊ ओर जन्‍्तर ( यज्ोपवीत ओर 
यन्त्र ) पहिनते हैं, कोई तावीज | कोई बुत-परस्त ( मूत्ति-पूजक ) हैं तो कोई 
कब्र-परस्त | निराकारता, एकता, वहदत के महावाक्य और कलमे पढ़ते हुए. भो 
सभी, उस एक अकेले पर देर तक मन न जमा सकने के सबब से, शकल 

| रिच्एडॉ॥000, इणाएण९, 0०55 इाएणएा), [९६९० 007, 


(-0टछाशा०2&, ण,. जै्कण2-].8०, (पशणा, वि९८९४०९ा ७ (285९० .३५५, 
था चेंपनाटट, टिवआा५, &0 (7000 (>ाइटाशा८९८ 


२५० मूर्ति-पूजा और क़त्र-पूजा [ सम० 


वाली, नाम-रूप वाली, चीजों मे मन अट्काते ही हैं। “व वाव ब्रह्मणों रूपे, 
मूर्त चैव अभूर्त च,” यानी परमात्मा अल्ला की दो शकलें है, एक बे-शकल 
और एक बा-शकल; और सारी दुनिया हीभ्यह दूसरा शकल है; 'हमा ऊस्त', 
“हर चि बीनी, बि-दां कि मजहरि-ऊस्त”, इस लिये कोई मूर्तियों की पूजा करते हैं 
कोई शहीदों, पीरों, ओलियों की कब्रों पर और ताज़ियो पर माला फूल चाइर 
चढ़ाते है, और दीये जलाते हैं | जिन्‍्ही जीवो को कोई, देवता और दैत्य और 
उन के श्रवातर भेद, उपदेव, सिद्ध, विद्याघर, अप्सरा, गधबे, यक्ष, राक्षस, 
डाकिनी, शाकिनी, कूश्माड, पूतना, प्रेत, भूत, पिशाच, आदि के नाम से पुकारते 
हैं, उन्हीं को, दूसरे लोग, फ़रिश्ते, मलायक, शैतान, जिन्‍नात, परी, “एजल?, 
'फेयरी?, 'नोम!, 'अंडाइन?, “सिल्फ़ः, ब्राउनी', 'एल्फ!, 'पिक्सी', 'डेविल!, 
€स्प', 'फ़ीनड”, 'ग़ूल?, बगैरः के नाम से जानते मानते हैं।* कोई देवी 
देवताओं की सवारी निकालते हैं, तो दूसरे ताज्ञिये निकालते हैं, और ताजियों 
पर अर्जियाँ लग्काते है। इटली देश मे, रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाई, 
बैम्बीनो? अर्थात्‌ शिशु ईसा और उन की मा मरियम देवी के जलूस निकालते 
हैं ; रूस देश मे, औीक चर्च सम्प्रदाय के ईसाई, 'ऐकोन? ( शं|70॥ ) मूर्तियों 
की सवारी सजाते है| सभी मन्नतें मानते हैं। सभी भाड़ फ्रेँक मे विश्वास करते 
है । सभी गुरु-शिष्य, लिमेन्‌ प्रीस्टः, ( ]8ए7॥97-77056 ), पीरूम॒रीद, 'सेंट- 
डिसाइप्ल? ( 8877-078»7])9 ) के रिश्तों को मानते हैं | अगर एक मजहत्न 
वाले श्राद्ध तर्पण ब्रह्म मोज वगेरह करते हैं, तो दूसरे मजहत्र वाले भी- गशुजरे हुवों 
के लिये चेहलुम पर फातिहा पढते हैं, और बारे-वफात और शब्रि-बरात पर उन 
की रूह की भलाई के लिये ग़रीबों को खाना खिलाते हैं, पा और नेक औरतों 
को कन्दूरी? खिलाते हैं। ईसाई भी 'प्रेयर फार दि डेड? ( 78097 07 #0 
१6०७0 ) और “मासेज्ञः, ( 7788968 ) परलोकगत जीवों के लिये ईश-प्रार्थना, 
पढ़ते हैं। खुदा को ला-मकान और निराकार कहते हुए भी, सभी उस के लिए 

[ #गएछ, शिाए, ह0076, एाव/76, 5श०ी॥, 00५76, था. 46, 
8 जा, ॥0, क्‍ी६७79, 800 ॥70ए०प5, 5प८८प्रप5, 07980, 58|87870श, 
5897, 7/7777 शं2 


४. सच्० ] मदिरि-मस्जिद-ग्रिर्जा २५६१ 


खास-खास मकान बनाते हैं, मन्दिर के नाम से, मसबिद के नाम से, चर्च के 
नाम से; बैतुल्ला, देवालय, 'हौस आफ गाड? ( ॥0786 ०6 000 )--इन तीनों 
नामो के लफ़्जी मानी भी एक ही है, ईश्वर का घर; और इन सब मकानों 
की शकल मे भी कुछ समानता, कुछ मुशाबिहत होती है ; यानी, इस नापाक 
(अशुद्ध ) ढुनियों ( पृथ्वी ) की मेल से, आस्मान की स्वच्छुता की तरफ, सभी 
उठना चाहते हैं, शिखर के नाम से, गोपुर और कलश के नाम से, शुम्बद्‌ 
भ्रौर मुनारे के नाम से, “स्टीप्ल, टावर, स्पायरर 860७6, (09067, 976 ) 
के नाम से । हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम भी हम-मानी, तुल्यार्थ, होते हैं । 
अब्द का मानी बंदा, दास, अ्रल्ला का मानी ईश्वर, अब्दुल्ला का मानी ईश्वर-दास; 
कादिर मानी कुद्गरत वाला, भग-वान्‌ मानी भी ऐश्वर्य वाला, भगवान्‌ दास मानी 
अब्द-अल-कादिर ; ऐसे ही अब्दुलकरीम, दयालुदास ; अब्दुलजमील, सुन्द्रदास 
धर्म-पाल,रफी-उद्दीन, लोक-वलह्लभ -मकबूलि-आलम, अब्दुरहमान  शकरदास 
शिवदास > अब्दुरहीम, इत्यादि । मगर, निह्ययत अफसोस का मकाम है, कि 
ऐसे उमदा उमदा नाम रखते हुए भी, काम हम लोगों के, उन नामो के मानियों 
के मुताबिक नही होते, बल्कि अक्सर बिल्कुल बर अ्रक्स | अगर हिन्दुओ मे 
विश्वनाथ-दर्शन और गल्ञा-स्नान की महिमा है, तो मुसलमानों मे काबे के 
मन्दिर मे जाना और जम्‌-जम्‌ कुण्ड मे स्नान करना बड़ा पुण्य है। और भी 
साहश्य ( मुशाहित्रत ) देखिये | काबे के मन्दिर के अन्द्र दो पत्थर है, एक का 
नाम इज्जुल अस्वद्‌ू, और एक का नाम हजुल यमानी, जो अब दीवार मे लगाये 
हैँ ; कह जाता है कि पहिले फर्श पर ही थे , हाजी यात्री लोग इन पर बोसा 
( चुम्बन ) देते हैं, और काबे के मन्दिर की परिक्रमा ( तवाफ ) सात बार करते 
हैं; और उस के आगे सहन (प्राद्गण ) मे सिजदा ( दण्डवत्‌ ) करते है । 
और यह सब काम अद्भा पैजामा कुर्ता टोपी वगैरा पहिन कर नहीं किया जा 
सकता, बल्कि नगे सिर, नंगे पैर, एक घोती और एक उपर्ना ही पहिन कर, 
जिन को 'एहराम? ( पवित्र वस्त्र ) कहते हे, और ये बिना सिलाई के होने 
चाहिये ; जैसे हिन्दुओं मे, जो लोग बहुत पविन्नता ( तहारत ) चाहने है, वे 
स्नान कर के, रेशमी पीताम्बर उपर्ना पहिन कर, मन्दिर-यात्रा देवता दर्शन आदि. 


२५२ संन्ध-नमाज-प्रेयर [ सम० 


करते हैं, और ये भी बिना सिलाई के, “अ-हते वाससी”, होने चाहिये । रोमन 
काथलिक गिर्जाघरों मे, खास ख़ास तिहवारों पर, मर्यम और ईसा की पूजा, 
धूप-दीप, फूल-माला, से, वैसी ही की जाती है, जैसी राम या कृष्ण की, मदिरों मे। 
सभी पोथी-परस्त हैं ; एक वेद को पूजते हैं, एक तौरेत इज्जील को, एक कुरान 
को; सभी अपनी अपनी पोथियों को एक ही नाम से पुकारते हैं--ब्ह्मवाक्य, 
(गाड्‌ --स्पेल, कलामुल्ला, यानी ईश्वर-खुदा-परमात्मा-अल्ला-गाड की कहा 
अत | मुख्य मुख्य बीत भी सब में एक ही है। खुद कुरान मे कहा है, “इनक 
लफी जुबूरिल अव्वलीन”, यानी यह (कुरान ) अ्रगलो ( प्राचौनो ) के 
'नविश्तों ( लिखे ग्रन्थों ) मे है| बाइबल मे, उपनिषदों, मे, वही मुख्य बातें हैं 
जो कुरान मे । हिन्दुओं मे जैसे कथा पुराण के पाठ और व्याख्यान का दस्तूर 
है, वैसा ही मुसलमानो मे मौलूद, खुतबा, वाज्ञ की चाल हैं, और ईसाइयों मे 
'सर्मन! की | नमाज के पेश्तर एक चुज्ू! करते हैं, तो सध्या ,पूजा के पहिले 
दूसरे स्नान आचमन? । एक आसन बिलाते हैं, तो दूसरे सजादा | एक नमाज 
के लिये उठने बैठने के कायदे रखते है, तो दूसरे सन्ध्या के लिये सूयोपस्थान, 
अज्ञन्यास, करन्यास, दस्डवत्‌ प्रणाम बगैर के । नमाज मे सीने (छाती) तक 
हाथ उठाना चाहिये कि कान तक, संध्या मे प्राणायाम के लिये हाथ सीधे नाक तकले 
जाना चाहिये, या सिर के चारोतरफ़ घुमा कर, 'गाड? त्िमूर्सि 'ट्रिनिटी! ( रा ) 
है, या एक मूर्सि (युनिटी, 77709); कृष्ण, ईसा, मुहम्मद, का दृश्य शरीर, पार्थिव 
द्रव्यों का बना हुआ था, या दिव्य सूक्ष्म तत््वो का; राम वा कृष्ण, पूर्णावितार 
ये, वा अशावतार; ऐसी ऐसी बातों पर अलग अलग फिक्ने (दल ) और 
सम्प्रदाय बन गये हैं; ईसाइयों मे सैकड़ों, मुसलमानों मे ऋहत्तर, हिन्दुओं में , 
सेकड़ो बल्कि हज़ारो | अगर एक अज़ान की पुकार से आदमियों को जगा कर खुदा 
की तरफ़ लगाते हैं, तो दूसरे श्ड घर्टा से वही काम लेते है; ईसाइयों में भी 'चर्च , 
वेल्सः (७प्र7०७॥ 0९9) होते हैं। अगर एक कुर्बानी करते है, तो दूसरे मी वलि- 
दान | सभी गोश्त खाते हैं, कोई एक जानवर, यानी गाय का, गोश्त हराम समभते 
हैं; तो कोई दूसरे जानवर, यानी सूअर का । अफ़सोस तो यह है कि दोनो में 
नफ़ूसू कुशी, आत्म-बलि, अपनी नफ़्स, अपने स्वार्थ और खुदगरजी, अपने 


४ सत्र ] पुनर्जन्म रभ्रे 
अहड्लार, काम, क्रोध, वगेरा की कुर्बानी, और 'तर्कि-हैवानातः', मास-वर्जन, 
बहुत कम लोग करते हैं, दूसरों का ही बलिदान करते है; अपने भीतर जो 
हेवानियत, पशुता, भरी है, उस का नहीं। पर खुशी का मौका है कि गुनाह, 
पाप, 'सिन! (8॥0) के धोने और मिटाने के लिये मी सभी एक ही उपाय करते, 
या करते नहीं तो बताते जरूर, है, पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्चित्त, नदम-एतराफ- 
तलाफ़ी ( कफ्फारा, तौबा ), 'रिपटेस कनफेशन:एक्सपियेशन! (700॥७॥08- 
00०४69807-6500/707॥ ) | 


पुनर्जन्म । 

पुन्जन्म के बारे मे भी यह ख़याल करने की बात है कि कुरान या हृदीस 
मे कहीं इस से इनकार नहीं किया है। बल्कि कुछ कलाम ऐसे मिलते हैं जिन 
का इशारा, कुछ आलिम मौलवियों और सूकफ़ियों के खयाल मे, पुनर्जन्म के 
मानने की तरफ है । “अद्यातना बादे अमातना”, “कुल योही हल्लजी अनशा- 
अहा अव्वलमर्र”?, यानी हम लोगों के मर जाने के बाद उसने हम को फिर 
जिलाया है, ओर जिस ने पहिले तुम को जिलाया है वही तुम को दुब्चारा भी 
जिला सकता है | “बुखिजुल्‌ हस्या मिनलू मय्यती, व युखिजजुलू मव्यता मिनलू 
हय्यी”, वह ख़ुदा, हयात जिंदगी से खारिज कर के मौत मे डालता है, और मौत से 
खारिज कर के हयात मे । “कैफा तकफुरूना बिल्‍्लाहे, व कुन्तुम्‌ अम्बातन्‌ फा 
अह्यकुम्‌ , सुम्मा युमीतोकुम्‌ , सुम्मा योहिकुम , स॒म्मा इलैंहे तर्जउन?, यानी 
तुम अल्ला से किस तरह इन्कार कर सकते हो, हार्ला कि तुम वे-जान थे, उस 
ने तुम्हे ज़िन्दा किया, और फिर तुम्हें मारेगा, और फिर जिलायेगा, और फिर 
उस की तरफ़ लौट कर जाओगे । यह बात गीता की सी ही है, “बहूनां जन्मना 
अते ज्ञानवान्‌ मा प्रपग्यते” । यानी बहुत जन्मो के बाद, ज्ञान पा कर, आदमी 
मेरे पास, परमात्मा के पास, पहुँच जाता है। एक ओर वाक्य कुरान मे मिलता 
है जो गीता के इस वाक्य का बिल्कुल समानाथ वा अनुवाद ही मालूम 
होता है। “या अय्योहलू इन्सानों इन्नका कादिहुन- एला रव्बेका कादिहन - 
फ सुलाकिहे लतकेबुन्न तबकन्‌ अन्‌ तवक”, यानी ऐ इन्सान, तू अपने 


श्ध४ मुसलमान और ईसाई मी मानते हैं [ सम्‌० 


रबर (खुदा ) की तरफ जॉफिशानी करता हुआ जाने वाला है, तब्रक पर 
तबक, दर्जा ब दर्जा, तुक को चलना है । 
और भी कुरान से कहा है, “मिन्हा खलकना कुम्‌ , व फ़ी हा नोईदुकुम , 
व मिन्‌हा नुखरुजुकुम्‌ , एला तश्मारतीन्‌ उख़रा”, यानी मैं ने तुम को मिद्ी से 
पैदा किया, और उसी के अदर तुम को लौटा दुँगा, और उसी से फिर निका- 
सूगा, लगातार, आखिर तक, और “पुम्मा बअसूमाकुम्‌ मिन्‌ बादे मौतेकुम्‌ 
लअ्ल्लकुम्‌ त॒ष्कुरुन्‌ ,” यानी फिर मैं ने तुम को मबऊस ( पैदा ) किया, 
तुम्हारे मर जाने के बाद, ताकि तुम मेरा कुछ शुक्र करो । 
कुछ लोग कुरान के इन लफ़्जों के मानी दूसरी तरह लगाते है | पर इस 
में तो कोई शक है ही नहीं, कि खलीफ़ा हारू रशीद के जमाने के मोतजिला 
फिके के लोग पुनर्जन्म को मानते थे । शैख-उल्‌इभ्राक, अल गिजाली, मौलाना 
रूम, उमर खय्याम, कौरा, और आम तौर से सूफी ज्ञोग भी, इस में एतब्ार 
( विश्वास ) करते थे । बल्कि वैदिक धर्म वालों से ज्यादा बारीकी से इस पर 
विचार किया था । मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म को नसूख, पशु जन्म को ' 
मसख, वनस्पति जन्म को रसख, और मणि आदि पत्थर रूप में जन्म को फसृख्र 
कहते ये। यहाँ तो एक पुनर्जन्म शब्द ही से काम चलाया। मौलाना रूम 
का कहना मशहूर है, 
हम्‌ चो सबूज़ा बारहा रोहंदः भस्र्‌ ; 
हफ्त सद्‌ हफ़्ताद! कालिब दीदः भस्र्‌ | 
यानी घास के ऐसा में फिर फिर उगा हूँ, सात सौ सत्तर जिस्म मैने देखे 
हैं | बाइबल में भी कहीं पुनर्जन्म की तर्दीद नहीं की है; इस से इनकार कहीं 
नहीं किया है; बल्कि कई जगह इस के मवाफिक बातें ' लिखी हैं | ईसा मसीह ने 
एक मौके पर कहा कि जो इलेजा ( इल्यास ) नाम का नवी था, वही जान 
दी बैप्य्स्ट नाम के फ़क्कीर के रूप भे फिर जन्मा है। आशा खा के 
फिके के मुसलमान आज भी तनासुख्त यानी पुनर्जन्म को मानते हैं, श्रीर 
मुहम्मद पैमृम्बर को ब्र्ला का और श्रली फों विषपु का अवतार बताते हैं। 
ठीक ही हे, 


४. सब० ] योग और सुलूक र५्् 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सह, श्रोमद्‌ ऊर्नितमेव वा, 
तत्‌ तद्‌ एवं अचगच्छ त्वं, मम तेजो5'शप्तम्भवम्‌ । ( गी० ) 
जो भी कोई श्राली शखूसियत दुनिया मे नजर आबै, उस को मेरी, 
मैं की, खुदा की शान के किसी जलाली या जमाली जरें का इजहार 
ही जानो | 


दूसरी सक्ष्म बातों मे समता | 


वैदिक घ॒र्म का सर्वोत्तम अश, घेद का अंत, वेद की परा काष्ठा, वेदात, ब्रह्म- 
विद्या, अध्यात्मशाल्न, माना जाता है । यही दशा इस्लाम घर्म मे तसवब्बुफ की, 
सूफी मत की, है । ईसाई धर्म मे यही अश “मिस्टिसिजुस' और “गास्टिसिज्म! 
के नाम से प्रसिद्ध है | योग को तसब्बुफ मे 'सुलूक'ः कहते है, शब्दार्थ वही 
है ; योग के मानी जोड़ना, मिलाना, लगाना, सुलूक के मानी भी मेल करना, 
मिलाना, सीना ( 'सिल्क? से, डोरे से ); जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, 
जीवात्मा को अपनी परमात्मता पहिचनवा देना | जैसे योग मे भूमि पर भूमि, 
काष्ठा पर काष्ठा माना है, वैसे ही सुलूक मे भी तबक पर ततब्रक, मकाम पर 
मकाम | सत्‌-चित्‌-आनन्द ब्रह्म का स्वभाव है, वुजूद-इल्म-शुहृद अल्ला की 
सिफत है। ईसा ने जो कहा है, “आइ ऐम दि वे, दिद्न,थ, दि लाइफ”, इस का 
भी मतलब यही है कि मै (वे,मार्ग ) सत्‌ , ( ट्र,थ, सत्य ) चित्‌ , (लाइफ, जीवन, 
प्राय ) आनन्द ( हूँ ) है, शरीअत, हकीकत, तरीकृत, ये तीन मार्ग वा काड वा 
अग, धर्म मजहब-रिलिजन के, इन्ही तीन से तश्नल्लुक व मुताबकत रखते है। 
आरंभवादी ईजादिया, परिणामवादी शुह्दृदिया, विवत्तेबादी बुजूदिया है। जीवन्सुक्त 
को इन्सानुलू-कामिल या मर्दि-तमाम कहते हैं, इ'जील की जबान मे, सन्‌ आफ 
गाड?, “ईश्वर का पुत्र), ईश्वर का पाषंद; पूर्णावतार को मजहसिअत्तम्म | जप, 
क्रियायोग, प्रायायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि को, जिक्र, अशजाल, 
हबूसि-दम, मुराकिया, मुकाशिफा, मुआइना कोर; यम-नियम को झुजाहिदा, 
ईसाई ग्नात्टिक और मिस्टिक लोग इन के नाम ( अंग्रेज्ञी मे ) 'लिय्नी?, फास्ट! 
'विजिल', वाउज़ः, “त्रेयरेग्युलेशनः, कानटेम्प्लेशन', 'कानसेनट्रशन', 


२४६ तीन शरीर, स्थूल-सूच्ठम-काशण ' [ सम० 


“मेडिटेशन? आदि कहते हैं ।१ वैदिक धर्म मे सात ऊपर के लोक और सात नीचे 
के पाताल माने है, इस्लाम मे सात अश और सात श्रर्द इन्हीं को कहते हैं। 
जैसे भुई, भुवः, स्व, आदि नाम हैं चैसे आलमि-नासूत (या दुनिया, या शहादा), 
आलमि-मिलाल, मलकूत, जबरूत, लाहूत क्रौरा। और भी नाम इन्हीं चीजों 
के दूसरे आकास्प्रकारों के कहे हैं । जैसे वेदान्तियों ने योग साधन कर के स्थूल 
से सूच्रम आदि शरीर को, जीते जी, ( “मुझ्नाद्‌ इषींकी इवः?---कठ उपनिषत्‌) 
अलग कर लेने के लिये कई शरीर, स्थूल, सद्म, कारण, अथवा पंच कोष, माने 
हैं ; तथा बौद्धों ने स्कन्ध; जैनो ने वर्गणा, आदि ; एवंसूफ़ियों ने भी कई, नफ़त, 
रूह, नुस्मा बगैर माने है; और बाइबल मे, 'बाडी-सोल-स्पिरिद! ( 9009-80॥- 
80776 ) माना है। मोक्ष या निर्वाण को नजात, मेराज, फना-फो-अल्ला ८ फ़ना- 
फिल्ला, ब्रह्म लीनता ) कहते है, ईसाई लोग इसी को 'साल्वेशन?, “बिया्ट्यूड', 
आदि कहते हैं। निष्कर्ष यह कि “फक त तफाबत है नाम ही का, दर असल सन्न एक 
ही हैं, यारो !?; वस्तु एक है, देखने वाले अनेक है; स्थान भेद से थोडा थोड़ा 
दर्शन भेद और नाम भेद हो गया है | खुद कुरान मे साफ लिखा है, “इन्नहू 
ल फी जुबूर इल अव्वलीन”, यानी प्राचीन धर्मों की धर्मपुस्तकों मे जिन का 
उन धर्मों के दूद्धों बुजुर्गों ने लिखी है, इस कुरान की सब मूल ओर मुख्य 
बातै पहिले लिखी जा चुकी हैं । बही वही बातें, दूसरी मनुष्य जाति के लिये, 
दूसरे काल, दूसरे देश, दूसरी अवस्था मे, दूसरी भाषा में लिखी गईं। इस 
लिये अब भाषा बदल कर थोड़े हेर फेर से, इस देश, काल॑, अवस्था, जाति के 
प्रयोजनो ,के अनुसार, फिर से कहो व लिखी जाती हैं, पर मुख्य और मूल बाते 
वही हैं, जो अगले जमानो मे भी फिर फिर कही जा चुकी है | 


नाससक्षी मे भो समता | 
मुख्ततर यह कि अगर “चश्मानि दिल! से, हृदय की आँख से, मुहत्नत आर 


8./[8॥ 8 ए०४५, एी८ 070, ॥6 |॥6७*, 50 ० (000, [॥५, 
डछिए, शशञ, ००एा5, जिल्शा-९8एथा॥0णा, एणाशा)एक्का00, ०0002४स्‍र।0॥' 
गाटट[807- 


ह 


४. सन्र० ] मजहन्न मे भो शेखी , रप७ 


नेकी की 'निगाह से, देखिये, तो आप को,सब्र एक ही, और एक से ही, देख 
पढ़ेंगे, सब दोस्त' ही दोस्त नजर आर्वेगे, और सत्र को दुनिया भी श्रौर आकपत 
भी भनेगी । 

“हमा ऊस्त” (सच वही है) से “हमा दोस्त” का नतीज्ञा निकलता ही है। 

एवं तु ॒पंडितैज्ञात्वा, स्वभूतमयं हरि , 
क्रियते स्वेभुतेषु भक्ति" भ्रव्यभिचारिणी । (विष्णु घुराण) 

जब सब हरि-मय, आत्म-मय है, खुदा ही खुदा है, तत्र सब्र से भक्ति प्रीति 
होनी दी चाहिये। दंघ॒ किस से कीजिये ! जत्र कोई दूसरा हो तत्र न? सब्न तो 
अपने ही हैं, आप हो हैं | लेकिन अगर भेद-बुद्धि की, ,खुदी और अहकार को, 
स्वार्थ और शेखी-मशीखत की घमड, हठ, दुराग्रह, तास्स॒ुध की, और अहमह- 
मिका हमहमा की आंखों से देखियेगा, और इसी भूल मे मस्त रहियेगा कि मेरा 
मजहत्र सभ्र से अच्छा और बाकी सत्र खरात्र है, और दूसरे मजहत्र वालों 
को जैसे हो तैसे, अकल और हिकमत और दलील से नहीं, बल्कि छुल-बल 
और ज़त्रदस्ती से, अपने मजहत्र मे लाना चाहिये, अगर हम लोग ऐसा 
खयाल ,करेंगे तो दूसरों का भी, और खाहमख़ाह अपना भी, काम बिगाढ़ेंगे । 

'अस्ल बात यह जान पड़ती है कि पढ़े लिखे या अनपढ़ भी, जत्र साफ- 
साफ यह कहते शर्माते हैं कि हम दूसरों से श्रच्छे है, पर अहंकार-मी उन का 
साथ ही जोर करता ही है, तव उस अहंकार का, गरूर का, इस बहाते से स्वाद 
( जायका ) लेते है, कि हमारा ईश्वर, हमारा अल्ला, हमारा यहोवा, हमारा 
गाड, सब्न दूसरों के देवताओं से बढ़ा है, हमारी पोथी, वेद, या तौरेत, 
या इजील, या कुरान, सब दूसरी किताबों पुस्तकों से उमदा है, हमारा अवतार 
पूर्ण परमात्मा है, हमारा मसीहा खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा नवी 
खातिमुन्नबूअत है, नब्रीपन को ख़तम कर देने वाला है, सब्र फरिश्तों से भी 
और आदम ( आदि मनु ) से भी बढ कर है, खुदा के बराबर नहीं तो उस के 
बाद दूसरे दर्ज मे वही है। वाह, वहदत की खूबी ! बेत्रकूफी मे भी सब सजहब 
वाले यकर्सों,हैं |! जच्न अहकार ज्यादा जोर करता है तन्र तो यह भी सभी कद देते 
हैं. कि हमी.अह्मदेव के मुख्य पुत्र है, -हमी ( यहूदी ) यहोवा ( खुदा ) के खास 


१७ 


रद खुदा के ठेक्रेदार--हमारा ही खुदा? | | सम० 


चुने हुए. ( चोज़न्‌ रेस ) हैं, हमी कुरैशी ( जाति, जिस 'में मुहम्मद पैगम्बेर पैंदा 
हुए ) खास' खुदा के प्यारे बल्कि ठेकेदार या मालिक ( स्वामी ) ही हैं, हमी 
( ब्राह्मण, भू सुर, भू-देव, ब्रक्ष के टुकड़े, ज़मीन पर चलते फिरते देवता ) ब्ह्म- 
गाडअल्ला की शान हैं, मगर भाइयो | दोस्तो! हम लोगों को इस अहकार 
ओर गशरूर के धोखे मे नही पढ़ना चाहिये | परमात्मा-खुदा श्रल्ला, अनंत, ला- 
इन्तिहा, “अनऐडिड?” है और वही हमारी आप की रूह है, रूह-उलू-रूह है, 
सून्ात्मा है, विश्वात्मा, जगदात्मा, विराडात्मा, परमात्मा, है | इस मे से अनगिनत 
अवतार और मसीह और रसूल आये, आ रहे हैं, और आते'रहेंगे । अपने 
अपने देश और ज़साने के लिए. सब ने अच्छी अच्छी बाते सिखायी और 
सिखा रहे है और सिखावेंगे | सब की मुनासित्र इज्जत, आदर, करना चाहिये । 
यहं कभी खयाल में नहीं लाना चाहिये कि जो किसी एक ने कोई खास तरीका 
किसी देश-काल-अवस्था, मुल्क-जमाना-हालत, के लिये बताया, वही, जुबर्दस्ती 
सें, सब्र आदमियों से, सत्र जगह, सच्न 'हालतों मे, मनवाया जाय, और बाकी सब 
की बातें मिटा दी जायें। और सर्वोपरि यह सदा याद रखना चाहिये कि मुख्य 
धर्मतत्व, ज्ञानसार, परमगुहा, सत्र ने एक ही सिखाया, अर्थात्‌, "मै? जीवात्मा, 
ही परमात्मा है। “इन्नि अनजल्लाहू, ला इलाहा इल्ला अना?, “अरहं ब्रह्म, नान्यद्‌ 
आत्मनं; ( अपश्यत्‌ )” | हो 
“इस तौर से यदि देखा जाय, कि मुहम्मद का अस्ल अ्र्थ हकीकति-मुहम्मदी, 
यानी अर्कलि-कुल, अ्रर्थात्‌ महान्‌ आत्मा, महत्तत्व,. बुद्धितत्व, है, तब तो यह 
कहना ठीक हो जाता है कि जो जीव उस तक पहुँचा वही मुक्त हुआ, नत्री, 
परमर्षि, हुआ, खातिमुन्ननूअत हुआ, खुदा का इकलौता वेद, ब्रह्मस्वरूप,हो गया । 


मज़हब मे जबरदस्तों नहीं । । 
: सभी सजहब वालों ने, कमी न कभी, दूसरे मजुदब वालों को अपने मजह 
में लाने के लिये” जबरदस्ती से, जब्र से, बलात्कार से मी, कोशिश की है, 
किसी ने कम, 'करम किसी ने ज्यादा, किसी ने बहुंत ज्यादा। मगर मज़हव मे 
जबरदस्ती की-कारवाइयों चाहे थोड़े दिन के लिये कारगर हो भी जायें पर बहत 


४. सब० ] ज़नदंस्ती से मजहब नहीं चलता ०२३६ 


जल्‍द ही जवाल और मुसीबत उन के करने वालों पर आती है,, और आई है। 
जो जनब्र से जल्द बढ़ता है, चह,दूसरे के जब्र से वैसा ही जल्द घव्ता मी है। 
वजह सीधी है, उस के दुश्मनो की संख्या, अदद, हमेशा बढ़ती रहती है, जो 
उस का बुरा चेतते ही रहते हैं । पच्छिम की कौमों का हाल देखिये। शिष्टता 
सभ्यता तहज़ीब की चोटी पर पहुँच कर, काम, क्रोध, लोम, और अहंकार के 
मारे एक दूसरे को मारे डालते है | इस भारत देश मे कहावत है कि जब चीटे 
के पर निकले तन्र उस की मौत करीब है। फारसी मे कहावत है, “अगर बर हवा 
परी, मगसे बाशी; वगर दर आब रवी, माही बाशी, दिल बदस्त आर, ता कसे 
बाशी?, अगर- हवा पर उडो तो मक्खी हुए, अगर पानी के भीतर तैरो 
तो मछली हुए, अपने दिल को काबू मे लाओ तो आदमी इन्सान बने; 
एयरोप्लेन मे उड़ते हैं, सबमेरीन मे तिरते हैँ, इन्तानियत से, मेलमिलाप 
से, मुहब्बत से, जिन्दगी कैसे बंसर करना चाहिये, यह नहीं जानते । और भी 
बडी मोटी बात है। धमकरा कर, मन का विश्वास तो बदला नहीं ही जा 
सकता | अगर मार पीट कर, डर दिखा कर, हम दिन के वक्त किती से 
कहलवा भी ले कि दिन नहीं रात है, तो उस का मन तो बदलेगा नहीं, ,भूठ 
बोलने की, भूठे और कायर का काम करने की, आदत ही उस मे और उस की 
नस्ल से कायम होगी | ऐसी ही बातों का खयाल कर के ,कुरान में बार बार कहा 
भी है, ' ला इक्राह्य फिद्‌ दीनः', यानी मज्ञह्न॒ के मामिले मे कोई जनरदस्ती 
नही है, “लकुम्‌ दोनुकुम्‌ वले यदीम?,, यानी तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन, हमारे 
लिये हमारा दीन, “ उदू एला सबीलि रब्बका बिल हिक्‍्मते वल_मौएज्ज़तिल्‌ 
इसनते”, यानी रब्ब की तरफ बुलाओ लोगों को, हिकमत की राह से, और 
अच्छी नसीहतो से । * 
कथनी से करनी बड़ी । 
सब्न से उम्दा हिकमत तो अपनी जिंदगी का नमूना है। . 
यदू यद्‌ आचरति श्रेष्ठ तत्‌ तद्‌ एवं इतरो जन । ( गी० ) 
#एक्ज़ान्पल टीचेज़ बेंदर देन प्रीसेप्ट” ।१ 
“१ छा ए्ब्टाठ 0४एश पीशा 9९०९७ 


-२६० अपने सदाचरण से धर्म सिखाइये [ सम० 


जिस को लोग जानते हैं कि यह आदमी अच्छा है, नेकनीयत है, सच बोलता 
है, धोखा नहीं देता, दूसरों का दिल'से भला चाहता है, उस की शिक्षा को सभी 
बातों मे लोग मानने लगते हैं। पैगञम्बर मुहम्मद को उन के जान पहिचान के 
आदमी “अल अमीन?, यानी विश्वासपात्र, भ्रद्धायोग्य, पुकारते थे । इस से बढ़ कर 
दूसरा खिताब हो नहीं सकता । आज भी यही अपनी श्रॉखों के सामने देख 
लीजिये; गान्धी जी को उनके दुश्मन भी अच्छा ही कहते हैं। अपनी ज़िदगी, 
अपनी रहन सहन, अपने चाल चलन की खूबी से ही अपने धर्म का प्रचार 
करना--यह सब से अच्छछा तरीका है'। इत्रफरोश गनन्‍्धी की दूकान के लिये 
“सैनबोर्ड” की ज़रूरत नहीं है, उस की खुशबू ही सत्र को खींचती है। उमदा 
मिठाई की दूकान पर लड़कों को जबरदस्ती नहीं ले जाना,पड़ता । हा, दूकानदार 
ऐसा बेतमीज भीःन होना चाहिये कि जो कोई सौदा ख़रीदने आवे उस को 
दुतकार दे । कोई भज़हव वाले एक ग़लती करते हैं, तो कोई दूसरी। अब लोग 
समभने लगे हैँ कि हिन्दू धर्म वालों ने अप्तने ऊपर भारी जवाल और मुसीबत, 
खास कर दूसरी बड़ी भूल की वजह से बुलायी है'। सच मजहबो को सिर्फ़ अपनी 
दूकात खुली रखनी चाहिये, और सौदा उमदा रखना चाहिये । अपनी अपनी 
पसन्द के मुताबिक लोग आप 'ही लेने आवेगे॥ है 


. भज़हब नहीं इन्सानियत फ्रेलाइ्ये | 


यह ख़याल,.कि हमारा मज़हच फैलने से हमारी कौम मजबूत हो जायगी-- 
यह भी एक बड़ी झूठी माया है। 'इतिहास, तवारीख, के एक एक सफ़हे पन्‍ने 
से मालूम होता है, और आज श्रपनी आँखों के सामने दिखाई देता दे, कि 
हिन्दू राजा हिन्दू राजा से, ईसाई कौमे ईसाई कौमो से, मुसलमान राजा और 
कौमे मुसलमान राजा और क्ौमो से, वैसा ही, बल्कि उस से ज्यादा, लख्ते आये 
और लड़ते जाते हैं, जितना दूसरे मज़हब वालों से। किसी मजहबं की ऊपरी 
नुमाइशी दिखावा रीति रिवाजों के फैलाने से कोई कौम मजबूत नहीं होती, बल्कि 
उस इन्सानियत, मनुष्यता, मेल-मुह॒ब्बत, नेकी के फैलने से, जो ही सत्र मजहबों 
भर्मों का लुन्नि-लबान्न, सत्त-सार है। ये ऊपरी नामरूप तो कपद़े पहिरावे की सी 


जज 


४, सच॒० ] सम्प्रदाय नहीं, मनुष्यता फैलाइये २६१ 


चात हैं, जिस को जैसा मन- भावै ओढ़ो या छोडो । इन मे जबरदस्ती करना बड़ी 
भूल है; हों, सलाह, मश्विरा, परामश, शिक्षा, सम्यता से देना, जायज है | 

हर मजह॒व मे, मुख्य धर्म ओर गौण घर्म का मेद, उसूल और फुरू फी 
तमीज, 'एसेशल? ओर 'नान-एसेनशल का विवेक किया है। उसल सव के एक 
ही हैं, फुरू मे कुछ फ़र्क है, और उन'मे भी मुशाविहत, साहश्य है, जैसा 
दिखाने की कोशिश पेश्तर की | 

जो लोग अपने मजहब की तब्रलीग, अपने धमम का प्रचार, जवान से भी 
करना लाजिमी ही समझें, वे शाइस्तगी से, सभ्यता से, दलील और हिक्रमत और 
युक्ति से, करें । अपने मजद्दव की खूबियाँ दिखावें, पर दूसरे मजहब की मज़म्मत 
निंदा न करे । सव मजहबों मे जो मुश्तरका ( समान ) बाते हैं, उन का ज्यादा 
ख्याल रकखे, ओर खुसूसियत ( विशेष ) और ऊपरी फरके की, रीतियों रस्मो 
की, वात हैं, उन की तरफ़ थोड़ा कम ध्यान करें। सब आदमी, नेकचलन हो 
कर खुदा ईश्वर के प्यारे हो जायें--इस की फिक्र ज्यादा रखे। मेरी उठक 
चैठफ को ही नकल सब करें--इस की कम | अगर मुवल्लिग और प्रचारक लोग 
ऐसा अमल करें, तो यह सब झगडे, जो आज बरपा है, दूर हो जायेँ । हिन्दुस्तान 
में दुनिया के सत्र मजइब मौजूद हैँ | अगर यहाँ मजझ्वी मेल का नमूना कायम 
हो जाय, तो सारी दुनिया मे इस का असर फैले । और प्रायः झगड़ा भी सिर्फ, 
हिन्दुओं और मुसलमानों मे ही देख पढ़ता है। यह भकंगद् तभी दूर होगा, जब 
दोनो मजद्दनों की असलियत को दोनो पहिचानें, एक दूसरे के गुणों को, खूबियों 
को, ज्यादा देखें, दोषों को, ऐज़ों नुकूसों को कम, और एक दूधरे को जो कुछ 
कहें सुने, समझे समझावें, वह शाइस्तगी ( शिष्टता ) से | 

ज्यावती हर बात में बचाना चाहिये । धर्म मजहब की भी। इस मे भी 

जोश और ज्ञोम का हमदमा, सच्चे धर्म-मज़हव के खिलाफ है। कुसन मे कद्दा 
हे-./ला-तभतदू इन्‍ना अल्लाह्य ला योहिव्वचुल मोतदीन?”, यानी दृद से ,ज्यादा 
बढने वालों से अल्ला परमात्मा मुहब्बत नहीं कया । यही अर्थ संस्कृत में भी 
कहा है, “आश्रयेन्‌ मध्यमा इसि, अति सर्वत्र वर्जयेत्‌??, यानी बीच का सत्ता 
पकड़े, और किसी काम में अति मत करो। हर आदमी को मुनासित्र है कि 


२६२ युगप्रवत्तित नही, थुगप्रवर्तंक बनिये (सम० 


अपने मा बाप की, अपने अवतार मसीह रसूल की, इज्जत करें, पर यह मुनासित्र 
नहीं कि कोई किसी से कहेः कि तुम भी मेरे ही मा बाप की ही इज्जत करो 

अपने मा बाप की नहीं। अपने माचाप की इबादत के बाद, दूसरे दे 'मे 

दूसरों के मा बाप की इज्जत करना, जैसे अपने चंचा चार्ची की, यह वाजित्र है | 
हो, जो सब का अव्वल मा बाप, परम पितामह, अल्ला, परमात्मो, गाड के नामो' 
से, और रूह चेतना के रूप से, हर आदमी के भीतर बैठा है, उस की पूजा दिल 
से सभी को करनी चाहिये | 


कौन जिम्मेदार ! 


इस की जिम्मादारी, कि इस तरह पर अमल हो, धर्माचायों और मजहबी 
पेशवाओं पर है। उन को चाहिये कि मुँह देखी बात न कहै, भ्ूूठी बदनामी को 
न॑ डरे, भूठी नेकनामी और वाहवाही की लालच न केरे। घन दौलत, ऐश 
आराम, ऐश्वर्य हुकूमत का लोभ छोड़े | आदर सम्मान इज्जत पर संतोष करे' | 
अपनी अपनी उम्मतों को ( अनुयायी वर्गों को ) सच्ची सलाह 'दें | हक-गोई से 
सच बात कहने से, गुरेज' करने के लिये, जान बचा कर भागने के लिये, यह .उज्न, 
यह बहाना, न पेश करें, कि अभी लोग तैयार नहीं हैं, जमाना मोजूँ नहीं है, 
हवा नामवाफिक है, वातावरण अनुकूल नहीं है, कोई सुनता नहीं है, वर्गेरा 
क्र | बुछ और मूसा, शंक्रर और रामानुज, ईसा और मुहम्मद, कबीर 
और नानक, ने जमाने का इन्तिजार नहीं किया, लोगों के तैयार हो जाने 
का आसरा नहीं देखा, बल्कि अपनी रूह, अपने इल्हाम, अपने आवेश, के जोर 
से लोगों को तैयार किया, जमाने को बनाया, हवा को बदला,' आदमियों के 
कलवबों मे इनकिलाब पैदा किया ; युगप्रवर्तंक, कालकारक, अपू-उलू-वक्त, हुए, 
प्रवाइ-पतित, काल-कृत,इबून्‌-उल वक्त नहीं। अगर, अज खुद, अपने आप, लोग 
तयार हो जायें, जमाना बदल जाय, तो पेशवाओं, नेताश्रों, लीडरों की जरूरत 
ही कया रह जाय? और मजहनत्री पेशवाओों ओर धर्माचार्यों से मी ज्यादा 
जिम्मेदारी एक मानी में जनता ( अवाम्‌ ) पर'है। नौकर जब्र जब्र हकिम ओर 
शाह बन गये, राष्ट्र प्रनन्ध ( मुल्की इन्तिजाम') की जगह नौकरशाही हों गईं, 


४. सत्॒० ] सब्र धर्मों और धर्माचायों से आप स्वयं बडे हो र६रे 


तब तत्र प्रजा को ही उस को फिर से दुरुरत करने की फिक्र करनी पड़ी । प्रजा 
ही ने उन मुन्तज़िमो ( अधिकारियों ) को मुकरंर ( नियुक्त ) किया था जो 
अब त्रिगड गये | अच प्रजा ही को उन्हें फिर अपने वश ( काबू ) मे लाना 
है | इस के लिये प्रजा को अपनी बुजुर्गों ( गुरता, गौरव, बढ़प्पन ) पहिचानना 
चाहिये। तभी नौकर भी उस की बुजुर्गी मानेगे। यही हालत ( अवस्था ) 
धर्म और मजहब की है। अपने को पहिचानिये, अपनी रूह को जानिये मजहतब्री 
स्वराज हासिल कीजिये । यह बहुत सहज भी है, और निहायत मुश्किल भी है । 
पच्छिम से पूरनत की ओर, बाहर से भीतर की ओर, आँख फेरने की देर है। 
मजहलबी स्वराज हासिल होने के साथ ही सियासती राजनीतिक स्वराज खाहम- 
खाह मिल जायगा | 


आदमी आप सब भज्ञहबों से बड़ा है । 


इस सभा में सभी मजहबों के मानने वाले मौजूद है । हर एक को अधिकार 
( इख्तियार ) हे कि अपने मौजूदा मजहब को, अपने वर्त्तमान धर्म को, जत्र 
चाहे उतार दे, और जिस दूसरे मजह॒ब धर्म को चाहे ओद ले, जैसे एक 
कपड़े को उतार कर दूसरे को पहिन सकता है। इस छोटी-सी बात पर आप 
लोग खूब गोर ( ध्यान ) कीजिये। बात सीधी है, प्रत्यक्ष है, ऑख के सामने 
है, इस भे किसी दलील की जरूरत ही नहीं । इस की तरदीद, इस का खण्डन, 
हो ही नही सकता। कैसे हो ? रोज हम लोग देखते ही है कि कितने ही आदमी 
एक धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म उठा लेते है। तब्न॒लीग और प्रचार के मानी 
यही हैँ कि लोग एक धर्म को छोड़ कर दूसरे घमे को उठा ले। पर इस बात 
का असली नतजा क्या निकलता है, उस पर गौर कीजिये। इस का असली 
नतीजा यही निकलता है कि सब मजहबों और घमों से आदमी की रूह (आत्मा) 
बढ़ी है, वही रूह इन सब मजहलबों के बीच में तजबीज ( निर्णय ) करती हे, 
कि कौन ज्यादा अच्छा और कौन कम अच्छा, किस को लेना चाहिये, क्रिस को 
छोड़ना चाहिये। सब क्िताने, सब पोयियों, वेद, जिद अबस्ता, इंजील, तौरेत, 
कुरान, त्रिपिव्क, गुरु अंथ साइन इत्यादि, तथा सब मजहनत्नी पथप्रदर्शक (रहनुमा), 


२६७ अपेने हृदय मे सब वेद-कुरान भरा है [ सम० 


अवतार, ऋषि, 'मुनिं, रसूल, पेग़म्बर, मसीह, नबी,- सबी आप से दर्खास्त 
६ प्रार्थना ) करते हैं कि मुझ को मानो, सु को सानो। आप जिस को चाहते 
हो मानते हो, नहीं चाहते तो नहीं मानते, और अलग, दूर, हट देते हो। 
इस से बढ़ कर क्या ज्यादा सरीही सबूत ( प्रत्यक्ष प्रमाण ) चाहिये कि आदमी 
की रूह इन सभों से बढ़ी है?! इस्लाम मे बहत्तर और सनातन धर्म 
मे कई सौ फिरके, पथ, मत मतान्तर, जो पैदा हो गये हैं, वे भी, खराबी करते 
हुए. भी, इसी इन्सानी रूह के बुजुर्गी, बढ़प्पन, के सुबूत हैं, कि आदमियों ने 
ही मनसाना मज़हबों की शक्ल वकतन्‌ वकृतन्‌ ( समय समय पर.) बदल 
डाला । जैसे सूफियों ने कहा है, 
है अपने सीने मे उस से ज़ायद, जो बात चायज़ किताब में है । 
मसहफ़ि दिल बी, कि किताबे बेह अज़ इई नेस्त । 
अपने दिल ( हृदय ) के कुरान-वेद को देखो, इस से बढ़ कर कोई किताब 
( पुस्तक ) नहीं है | 
भाव्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मनि अवस्थितम्‌ । 
आत्मा ही सब देवता है, सब कुछ आत्मा मे, अपने मे, अपने दिल मे, 
भरा पड़ा है। 
दर हकीकत ख़द तु ईं उम्सुल-किताब; 
ख़ुद ज़ि ख़द आयाति खुद रा बाज़ याव। 
( सॉाँचहु तू तो आषु है सब वेदन की साय, 
अधुने भापा माहि तें जां चाहे सो पाय, 
जातम-गान ऋचान कौ भीतर ही से छाय । ) 
नितरां सत्य यह है कि तुम आप ही 'कुरान की माँ, वेदमाता, हौ। अपने 
विषय की, आत्मा के विषय की, आयते ( ऋचा ) अपने आपे मे से 


हंढ निकालो । 
ऐसी सब दलीलों ( युक्तियों, देतुओं ) का निचोड, यूफियों ने कुछ शेरों 


(“होकों ) भे रख दिया है | 


४. सब॒० ] ईश्वर दे या-नहीं, इस का निर्यय मी आप ही करते ही २६४ 


ज़ाँ कि .उस्ता रा शिनास्रा ख़द तु ई, 

जुग्लः उस्ता रा ख़द उस्ता हसू तु.हई ।' 

चूँ. हृकीकृत रा मुहकृकिकू ख़द तु हे, 

ऐन हक ईनस्त पेचुल-हकु तु ई। 

हस्तिये रघ्तव रा सुजच्विज़ यूँ तुई॥ 

बिल यकीन अछाहि-अकबर ख़द तु ईं। 

€ जेहि चाहै तेंहि गुरु करे, नहि तौ करि दे दूर, 

तू दी; वातें गुरुन को गुरु तू ही भरपूर । 

सॉच झूठ बिच, सॉँच कौ, तुही करे निपटार, 

सब साँचन ते सॉच तू , साँच बनावनहार । 

ईश्वर है वा है नहीं, तू दही करे विचार, 

तौ परमेश्वर है तु दी, इंश्वर कौ करतार । ) 

इस भाव को सस्कृत में यों कह सकते है । 

भाप्ताउनाप्विवेकी त्व, स्ववमाप्ततमो3सि अतः । 

शास्त्रा उशास्र-एथक-कर्ता त्व हि, शास्लितमसू ततः । 

गुरोयोंग्यस्वविज्ञाता स्‍्व॑, ततो5सि गुरोगुंरुः । 

सत्याअसत्यविनिशचेता त्व, तत्तोडसि सतोडपि सत्त्‌ । 

इंष्चरास्तित्वनिर्णता त्वं, तत्तोइसि परेब्रचरः । 

उस्ताद ( गुरु ) की योग्यता ( लियाकत ) पहिचानने वाले, यह आदमी 

गुरु मानने योग्य हैं या नहीं हैं इस का विवेक करने वाले, तो ठुम ही हो, 
जिस को चाहते हौ उस को अपना गुरु बना लेते हो, जिस को नहीं चाहते उस 
को हटा देते हो, इस लिये नितरा तुम ही सब गुरुओं के गुर हौ। यह-सत्य है, 
यह असत्य है, ऐसा निश्चय करने वाले तुम ही हो, जिस बात को चाहो सच 
मान लो, अर्थात्‌ सच कर दो, सच बना दो, नहीं तो भ्ूठी मानो, भूठी बना दो, 
इस लिये सत्‌ के भी सत्‌ , सत्ता के हृदय, सत्ता के सार, सत्ता के कर्त्ता हर्त्ता 
घाता विधाता, तुम ही हे । ईश्वर है या नहीं है, जीव से, संसार से, मिन्न , इन का 
चनाने, बताने, बिगाड़ने वाला कोई दूसरा ईशिता है या नहीं है, इसका निर्णय, 


२६६ सच्चे “स्व? को पहिचानो; तभी सच्चा स्व॑ंशाज पाश्ोगे. [ सम० 


करने वाली तुम्हारी ही रूह, तुम्हारी ही बुद्धि आत्मा है, तुम ही हो, इस लिये 
तुम स्वयं परम-ईश्वर, परम-आत्मा हौ | * 

तो इस रूह ( आत्मा ) को ही पकडना ज्ाहिये | इस के बल से हम सब्र को 
चाहिये कि अपने अपने मजहबों मे, सामाजिक दस्तूरों मे, देश के बन्दोबल 
मे, धर्मनीति, आचारनीति, राजनीति मे, जो खराबिया आ गईं है उन को दूर 
कर दे । यह मत कहिये कि यह तो धर्म मजहब्र की बात है, इस मे बोलने का 
काम नहीं । जब आप की रूह को, आप के स्व को, यह ताकत (शक्ति) है कि एक 
मजहत्र को त्रिलकुल छोड़ दे और दूसरे को त्रिल्कुल ओढ ले, तो क्या यह ताकत 
नहीं है कि मौजूदा मजहन्न को जरूरत के मुताबिक घटा बढा कर दुरुस्त कर ले | 
बिना ऐसे घटाये बढ़ाये, फिके और सम्प्रदाय बने कैसे ! यही सत्र ताकत रखने- 
वाली रूह असली 'स्व? है। हृदीस मे इसी लिये कहा है कि जिसने अपने को 
पहिचाना उस ने खुदा को पहिचाना--“मन्‌ अरफा नफूसहू फकद्‌ अरफा 
रब्बहू” | जब इस रूद्ट को, जो खुदा का नूर है, हम लोग पहिचानेगे, तभी 
मज़हवी झगड़े गिट्टेंगे और मजहबी स्वराज मिलेगा | और तभी “ राजनीतिक, 
सियासती, सच्चे स्व-राज की भी शक्ल हम पहिचानेंगे, और तभी वह स्वराज 
भी हम को मिलेगा | बिना इस सच्चे स्व? को, अपने को, फिर से पहिचाने, 
हिन्दुस्तानी कौम से' बुजुगीं, गौरव, गुरुता, मान्यता, वापस नहीं श्रावेगी | 
एक महात्मा गान्धी से इस चालीस करोर के जत्थे का काम नहीं चलेगा। इस 
भारी गरोह मे सच्ची रूह डालने के लिये, चन्दरोजा जोशाजोशी पैदा करने के 
लिये नहीं, बल्कि सच्ची रूहानियत, (. आध्यात्मिकता, अध्यात्मभाव ) पैदा करने 
के लिये, हर एक जिले और हर एक शहर और कस्बे मे हम को ऐसे आदमी 
चाहियें जो महात्मा जी के ठीक ऐसे नहीं तो उन. के करीब तो होवें ।. ऐसे बुजुर्ग 
तभी होंगे 'जब सब मजहबों , के असली मुश्तरका उसूलों को, ( मुख्य समान 
सिद्धान्तों की ), तरफ छब का ध्यान दिलाया जायगा; जब देश मे ऐसे बुज़ुगा 
कस्तत से ( बहुतायत से ) होंगे, तब दूसरे मुल्क-इस मुल्क की 'ताजीम ( शआवर ) 
करने लगैंगे; इस की कूचत ( शक्ति ) बढ़ जायगी, और स्वगज आ्राप आवेगा | 
कुरान मे कह्दा है “कुल: तआलौ एल कलेमप्नतिन्‌ सवादम्‌ बईनना व बईनकुम!, 


४. सब॒० ] “मो के कहाँ तू खोजै, बन्दे !? २६७ 


सब लोग उस एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक 
है। वेद मे कद्दा हे “सद्भध्वच्छुम्‌ , संवद्ष्वम्‌, स वो मनासि जानताम??, सब 
लोग एक साथ चलो, एक बात बोलो, एक ज्ञान जानो, एक सच्चे “स्व” को 
पहिचानो | यही सबसे ज्यादा जरूरी और पुर-असर अर्थात्‌ प्रभावशाली उपाय 
है, जिस से सच्चा और मजबूत स्वराज, धामिक भी, और राष्ट्रीय भी, हासिल 
( प्राप्त ) होगा और कायम ( स्थिर ) रहेगा | 
तफका दर रूहि हैवानी बुबदू; 
रूहि-वाहिद रूहि-इन्सानी छुबद्‌ । ( मौलाना रूस ) 
मेद-बुद्धि, पशु की अवस्था के जीव का लक्षण है। अमेद-बुद्धि, मनुष्यता का।' 
रूद्द बा अकुछो इल्म दानद ज़ीस्त ; 
रूह रा ताज़ी व तुर्की ( सुसल्मि व हि दू ) नीस्त। ( सनाईं ) 
जीवात्मा को, जीवन का अनुभव, चुद्धि और विद्या से होता है। रूह को 
तुर्कापन या अरबीपन ( या मुस्लिमपन या हिदूपन ) से मतलब नहीं | 
ह मोकूँ कहाँ तू खाजै बदे, मैं ठो तेरे पास। 
नहि मंदिर से, नहि मस्जिद से, मे आतस विश्वास । ( कधीर ) 
कह नानक, बिन्लु आपा चीन्हे मिटे न अम की काई । ( नानक ) 
तुलसी चित छिता न समिट बिचु चिन्तामनि पहिचाने | ( तुछसी ) 
दूँढने हार न्‌' दूद खाँतें, पया परत दे घर दा रस तें नू , 
कहीं तू दी न होवै यार सब दा, फिरे हूँ ढत्ता जंगलाँ विच्च जिन्‍नू। 
(बुल्ला शाह ) 
पे कस | ब हज रफ़्ता ! कुजा एद, कुजा एद ! 
साशूक्‌ हमी जास्त, बिभायेद्‌, बिआयेदू ! 
समाझ्ूकि तो हमसांयः तो, दीवार व दीवार, 
दर बादिया सरगश्ता चिरा एद, चिरा एद ! 
भाना कि तलबगारि- खुदा एद्‌ ! खुदा पद! 
हाजत व तलब नीस्त, छुमा एद | छुमा एद ! 
चीज़े कि न गर्दीद शुस; अज़ बह़ि थि जोयेद १ 


चड्द्८ 


(शिव को देखहु आपु महेँ, अरु मूत्तिन मे नाहि! | सम० 


कस्‌ ग़ैरि छुमा नीस्त, कुजा एंद | कुजा एद्‌ ! ! ( शस्स तथ्ेज़ ) 
(हे ! जे हज को हो चक्े ! लौटि भाव | फिरि आव ! 

प्यारों तुमरों तो यहीं, तुम इत उत कित घाच ! 

मीत ! खेंदो तुब भीत तें चा के घर की सीत ! 

मरु जज्जलऊ भटकत फिरत क्‍यों भूछे भरमाव 

है | जे खोजत इश की | तुम-ही तौ परमेश 

चस्तु उजागर, प्रकट, जो कबहँ हिरानी नाहिं 

चेहि खोजन को काज नहि, नहीं सहन को क्लछेश ! 

हुम तें दूजो कोउ नहीं, सब तो तुमरहिं माहिं! 

क्‍यों भूछे ? कित हो फिरत ? कैसो थारे वेश !) 

दिला |! तवाफ़ि-द्लाँ कुन्‌; कि काबए-मख़फीस्त, 

के आाँ ख़हील बिना कई, व ईं खुदा खुद साख़त । 

('दिक | फेरी करु आपनो, भरु काबा की नाहि; _' 

तोहिं रच्यों परमातमा, रच्यों ख़हीलह्िि ताहि ; 

साँचो काया है तुही, क्‍यों खोजे तू वादि ? ) 

शिवमात्मनि पश्यंति, प्रतिमासु न योगिनः ; 

आत्मस्थ॑ ये न पश्यति, तीर्थे मा्गति ते शिवम्‌ । ( शिव पुराण ) 
( शिव कौ देखो जापु महँ, भरु सूत्तिन मे नाहिं $ 

जे नहि देखत आप महँ, ते तीरथ भरमाहिं । ) 


आत्मानंद३, आत्मरतिः, जात्मक्रीड', भाव्मतृप्त, स॒ स्वराड्‌ भवति । 
( छाँदोग्य ) 


सच्चे आत्मा को पहिचानो, आत्मगौरब, आत्मसम्मान, अपने मे लाओ 


इसी से झूठे कृत्रिम बनावटी धर्म-मजहबों के बन्चधन और भंगढ़े भी छूटेगे। 
अन्यायी परराज के भी क्लेश दूर होंगे; सच्चा स्वराज, आ्राध्यात्मिक भी 


“राजनीतिक भी, मिलेगा | 


प्राथना-नमाज़ा-प्रयर । 


इस व्याख्यान, तकरीर, के अखीर मे, ईश्वर से प्रार्थना करना, अ्र्ना 


४. सब० ] पृथ्वी पर स्वर्ग केसे उतरीः २६९. 


की नमाज़ करना, गाड से प्रेयर करना, खुदा से दुआ मागना, लाजिम है; तीन 
मज़हबों की नमाजें, जो आप को सुनाता हूँ, और जिन मे शामिल होने, सगत 
सम्वादी होने, की दरख्वास्त आप से करता हूं, इन से भी साबित' प्रमाणित होगा, 
कि हर देस और हर जमाने मे, इन्सान के हृदय का भाव, परमात्मा के हुजूर मे, 
एक ही रहा हे-हम को सदबुद्धि'दीजिये | सीधी राह दिखाइये ! 
भ्रहमान | जरहीस ! हे 
इृहद्नि अस-सिशत्‌-उल सुस्तकीम ! 


सिरात्‌-अछज़ोना अनभसूत्ता भलेहिम 
गैर-इल मराज़बि-भलेहिस्‌ बला अज़्ज़ल्दीन्‌ | 


आमी | ( क्रान ) 

( हे दयालो |, हे शुभकर !, हम को सीधा, मुस्तकीम, निष्क॑ंटक निरुपद्वव" 
रास्ता, सिरात, दिखाइये, सिखाइये, इहदिन, हिदायत कीजिये; वह रास्त 
जिस पर आप की मेहरज्रानी रहती है, आप की दी हुई नेमतें मिलती'हैं; न कि- 
उन की ग़लत राह जिन पर आप का ग़जच गिरता है ! ) 

अव९ फ़ादर ौविहिच भाद इन हेवन ! 
हैलोड बी दाइ नेम्‌ ! दाइ किकइम्‌ कम | 
दाइ बिल बी डन्‌ भौन्‌ अर्थ, पेज़ इट इज़ 
इन्‌ हेवनू ! छोड अस नाद इनूहु 
टेग्पटेशन्‌ , बट डेलिचर अस फ्रास्‌ 


” झाल ईंबिल !! ( बाश्बल ) 

( हे जगत्पिता ! जगत्सविता ! आप नाम धन्य है, परम पविन्न है, दयामय 
है, स्मरण से ही सब दुःखों को हर लेता है ! आप का राज्य हमारे हृदय मे हो !' 
आप की आज्ञा, आप की इच्छा से, हमारी बुद्धि प्रेरित हो ! पथ्बी पर आप की 
इच्छा का, आशा का, वैसा ही पालन, मनुष्यों द्वारा हो, जैसा स्वर्ग मे देवों द्वारा 
होता है ! हम को प्रलोमनो से बचाइये ! सन्न पापों से हमारी रक्षा कीजिये ! 
पापों के रास्ते पर हम को मत जाने दीजिये ! ) 


] 0 शाला जाटी था ॥ ॥24एश॥ |, ॥8092४० ७९ ]]५9 ॥8॥72 
वा जाएवजा ठणाढ ॥॥9 यो 96७ ठ०6 ०) रात 88 ॥ ॥5 ॥ पा 
€80 0७६ ॥0 0 शा।िकाणा, एप ठंशाएलश' प५ 7णा, थी रा (9०) 


२७०१ जत्र सदबुद्धि और सद्भाव का राज हो _[सम० 


::.. 3० अग्ने | नय सुपथा राये, अस्पानू , 
, » विद्रवानि, देव |, वयुनानि चिद्दानू | - , 
.' थुयोचि भस्मज्‌ जुहुराणं एन: ! 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ! उ5 (ईंश उप० ) , ५ 
3» भू: सुवः स्व, तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यं भगों देवस्प घीमहि, 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ३ ६ 
( है आगे ले चलने वाले ! सत्र संतार के नेता नायक ! सब जीबों को 
क्रमशः उन्नति देने वाले ! सब ज्ञानों के जानने वाले, सर्वज्ञ! हम को सुत् 
शाति समृद्धि मिले! हमारे मन में पाप की बुद्धियों का उदय मत होने 
दीजिए, | हम आप को पुनः पुनः नमस्कार करते है, आप के आगे सिर झ्ुकाते 
हैं, आप से पुनः पुनः प्राथना करते है, सदबुद्धि दीजिये, सदबुद्धि दीजिये! 
जागते हुए, सपने मे, गहिरी नीद में, हम आप की महा शक्ति का ध्यान करते हैं. 
"जों सत्र जगत्‌ को पैदा करती और चलाती है; हम को सदजुद्धि दीजिये ! ) 


ओम-आर्मी-एमेन्‌ 


नोट--जैसा इस अध्याय के आरम्भ मे एक नोद मे लिखा, यह व्याख्यान 

३ अक्तूचर १९२३ ई० में किया गया। श्री घनश्यामदास त्रिड़ला ने, इस की 
दस हजार प्रतियोँ, शब्दशः ( लफूज ब लफूज ) नांगरी ओर उदू, दोनो 
लिपियों, मे छुपवा कर बैंटवाई | इस के बाद, १९३० के दिसम्बर मे काशी के 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज मे “आल-ऐशिया एड्युकेशनल कानफरेन्स” का अधिवेशन 
हुआ । उस अवसर, पर, प्रबन्ध कर्ताओं के निर्मत्रण से, मेने अभेजी मे 
उपबूंहित रूप मे, इसी आशय का व्याख्यान किया | कई मासिक पत्रिक्ाश्रों में 
छुपा | पुनः अधिक परिष्करण के बाद, पुस्तकाकार, दिसम्बर १९१२ मे, आधार 
मंद्रास, मे, अंग्रेजी मे छुपा । पुनरपि, बहुन संत्करण परिवृ'हण कर के, ७११० एप्ड 
की अग्रेज़ी पुस्तक के रूप मे काशी मे, १९३९ के नवम्बर मास में प्रकाशित 
हुआ है | पुनः परिशोधन परिवर्धन कर के, अब नया सस्क़रण (१९४७ ६० मे 
काशी मे, थियोसाफिकल सोसायटी की ओर से छुप रहा दे ।  ' 


। 


॥ 3४ ॥ 


५. प्रणव की एक पुरानो कहानी । 


( संचत्‌ १६६५ वि०, सन्‌ १६०७ ई०, भे काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा के भवन मे, इस आशय का भाषण किया गया। ) 


केथा भाग । 


सबत्‌ १९४४, सन्‌ श्य९६-१८९७ ई०, की शोत ऋत मे, मुझ को 
बाराबकी शहर में; ( जहाँ मे गवर्मेंटी नौकरी में, डेप्युटी कल्तेक्टर की हैसियत 
से काम करता था ) अपने मित्र पडित परमेश्वरी दास जी के घर पर, एक 
परिडत मिले । नाम उन का घनराज था। में ने सुना कि बचपन में ही उन की 
दोनो आँखे मसरिका ( शीतला ) के रोग में जाती रहीं, पर धारणा-शक्ति 
अद्भुत है, और बहुत से प्राचीन और बहुमूल्य ग्रन्थ उन को कण्ठस्थ हैं। उन 
से बात-चीत करने पर, मेरा मन उन की ओर बढ़ा । 
डन का कहना था कि जिन वातों के केवल पूछने ही से, आधुनिक पडित- 
समाज मे, मनुष्य नास्तिक और भ्रष्ट समझा जाता है, उन सच का उत्तर विस्तार 
पूर्वक इन प्राचीन अन्थों में लिखा है। उदाहरण के लिये कहा, कि वाल्यावस्था 
पं मै ने जच्च गुरु जी से पूछा कि, शुद जी, पाणिनि के व्याकरण मे, मादेश्वर सूत्र 
चौदह ही क्यों है, पन्द्रह वा तेरह क्‍यों नहीं है; वा “अदडण? पहिले क्‍यों है 
लूक' पद्दिले क्‍यों नहीं, वा पद्िले सूत्र के अत में इत्‌ ण्‌ क्‍यों है, क्‌ क्यों 
नहीं; सूत्र में, अक्तरों का क्रम, अ इ-उ क्यों है, उइ-ञ्र क्‍यों नही, इन चौदद् 
सूत्रों की वर्णमाला में ४३ ही अक्षर क्‍यों, कम-वेश क्यों नहीं, ओर उन ४३ मे 
भी 'ह दो बेर क्यों--तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के स्थान में मार-पीट, ही पाई | 
पीछे उन को किसी घूमते फिरते :सन्यासी ने, लड़के की बुद्धि अच्छी देख क्रे, 
थता दिया कि, यदि तुम को इन बातों की दचि है, तो ऐसे स्थान में ऐसे परिडत 


२७२ माहेश्वर व्याकरण [ सम० 


के पास असल महेश्वर सूत्र, चीस हजार, और नारदीय भाष्य, साठ पैसठ हजार 
ग्रन्थ संख्या के हैं, उन परिडत के पास जा कर पढो | इस प्रथा का एक श्लोक 
अब तक बाज्ञार मे भी सुन पढ़ता है--- 
यानि उज्जहार माहेशाद्‌, व्यासों, न्‍्याकरण5णंवात्‌, 
तानि कि पद्रत्नानि भान्ति पाणिनिगोष्पदे १ 
रो के ऐसे जिन उत्तम शब्दों को व्यास जी ने समुद्र के ऐसे माहेश्वर 
व्याकरण से निकाला, क्या गाय के खुर के इतने: गठे में वे पद मिलः सकते है ! 
नेत्रहीन लड़का, एक अन्य लड़के के साथ, बाप के घर से भाग कर वहाँ 
पहुँचा | उस को अधिकारों जान कर परिडत ने उस का आदर किया और ग्रन्थ 
पद्यया। उस ने उस को कण्ठ मे रख लिया । और तो कोई स्थान रखने” का उस 
के पास था ही नहीं । एक परिडत के घर से दूसरें परिडत के यहाँ के गुप्त 
प्राचीन ग्रन्थों का पता लगा लगा कर, और खीज खोज कर, इन 'अमूल्य रत्नों 
को अपनी स्मृति के भडार'में वह संचय करता रहा। 'कई *लक्ष' श्लोक उस ने 
कंठस्थ कर लिये । 
यह सब आत्मोद॑त उन्हीं नेत्रहीन परिडत ने' मुझ से कहा । इस में कितना 
अंश सत्य है, कितना नहीं, इस के निर्णय केलिये, मेरे'पास कोई स्वतंत्र निश्चायक 


प्रमाण नही'। 
विषयय्प्रप्नेश । 

ऐसा सुन के मै ने उन से,पूछा कि किसी -प्राचीन ग्रन्थ' मे श्राप को ब्रह्म पदार्थ 
का निरूपण इन शब्दों में भी मिला' है, श्र्थात्‌ 'श्रह॑ एतत्‌ न?-- 'में यह नहीं? £ 
कुछ देर वे चुप रहे; फिर बोले, हों, इन्हीं अक्षरों से ब्रह्म का निरूपण, गारग्यायण- 
ऋषि-कृत 'प्रणववादः नाम के ग्रन्थ में किया गया है; और कुछ अंश, गद्यपद्र- 
मयह उन्हों ने पढ़ कर मुझ को सुनाया। उस समय तो वह सब वाक्य मेरी समझ मे 
नहीं आये | यद्यपि संस्कृत-ऐसे जान पढ़ते थे; पर संस्कृत कुछ विशेष प्रकार की 
थी | हां, ये तीन शब्द “अहम---एंतत्‌ू---न” उस अश मेँ 'अवश्य पहिचान 
पढ़े, जैसे, दूर से, गहन अंधकार में दीपक देख पड़ता है। इस से मेरी इच्छा 'उस 


५. प्रणव० ] प्रणववाद अन्थ की श्लोक सख्या २७३२ 


ग्रन्थ को आद्योपान्त सुनने की बढ़ी। पर बाराज॑की से, तबादिला हो कर, दूसरे 


स्थान को मुझे शीघ्र ही जाना हुआ, परिडत धनराज भी अपने घर को, जो बस्ती: 


के जिले मे, तहसील खलीलाबाद, ड।कखाना मेहदावल, मौजा बेलहर कलों में 
( उन के कथनानुसार ) था, चले गये | तीन वर्ष पीछे, जन्र में गवर्मेंट की नौकरी 
में नौ वर्ष त्रिता कर, १८९९ के आरंभ मे इस्तेफा दे कर, सेट्रल हिंदू कालेज के 
कार्य मे ( जिस कालिज का स्थापन, श्री एनी बिसेट ने, कुछ हिंदू सिख पारसी 
और कुछ अग्रेज मित्रो की सहायता से, सन्‌ १८९८ के मध्य में किया था ), 
उस संस्था की निरीक्षक सभा और प्रत्र८थ समिति के अवैतनिक मन्री ( सेक्रेटरी ) 
के रूप से, यथाशक्ति सहायता करने के लिये बनारस आया; तंत्र फिर प० घनराज 
से, संवत्‌ १९५७ वि० (१६००६०) में समागम हुआ। मैं ने उन को पडित पर- 
मेश्वरी दास जी के यहाँ से बुल्ला कर, अपने पास, काश में, पाच महीने रक्‍्खा | 
इस समय में, क्रमशः मैने, तथा परिडत गगानाथ भा ने, ( जो पीछे, काशी, 
फि( प्रयाग, के कालेज मे सस्कृत के प्रोफेसर हुए, और उस के चाद इलाहाबाद 
युनिवर्सिसी के वाइस-चान्सेलर नौ वर्ष तक रहे , और पश्िडित अम्बादास 
शात्री ने (जो पीछे रणबीर सस्क्ृत पाठशाला में, और फिर बनारस युनिवर्सिटी, 
काशी विश्व विद्यालय मे, न्याय वेदान्त के अध्यापक रहे ) प्रणववाढ ग्रन्थ, 
१६००० श्लोक सखयाडात्मक, गद्य-पद्म मय, उन नेत्रहीन परिडत के कण्ठोच्चार 
से लिख लिया | उसी ग्रन्थ का हाल आप से कहता हूँ । 
इस ग्न्थ में विस्तार से कहा है कि, प्रणव के जो तीन अक्षर हैं, श्र, उ, 
ओर म्‌ , उन का अर्थ “अहम , एतत्‌ , और न?--यही है, और तीन का समाहार 
ही ब्रह्म का स्वरूप है । 
अब आप लोग इस चिंता मे होगे कि, 'अहम्‌ एतत्‌-न?, यह क्या रहस्य है 
और प्रणव के अति पवित्र माने हुए शब्द मे इस अर्थ को पहिना देने का क्या 
फल है ! संस्क्ृतज “हिन्दू? मात्र के कान मे और मुद्द मे यह बात है ऊि सारे संसार 
का सार वेद है, और वेद का सार गायत्री, और उस का भी सार और मल-चीज 
प्रणव है| प्रणव ही से वेद की, और चेद से संसार की, उत्पत्ति है। पर इस 
प्रथा का अर्थ कया है, प्रणव से वेद, और वेद से ससार, कैसे निकलता है, इस 
१८ 


हे 


२७४ ग्रन्थ के मूल-मंत्र की साधनिका [ सम० 


प्रश्न का उत्तर, प्रचलित शाद्न-ग्न्थों और उन के शाह्न्रियों से, नही मिलता | 
यह सब्च उत्तर उस प्राचीन ग्रन्थ मे मिलता है, यह आप को दिखाने का 
यक्ष करूँगा । 
अपना अलुभव | 

पहिले आप को यह बताना उचित है कि, किन विचारो के मार्ग से इस 
महावाक्य, अ्रहम्‌-एतत्‌-न” के पास, पूर्व सस्कारों से प्रेरित हो कर, संवत्‌ १९४४' 
में मै पहुँचा। क्‍योंकि प्रथववाद अन्थ में यह अंश, साधनिका का, जिश्ञासु के 
इस महावाक्य तक क्रमश: पहुँचने का, नहीं कहा है। प्रत्युत, यह महावाक्य 
सिद्ध वत्‌, मान लिया गया है, और संसार मे, तथा विविध शाल्रो मे, उस के 
भाव की व्याप्ति का व्याख्यान किया है। बिना इस पूर्वाज्ञ के, इस साधनिका 
के, जाने, प्रणववाद ग्न्थ का सब विषय प्रायः अस्पष्ट और दुरूह रह जायगा | 
इस लिये आप का निमंत्रण करता हूँ कि थोड़ी देर के लिये आप मेरे साथ इस 
विचार मार्ग पर चलिये। 


जिज्ञासु से ही कहना । 


यहाँ ऐसी शका हो सकती है कि पुरानी मर्यादा है, “न3प्ृष्ट: केत्थचिद्‌ 
ब्रुयात्‌??, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक कुछ कहना नहीं, विशेष कर के अध्यात्म 
विषय मे । जिस को भूख नहीं उस से खाने के लिये निर्मध करना, स्पष्ट ही 
अनुचित है | फिर मै आप को ऐसा निम॑त्रण क्यों देता हूँ ! वो ऐसा नहीं | 
प्राचीन मर्यादा का पालन ही कर रहा हूँ । क्योंकि वह मर्यादा नितरा हेत॒युक्त 
है। जिस को भूख नहीं उल को भोजन देना अनुचित है, हानि-कारक है। जिस को 
सुनने की इच्छा नहीं उस को सुनाना दोष-कर ही है। पर नागरी प्रचारिणी समा 
के श्रधिकारियों ने मुझे प्रस्तुत विषय पर कहने का निमंत्रण दिया, और आप 
लोग यहों पघारे हो, इसी से स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप सब लोग इस विषय 
पर-व्याख्या सुनना चाहते हो | इसी हेतु से मुझे भी उत्साह होता है कि आप 
को प्रतिनिमचण दूँ कि आप सुनिये, और मेरे साथ इस विचार मार्ग पर चलिये। 
इस सार्ग पर पहिला पदपात यह है, 


३. प्रणब० ] सुख-दुः्ख के तात्विक लक्षण २७४५ 


दुःख-म्रय-5भिधाताज्‌ जिज्ञासा तदू-भपघातके देती । (सांख्य-कारिका) 


अंतिम प्रश्न । 


अनन्त जीवों की अनन्त इच्छा एक मात्र यही है कि सुख हो और दुःख न 
हो | इन अनन्त जीवों ने सुख दुशः्ख भी अनन्त प्रकार के मान रक्खे है; और, 
इस कारण से, उपाय और चेष्टा भी अनन्त प्रकार की करते हैं| पर, अनुगम 
करने से, सब सुखों का मूल स्वरूप एक, और सब दुःखों का भी मूल स्वरूप एक्‌, 
ही जान पड़ता है। "मै? 'अहम? आत्मा, की इद्धि, इस की सत्ता का विस्तार-- 
यही सुख का स्वरूप है । इस की हानि--इस की सत्ता की कमी--यही दुःख 
का स्वरूप है । कारण भी इस का स्पष्ट है। यद्यपि उपाधि के भेद से जीव 
अनन्त हैं, पर मूल स्वरूप सब का भी एक "मै? ही हे। इसी' कारण से मनु ने 
कहा है, 

सब परवशां दुःखं, सर्व आत्मवर्श सुखं; 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षण सुखदु खयोः। 

उपनिषदों मे भी कहा है, “आत्मनस्वु कामाय सववे वै प्रिय॑ मवति,” 
“आत्मा वै श्रेष्ठश् प्रेडश्च?, “आमजत्ितो, अहम अयम्‌ इत्येव अग्रे उक्त्वा, अथ 
अन्यन्‌ नाम प्रत्रुते, यद्‌ अस्थ भवति” | (बृ० आ० ) 

जहाँ जहाँ अपनापन है, अपना“बश चलता है, अपनी हुकूमत है, वहाँ 
सुख हे । जहाँ जहॉ परायापन, परतन्त्रता, दूसरे की हुकूमत है, वहाँ वहाँ दुःख 
है ; “पराधीन सुख सपनेहु नाहीं? | "मैं? के ही लिये जो कुछ भी प्रिय है वह 
प्रिय है। 'मै? ही सब से श्रेष्ठ भी है, प्रेष्ठ ( प्रिवतम ) भी है। जब किसी से 
पूछा जाता है, कि तुम कौन हो, तब, पहिले, 'मे” कह कर, पीछे “अमुक हूँ? 
कहता है। जीव अपने को जैसा भी मान ले, उसी प्रकार के श्रहं की चृद्धि 
और हास से, उस काल मे, उस को सुख और दुःख होता है। यदि अपने को बल- 
वान्‌ , या रूपवान्‌ ,या यशस्वी, या धनी मान लिया है, तो बल, या रूप, या यशसू , 
यथा धन की बदृद्धि-हानि से उस को सुख-दुश्ख होता है। यदि प्रतिष्ठा मे उस का 
अहंभाव, अहकार, दे, तो प्रतिष्ठा के इद्धि-हास से सुख-दुःख होता है। यदि ५ 


२७६ ब्रह्मा-विष्षु-शिव॑ का भी अंत होता है , [ सम० 


कौड़ा अथवा पशु अथवा पक्ती बना है, तो उसी कीठ्ता पशुता और पह्तिता 
की वृद्धि-हानि मे वह सुख-दुःख का अनुभव करता है। यदि वह विषय-भोगी है 
तो विषयितों की इद्धिहानि से। यदि तपस्वी है, वा विद्याउ्नुरागी है, तो 
त्तपस्विता वा विद्वत्ता की बृद्धिहानि में सुख-दुःख मानता है। यदि मनुष्य या 
राजा या देवता है तो मनुष्यत्व की या राजत्व की या देवत्व की सामग्री की 
चूद्धि और हानि से सुख और दु,.ख भोगता है। यदि ब्रह्माड का अधिपति, 
ब्रह्मा, विषपु, शिव, आदि, है, तो ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, शिवत्व, आदि के 
चृद्धि-हास मे । यदि स्त्री हे तो स्त्रीत्व, पुरुष तो पुरुषत्व, के | जिस बात का 
अहंकार है, जिस मे 'अहंताः ( और उसी का किचित्‌ मदु वा तरल आकार 
कमता? ) है , उसी अहं ( और मम ) के पोषण से सुख, ओर शोषण से 
दुश्ख, पाता है । 

सब्न से बड़ी परतन्त्रता मृत्यु की है; इस से कोई भी बचा नहीं है। राम ने 
वसिष्ठ से पूछा--- 

परमेष्ठी अपि निष्ठाचान्‌ , द्वियते हरि: अपि क्षजः, 

भवः अ्रपि अभाव॑ आयाति, का एवं आस्था मादशे जने १ ( यों० वा० ) 

परमेष्ठी त्ह्मा भी, अज हरि विष्णु भी, भव शिव महादेव मी, काल से लुप्त 
हो जाते हैं, तो मेरे ऐसा छुद्र जीव कैसे धीरज धरे! 

व्यास ऐसे पिता ने, शुक्र ऐसे पुत्र को, यही उपदेश दिया--- 

कि ते धनेन, किम्रु बन्धुमिः एच वा ते 
कि ते दारे, पुन्नक , यो मरिष्यसि £ 
भझात्मानं भन्विच्छ, गुहां प्रविष्टं 
पिदामहाः ते क्र गचाई, पिचा च £ (म०भा०) 

हे पुत्र |, पत्नी, पुत्र, बन्धचु, घन दौलत, कोई भी मौत के आगे काम न॑ 
आवेँंगे | ( हृदय की ) गुहा के भीतर छिपे हुए आत्मा की खोज करो। पता 
लगाओ। कि पिता पितामह कहा से आये, कहाँ हैं, कहा गये, कहा जायेँगे। “करों र 
कन्‍्दे वा दिन की तदबीर” । आत्मा का पता लगने से सत्र का पता लग जायगा | 

नचिकेता ने यम से यही वर मॉगा--- 


४. प्रणव० ] जीव अमर' है या नहीं ! २७७ 


या इय॑ प्रेते, विचिकित्सा, सनुष्ये, - ,; 
अस्ति, इति एके, न «यं अस्ति इति च <न्ये, 
'., छुतद्‌ विद्याम्‌ अनुशिष्ट त्थया 5हं; 
वराणामर्‌ एपः वरः तृतीय: । 
मनुष्य मर जाता है! देखने वालों को संदेह होता है कि जीव बचा है कि 
नहीं | इस का रहस्य बताओ । सच क्या है १ जीव, आत्मा, अमर है, या नहीं ! 
यम ने धन दौलत, माहाराज्य, साम्राज्य, रूप रग, सुन्दर स्त्री पुत्र, अ्रति दीर्घ 
आयु आदि, की लालच- बहुत दी । पर लड़के ने यही कहा कि, जब तुम मृत्यु 
के स्वरूप से सामने श्रा खड़े होगे, तत्र ये सब किस काम आवेंगे ! ये सब 
तो तुम्हारे ही है, जब चाहोगे तब छीन लोगे | इस लिये यह परम रहस्य ही 
बताओ, कि में अमर हू या नहीं हू, स्वाधीन हू या तुम्हारे अधीन हूं, तुम्हारा 
गुलाम हूँ | यही मेरा अन्तिम वरण है, यही सब से अधिक चाहता मॉँगता हूँ । 
यदि मौत के भय से छूटे, तो जीव सब परतन्त्रता से छूटे, और 
तभी उस की आत्मवशता और सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो। तब यह कह सके कि, मैं 
स्वज सर्वशक्तिमान्‌ स्वेब्यापी हूं । तमी इस को परमानन्द हो। “भूमा वें 
सुखम”? । तभी आत्मा की, “अहम? की, 'मै? की, भूमा, चहुता, वड़प्पन, सिद्ध 
हो । “न इल्‍्पे वे सुखम्‌ अस्ति”, आत्मा के छोटेपन मे सुख नही जब तक आत्मा 
अपने को छोय, किसो से भी छोटा, किसी के मी अधीन, किसी के मी परवश,, 
किसी प्रकार से भी मृत्यु के वश, समझता है, तर तक सुखी नहीं । 


विचार सोपान | 


इस मौत के भय से छूटने के लिये, चडे बड़े विचार मनुष्यों ने किये |, एक 
सर्वश्पष्ट परमेश्वर को माना । आरंभ-वाद मे विश्वास किया । परमेश्वर की भक्ति 
से अमरत्व मिलेगा । भक्ति-शात्न बने। न्याय-वैशेषिक दर्शन बना | उस से 
सन्तोष नहीं छुआ । महा पराधीनता तो बनी ही रही। यदि परमेश्वर सृष्ट हो 
जाय तब क्या होगा १ यदि भक्तिप्रदर्शन से, स्तुति से, वंदना से, अनवरत सेवकता, 
दासता, गुलामी से, चिच मे कभी ग्लानि उत्पन्न हो, और परमेश्वर की इच्छा 


र्ष्प दशनो की क्रमिकता पृ सम० 


के प्रतिकूल कोई बात अपने से हो जाय, तन्र तो अ्रमरता गई ! और भी; यदि 
परमेश्वर स्वशक्तिमान्‌ , सर्वक्ष, स्वव्यापी, सर्वेकल्याणमय है, तो फिर उस के 
बनाये संसार मे इतना दुःख, इतना पाप, क्‍यों ? क्या परमेश्वर भी विषम है, 
असमदर्शा, पक्तपाती, दुजागरी करने वाला, एक को सुख ओर बहुतों को बहुत 
डुःख जान बूक कर देने वाला, क्रूर और निर्धण है! ऐसी असमाघेय शकाएँ 
उठीं। नास्तिक दर्शन बने । सांख्य-योग बने। पुरुष और प्रकृति दो अनन्त 
अनादि पदार्थ माने गये। परिणाम-वाद चला। इस से भी सन्तोष न हुआ | 
मतलब तो सदा यही रहा कि एक ही पदार्थ हो; दूसरा न हो; और वह एक 
पदार्थ स्वयं अहम? आत्मा मैं? हो, कि दूसरे का भय न हो; तभी तो स्वतन्त्रता 
सिद्ध हो । यह अभिप्राय तो सिद्ध नही हुआ। और दो अनन्त कैसे ! आपस में 
टकरायेंगे नहीं ! “द्वितीयाद वै भय॑ भमवति” | इन घोर शंकाओं ने फिर जिज्ञासु 
को आगे बढ़ने को घक्का दिया । माया-वाद, अविद्या-वाद, अध्यास-बाद, आभास- 
वाद, विवर्च-वाद, चला | वेदान्त दर्शन बना। एक आत्मों, और उस की ही 
साया से, उसी की श्रनन्त उपाधि, और अनन्त सुल्ल दुःख का मिथ्या जज्ञाल; 
आर वह एक आत्मा मृत्यु से परे | पुरुष और प्रकृति नही, असंख्य पुरुष और 
शक प्रकृति नहीं, किन्तु पुरुष की प्रकृति, एक पुरुष परमात्मा की अनंत प्रकृति, 
माया, शक्ति | 

यहा तक तो वेद्ान्त दर्शन आया, और बहुत दूर आया | संसार के दो 
विभाग कर डाले, एक “मै?, विषयी; और एक “यह? सब कुछ, जो में से अलग 
है, विषय है, इतर अन्यत्‌ 'एतत्‌”, आत्मा का विवर्तत, है, विरुद्ध है, उलय है, 
आभास मात्र है, अहं पर, आत्मा पर, अध्यस्त है, अध्यारोपित है | और यह भी 
कहां, कि में? ही तो सच है, और “यह? सब कुछ मिथ्या हे। पर शह्ला फिर 
भी रह गई। “यह? कहाँ से आया, क्‍यों आया १ "में! का और “यह? का 
संबन्ध मिथ्या ही सही, पर क्‍यों हुआ और कैसे हुआ ! और यदि एक 
बेर हुआ तो फिर फिर क्‍यों नहीं होगा! क्या आशा कि इस से कभी पूरा 
छुटकारा हो जायगा १ जो वेदान्त के महावाक्य प्रचलित हैं उन से पूरा-पूरा 
सन्तोष नहीं होता ) कोई तो आत्मा को क्रियावान्‌ सिद्ध करते है। “सोड्कामयत, 


थ. प्रणव० ] निष्कििय मे क्रिया भी २७९ 


बहु स्या, प्रजायेय ।?? “तत्सृष्टवा तदेवड्नुप्राविशत्‌”, इत्यादि | उस एक अद्वि- 
तीय परमात्मा ने चाहा कि मे, जो अकेला हूँ, सो बहुत हो जाऊँ, मेरी बहुत सी 
प्रजा हो जायें । और उसने शरीर रचा और उसी मे स्वय प्रवेश किया |” 

कोई महावाक्य आत्मा को केवत्व तिष्किय सिद्ध करते हैं | “'अहँ 
ब्रह्म इस्मि?, “न इह नानाइस्ति किचन” इत्यादि | मै ब्रह्म हूँ, एक हूँ, में ही हूँ; 
नाना?, अनेक वस्तु, अनेकता, असत्‌ है, है ही नही । 

पर इन दोनो प्रकार के महावाक्यों से हमारा सन्‍्तोष नहीं होता | हम को 
तो ऐसा वाक्य चाहिये कि जिस में सारा ससार मुद्दी में बन्द हो जाय | 
ब्रह्म की, 'मे? की, निष्क्रियता मे भी विकार न आवे; क्योंकि यदि उस मे क्रिया 
पैदा हुईं तो यह किसी न किसी कारण से परतन्त्र हो जायगा, और परिवर्तनशील 
हो कर मौत के मुह मे भी पड़ सकेगा, परिमित, परिच्छिन्न, परिणामी, परिवत्तैन 
चचल, ठहरैगा; “परिपूर्णास्य का स्पृह्म”, जो परिपूर्ण है, जिस मे कोई कमी नहीं 
है, उस का किसी बात की इच्छा क्‍यों होगी ? और जच् कोई इच्छा नही, तो 
कोई क्रिया क्‍यों करैगा १ क्रिया तो किसी इच्छा को पूरा करने के लिये की जाती 
है | और साथ ही इम के, संसार की सक्रियता, जो प्रतिक्ृण प्रत्यक्ष देख पडती 
है, वह भी समझ में आ जाय । 'मिथ्या? शब्द का अर्थ केवल आँख बन्द कर के 
निपेध ही का, अभाव ही का, न रह जाय, बल्कि ठीक ठीक समझ मे आ जाय | 

यह बात, “अहम्‌ ब्रह्म” और “न इह नाना अस्ति किचन”, इन दोनो 
वाक्यों को एकत्र करने से सिद्द होती है | अह-नाना, किचन ७ ) एतत्‌-न! | 


शेल-शिखर-प्राप्ति । 


अहम्‌-एतत्‌-न ८ 'मै-यह-नही? । यह ऐसा महावाक्य है कि जिस में दोनो 
बाते सिद्ध होती हैं । यदि इन तीनो पदार्थो' को एक साथ लीजिये, तो केवल 
एक एकडाकार एक-रस अखण्ड निष्क्रिय सवित्‌ देख पढ़ती है। “मै-यह-नहीं', 
इस मे कोई क्रिया विक्रिया नहीं है, कोई परिवर्त परिणमन नहीं है; केवल एक 
चात सदा के लिये कूटस्थवत्‌ स्थिर है, अर्थात्‌ केवल "मै है, 'मैं? के सिवा 
और कुछ नहीं है, अथ च "मै? अपने सिवा कोई अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, 


२८० क्रमडत््मक क्रिया की उत्पत्ति कैसे की! सम» 


ऐसे ऐसे रूप रग नाम आदि का, नहीं हूँ । यदि इस वाक्य के दो खण्ड 
कीजिये, पहिले “मे यह?, और फिर “यह-नहीं?, तो इसी वाक्य में ससार की 
सब कुछ क्रिया, इस के सम्पूर्ण परिवत का तत्त्व, देख पढ़ता है। "मै-यह-हूँ, 
यही जीवन का, जनन का, जन्म लेने का, शरीर धारण का, स्वरूप है। 
'मे-यह-नहीं-हूं', यही मरण का, शरीर-त्याग का, स्वरूप है | क्रिया-मात्र का, स्व 
अनन्त असख्य क्रिया का, यही इन्द्र स्वरूप है। सन्न क्रिया जोड़ा जोड़ा 
चलती हे--लेना और देना, पकड़ना और छोड़ना, बढ़ना और घटना, हँसना 
'और रोना, जीना और मरना, उपाधि का अद्रण करना और उस मे अ्रहंकार 
करना और फिर उस को छोड़ कर उस से विम्नुख होना, पहिले एक वस्तु मे 
सुख मानना और उसी बस्तु में पीछे दुःख मानना | अध्यारोप श्रौर - 
अपवाद, प्रवृत्ति और निद्दत्ति, इन दो शब्दों मे संसार का, ससरण का, 
तत्व सब्॒ कह दिया है | यदि सम्पूर्ण दृष्टि, समष्टि दृष्टि, परमार्थ हृष्ट 
से देखिये, तो इस वाक्य मे सम्पूर्ण ससार, अनादि और अनन्त, सर्वकाल 
आर सर्वदेश के लिए, निस्पद, निष्किय, शिला के ऐसा बन्द है। योगवासिष्ठ 
मे महा-शिला-सत्ता का रूपक बाधा है। यदि खड दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि 
से, व्यवहार दृष्टि से, देखिए तो इस में क्रिया और क्रम है। शरमायण की 
पोथी समग्र यदि हाथ मे उठा लीजिये, तो राम का जीवन दत्तान्त, सम्पूर्ण, 
इस मे प्रतिक्षण मौजूद है। यदि एक एक पन्‍ना देखिये, तो क्रम पैदा होता है । 
वैसी ही, इस वाक्य की दशा है। यदि इस को समग्र उठा लीजिये, तो सत्र 
ससार “सर्व सर्वत्र स्वठा”, इस में है। यदि एक एक “यह! को लीजिये, तो 
अनन्त क्रम पेदा हो रहा है । 

इस की चारीकियों के विस्तार से विचार करने वा यहाँ अवसर नहीं। यह 
सब सूछ्म परीक्षा निरीक्षा समीक्षा मै ने “दि सायल आफू पीस” और “दि सायत 
आफ दि इमोशन्सः ( 'शाति शार्रः और "क्ञोम शास्त्र!) तथा दि सायस 
आफ दि सेल्फ”* नाम के अन्थों मे (अग्रन॑जी मापा मे ) यथा-शक्ति विस्तार 

3, [#6 $टश7८९ ० २८४०९ [॥6 90026 ० ॥6 4ि0700075, 7८ 


52६८7०९ ० ऐछ 5 


4. प्रणव० ] पहिले अध्यारोप, फिर अपवाद र्पश 


से लिखने का यत्न किया है। अंग्रेजी मे ,लिखने की समापत्ति कैसे हुईं, यह 
मै ने उक्त दूसरे ग्न्‍्य की भूमिका मे कह्य है ।* आप सरीखे विश 
जनो_की रुचि इस ओर देख कर श्राज हिंदी मे कुछ कहने का मुझे 
सौमाग्य और उत्साइ प्राप्त हुआ है। यदि ऐसी अभिरुचि बनी रही, तो 
हिंदी मे और मी कहने लिखने का साहस करूँगा। इस स्थान पर केवल 
इतना ही कह कर आगे न्नलता हूँ, कि जो जो दाशंनिक मत इस समय 
प्रचलित हैं, उन सत्र का तत्त्व इस वाक्य में मौजूद हे । उन सब्र के विरोध 
का परिहार और सर्वंसमन्वय का मार्मिक रहस्य भी इसमें है। श्रौर जो जो 
कमी इन में से एक एक में है वह सब्र इस में पूरी हो जाती है। द्रष्ट ओर 
दृश्य, भोक्ता और भोग्य, विषय और विषयी, ज्ञाता और शेय, एष्टा और इष्य, 
कर्ता और कार्य, जीव और देह, चेतन और जड़, आत्मा और अनात्मा, "मै? 
और “यह”, दोनो इस मे मौजूद है। इन दोनो का स्वरूप भी इस में है, एक 
का सत्‌ और दूसरे का असत्‌ | इन दोनो का संबंध भी इसी मे है, निषेघरूपी । 
और यह बात भी इसी मे पैदा होती है कि जिस जिस वस्तु का निषेध, प्रतिषेध, 
अपलाप, अपवाद, निराकरण, निरास किया जाता है, उस का पहिले अभ्युपगम, 
अध्यारोप, विधान, सभावन, संकल्पन, अव्यसन कर लिया जाता है | पहिलति 
ह माना जाता है कि उस का सम्भव है, ओर तब्च उस की वास्तवता का निषेध 
होता है। इसी से असत्‌ पदार्थ पर, सत्ता का मिथ्या श्रारोप देख पढ़ता है । 
अपने विषय मे तो यह कह रुकता हैँ, कि जब से हृदय मे इस त्रिपद्दात्मक 
महावाक्य और तद्दाचित त्रिपद्डथ॑समाहारडात्मक सबित्‌ का उदय हुआ, तत्र 
से बहुत सी शका निवृत्त हुईं , बहुत्तेरे सिद्धान्तविषयक, सामान्यविषयक, प्रश्नों 
का उत्तर मिला, (विशेष तो अरुख्य हैं, असख्य विशेषों का शान तो अनत देश, 
में, अनत क्रियाओं से, ही हो सकता है), सनातन-वैदिक-ब्ोद्ध-आर्य-मानव धर्म, कैसे 
अध्यात्माविद्या से,त्रह्मविद्या से, उत्पन्न हुआ, और कैसे उसपर प्रतिष्ठित निछित है, 





१, थोड़े में यह कि अन्य देशों मे, तथा मारत के ही अन्य प्रान्तों मे, 
हिन्दी नदीं समभफ्री जाती, तथा अग्रेजी को अक्सर पढे लिखे आदमी समझ लेतेह । 


'श्धर अ-उ-म्‌ के सींकेतिक अर्थ | [ सम० 


यह बात कुछ-कुछ समझ में आई; विरोधों के परिहार का, भेदों के समन्वय का, 
मूल-सूत्र हाथ लगा; प्राचीन आप ग्रंथों मे, जो वाक्य और अथ, नीहार से आच्छुन्न 
'थे, उन पर कुछ कुछ आलोक पड़ा, और 'मार्ग सकने लगा। मेरे लिये तो, यह 
वाक्य और संवित्‌ ओँपेरे मो दीपक हुए। अतरात्मा से, परमात्मा से, प्रार्थना 
है कि औरों को भो ऐसे ही होवें | जब से यह महामंत्र कहिये, महावाक्य कहिये, 
जिस से परमात्मा के, चैतन्य के, संवित्‌ के, स्वभाव का, संसार के मूल नियत 
का, नियति का, व्याख्यापन होता है, मन मे उदित हुआ, तभी से ऐसा भाग 
होने लगा कि, हो न हो, प्रणव के तीन अक्षरों का यही अर्थ होगा । पर, निश्चय 
नही होता था | उपलब्ध अ्न्थों मे इस अर्थ की चर्चा नहीं। प्रणववाद सुनने 
पर यह निश्चय हुआ | 


प्रशव-वाद का विषय । महावाक्य । 


इस वाक्य से जो फल उत्पन्न होते हैं, उन का वर्णन विस्तार से प्रणव-वाद 
मे किया है। उन्हें, थोड़े मे आप से कहता हूँ । 

प्रणव के तीन अक्षरों का अर्थ तीन शब्दों से किया गया और एक मूल 
महावाक्य निकला | अ? का अर्थ अहम! ( आत्मा ); “'डउ? का 'एतत्‌? ( अन- 
हम्‌ , अनात्मा ) 'म! का न! ( निषेधात्मक सम्बन्ध ) | आदि महावाक्य हुश्रा 
अहम्‌-एतत्‌-न?, जो परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप को भी, और स्वभाव, ग्रकृति, के प्रकार 
को भी अर्थात्‌ संसार को भी, दिखाता है । इन तीन शब्दों के जोड़ तोड और उलर 
फेर से, अवान्तर महंवाक्य निकलते हैं | एक एक महावाक्य, ससार के एक एक 
विभाग और प्रकार का नियम वा कानून है, उसी के अनुसार, सकार की वह 
विभाग चलाया जाता है। जैसे आज काल के किसी राज्यप्रतरन्ध मे, बीमियों 
अथवा पचासों सीगे और महकमे हैं, और हर एक सीगे और मदकमे के चलाने 
के लिये सिद्धान्त और विधि विधान, डसूल कायदे कानून, नियत हैं, और 
उन्ही नियमो के अनुसार सरकारी नौकर उन विभांगो का काम चलाते हैं, वे 
हो एक एक महावाक्य एक एक ईश्वरी कानून की कितात्र का ढृदय है, वी 
है, मूल मंत्र है, और देवता, ऋषि, जीवनम॒ुक्त आदि, जो जो उस उस विभाग 


३६ प्रणव० ] संसार का मूल नियम र्प३- 


के अधिकारी हैं, वे उन कानूनो को अमल में लाते हैं, और उन के अनुसार 
ससार का व्यवहार चलाते हैं । 

एक शब्द अदालत” कहने से सैकड़ों न्यायालय, दफ्तर और दफतरी, हज़ारों 
कर्मचारी, लाखों वादी, प्रतिवादी, साक्षी की सूचना होती है । एक शब्द 'माल? 
से एक बढ़ा मारी प्रबन्ध, देश भर की आमदनी-ख्च, श्राय-ब्यय,, 'आयात- 
निर्यात, का आँख के सामने आ जाता है। एक एक शब्द, सेना, शिक्षा, वरर्चा, 
वाणिज्य-व्यापार, खेती-बारी, कहने से, देश के शासन और जीवन के एक एक बड़े 
अड्ड का सूचन और स्मरण हो जाता है। वैसे ही, एक एक महावाक्य से ससार 
मात्र के एक एक विभाग का, प्रकार! का, जान होता है, और व्यवहार चलता है। 


संसार के प्रबन्ध के मूल नियम | 

मुख्य प्रकार कौन-कौन हैं ? किन-किन महावाक्यो से उन की सूचना होती 
है ? उन के अमल करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं ! इस के निर्य॑य निश्चय 
के लिये, उसी मूल महावाक्य पर ध्यान करना चाहिए । क्‍यों कि उसी से, 
और उसी मे, सत्र ससार की सृष्टि, स्थिति, और लय, होना उचित है। “अहम? 
में), आत्मा का स्वरूप है। 'एतत्‌?, 'यह?, अनात्मा का | इन दोनो का सम्पन्ध 
निषेध रूप हे | 'में यह नहीं हूँ?---इस भाग्ना, इस धारणा, इस संवित्‌ को, यदि 
क्रम दृष्टि से देखिये, तो इस मे तीन बातें अवश्य निकलती हैं। पहिले तो में? 
के सामने 'यह? पदार्थ आता है, इस क्षण में ज्ञान होता है। इस के पीछे, “में! 
ओर “धह! के सयोग-वियोग का, स्याम्‌ ,न स्थाम्‌?, 'होऊँ, न होऊँ! का, समव 
होता है; यही इच्छा है। तीसरे क्षुण मे सयोग वा वियोग होता है। यह क्रिया 
हैं। संयोग-वियोग, दोहरा शब्द, इस लिये कहा जाता है, कि पहिले सयोग 
हो कर पीछे अवश्य वियोग होता है। पहिले राग पीछे हंप, पहिले प्रद्त्त 
पीछे निद्वत्ति, पहिले लेना पीछे देना, पहिले जन्म पीछे मरण, पुनः जन्म पुन. 
मरण, यही ससरण क्रिया है | 


ज्ञान, इच्छा, क्रिया | 
ये ही तीन बाते, शान, इच्छा, और किया, जीवमात और जीवनमात्र का 


न्श्प््ड शञान-इच्छा-क्रिया का संतत आवरत्त [ सम० 


“मुख्य प्रकार, क्या सर्वस्व, है। प्रति क्षण ,े प्रत्येक जीव इसी "ज्ञात, इच्छा, 
क्रिया?, 'ज्ञान, इच्छा, क्रिया?, के फेरे मे फिग करता है | पहिले ज्ञान, तब इच्छा, 
तब क्रिया; और क्रिया के बाद फिर ज्ञान, फिर इच्छा, फिर क्रिया । यह अनन्त 
चक्र सवंदा चल रहा है | ह 

प्रणव में अ-कारः ज्ञान का सूचक है, 'उ-कारः क्रिया का, “म-कार! सद- 
सदात्मक विधि-निषेध-डात्मक इच्छा का । अहं-आत्मा-पुरुष वा प्रत्यगात्मा मे, इन 
तीन पदार्थों का जो बीज है, उस को सत्‌-चित्‌-आनन्द के नाम से कहते 
है। ज्ञान चिदात्मक, क्रिया सदात्मक, इच्छा आनन्दात्मक। अनात्मा वा मूल- 
प्रकृति मे, ये ही तोन पदार्थ, सत््व ज्ञानात्मक, रजसू क्रियात्मक, और तमस 
इच्छाडात्मक कहते हैं। ये ही तीन, प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक ब्रह्माएड में सदा 
विद्यमान है । ब्रह्माण्ड मे ज्ञान के अधिष्ठाता देवता का नाम विष्णु है; किया 
के, ब्रह्मा; इच्छा के, शिव। ऐसे ब्रह्माण्ड अनन्त हैं, प्रति ब्रह्माए्ड में यह 
त्रिमूर्ति है। और तिमूर्ति के ऊपर ओर नीचे, निरन्तर, अनन्त ख्थ्डूला 
अधिकारियों की फैली है; जैसे राज्य के प्रतन्ध मे यामिक, चपरासी, चोकीदार 
से ले कर सम्राट शाहनशाह तक है। ये अधिष्ठाता देवता और अन्य-अ्रन्य 
अधिकारी भी, वैसे ही, अपने अपने स्थान पर, वैराग्य और निद्नत्ति और मुक्ति 
की परीक्षा के पीछे, नियुक्त किये जाते है, जैसे किसी पार्थिव राज्य के कमचारक 

ग्रोग्यता की परीक्षा के पीछे । ल्‍ञ 
ऋवेद | | 

अहं? ( मै ), 'अहं अत्मि! ( मै हूँ ), “अह ब्रह्मउस्मि”, ( मै ब्न्म हूँ ) 
-यह महावाक्य, ज्ञान का सार है। इस का अमल, व्यवहरण, प्रयोग, विष्णु 
देवता के सपुर्द है। इस की टीका ऋग्वेद है। ऋग्वेद का भुख्य महावाह्य 
यही है। ऋग्वेद को इसी का विस्तार जानना चाहिये। विषूएु देवता के सी 
के कानून की कितात्र ऋग्वेद है । जानसवंस्थ इस में मौजूद है। 


यजुर्वेद | ु 
“खत? ( यह ), 'ण्तत्‌ ( बहु ) स्थाम! ( यह, बहुत, होऊँ), “णको5६ 


४ प्रणव० ] चार वेद के चार विषय स्पक 


बहुधा स्याम?, ( एक में, बहुत अर्थात्‌ अनेक,नाना हो जाऊँ), यह महावाक्य, 
क्रिया का तत्त्व हे, ओर यजुबँद का मूल मत्र है। इस के अ्रधिष्ठाता ब्रह्मा हैं | 
चारो वेदों के वक्ता, ब्रह्मा इस लिये कहे जाते है कि, वेदों के प्रकाश करने का 
क्रिया ब्रह्मा ही के द्वारा होती है। वस्तुतः एक एक वेद के रचने वाले देवता 
एक एक श्रलग अलग हैं । 


सामवेद । 


- * न), ( नही ), 'एतत्‌ न?, ( यह नाना दृश्यमान नहीं ), “नेह नानाउंस्ति 
किश्वन”, ( नाना पदार्थ कुछ है ही नही, केवल एक आत्मा ही है ), यह 
महावाक्य, इच्छा का तत््व है। इच्छा का काम यही है कि, जीव को बहुत-सी ससार 
की वस्तुओं की ओर ले जाय, ओर फिर उन से जीव अघा उबिया जाय, दुखी 
हो, उस की इच्छा की पूर्ति न हो, और असतोष और वैराग्य भोगे। इच्छा ही 
जीव को पहिले 'अस्ति? का स्वरूप दिखा कर, फिर “नास्ति? का स्वरूप दिखाती 
हे | अपनी इच्छा ही के कारण संसार मे पड़ कर और दुश्ख भोग कर, तब 
जीव कहता है कि यह सच्च कुछ नही है, सब क्ूठ है । यह इच्छा का स्वरूप है । 
सामवेद का यह महावाक्य मूल है, ओर शिव इस के अधिष्ठाता हैं। 

(९७५ 
अथदवबद । 

इन तीनो वाक्यों का समाहार वही मूल वाक्य है, अर्थात्‌ “अहं एतत्‌ न”, 
ओर अथर्ववेद इस का व्याख्यान है, जिसे स्वयं महाविषएु न रचा है| 

जैसे ही महाविष्णु ने, समश्रूप से, अथर्ववेद रच कर अपने मातहतो के, 
अपने अधीन अधघःस्थ अधस्तन अधिकारियों के, सपुर्द क्रिया, और उन्हों ने 
अपने अपने विभागों के काम के लिये, अपने मात्तत्तों के लिये, विशेष रूप से 
ऋक यजुः साम रचा, वैसे ही महाविषतु के उपरीण, उपस्ष्ठ, चालादस्त, ऊपर 
के अधिकारियों ने महाविष्यु की शिक्षा के वास्ते महावेढ मह्मगायत्री आदि रचा 
है | यह क्रम अनन्त है | मूल सूत्र, मूल सद्धात, मूल महात्रेक्य, तो सब मे वे 


ही है। भेद, टीका के विस्तार के परिमाण का ही है। अन्यथा, “अन्योड 
न्यभावः सम?! 


र्८& गायत्री का मर्म [ सम» 


गायत्री । 


गायत्री की कथा यह है कि चौबीस मुख्य महावाक्यों के सूचक, एक एक 
अक्षर ले कर, गायत्री महामंत्र बना है। 

यह बात जो सिद्ध हुईं है, अर्थात्‌ शान इच्छा क्रिया, तीन, और चौथे न! 
का समाहार--इसी के हिसाब से, इन्हों पदार्थों के परिवत्तेन से, संसार के अ्नतानत 
विभाग हो गये हैं। यह तो पहिले कह आये हैं ।क, इन्हीं तीन बातों 
का नाम, आत्मा वा प्रत्यागात्मा की दृष्ट से, चितू, आनन्द, और सत्‌ 
है। इन्ही ततीन शुणो के कारण, प्रत्यगात्मा सगुण ब्रह्म कहता है। मूल 
अक्वृति की दृष्टि से इन के नाम सत्य, तमस्‌, और रजस्‌ हैं। प्रत्ययात्मा 
और मूल प्रकृति के संयोग से जीव पदार्थ जो पैदा होता है, उस के जीवांश 
अर्थात्‌ चेतनाश की दृष्टि से यह तीन, शान; इच्छा, क्रिया, कहाते. हैं, और जढ़- 
उपाध्यंश कीं दृष्टि से ये ही, गुण, द्रव्य, और कर्म हो जाते है। वस्त॒श्नों' के 
“गुणो” को हम “जानते? हैं, वस्तु अर्थात्‌ द्रव्य की “इच्छा करते? हैं, और उस के 
“कर्म” को घटाने बढ़ाने आदि की “क्रिया? करते हैं | गुण का ज्ञान, द्रव्य की इच्छा, 
और कर्म की क्रिया--इतना ही संसार का सर्वस्व है। इन्ही के नियमन के लिये 
वेदादि की उपयोगिता है । 


' अत्येक वेद के चार भाग | 

इन के ही अनुसार, प्रत्येक वेद के चार विभाग होते हैं; क्योंकि, यंद्रपि 
ज्ञान-इच्छा-क्रिया की गिनती अलग कर लें, पर वे वस्तुतः अलग नहीं हो सकते | 
प्रत्येक मे. अन्य सच्च सदा रहते हैं। ज्ञान मे इच्छा और क्रिया छिपी है। 
इच्छा मे ज्ञान और क्रिया छिपी है। क्रिया मे इच्छा और ज्ञान छिंपा है। 
जाननिष्ठ ऋग्वेद मे भी ज्ञानाश संहिता? है, क्रियाश ब्राह्मण”, इच्छाश 
“उपनिषत”, और उन का समाहार “उपवेद” अथवा 'तत्र” है। ऐसा ही और 
सब्र वेदों मे भी है । ऐसे ही, शान-इच्छा-क्रिया से ग्ुण-द्रव्य-कर्म भी अलग नहीं 
बकिये जा सकते | 


| शाखा | 

इस के ऊपर, हर एक वेद की दो दो शाखा हैं, एक कृष्ण और एक 
शुक्ल । इस का कारण यह है कि, दो पदार्थों के मिलने से संसार बना है, 
पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, सत्‌ और असत्‌, प्रकाश और तम, 
नेकी और बदीं, दक्षिणमार्ग और वाममार्ग । यदि इन दो मे से किसी एक 
का भी सर्वथा लोप हो जाय, तो दूसरे का भी तत्काल सर्वथा विनाश हो 
जाय | क्रम से एक एक अश का आधिक्य (और दूसरे की न्यूनता ) 
दिखाने के लिये प्रत्येक वेद की दो दो शाखाएँ हैं । 


अंगोपांग । 


इस के बाद इन्हीं शान इच्छा ओर क्रिया के उलट पलट से छुः अंग, 
कल्प, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, और छः उपांग, वेदान्त, साख्य, 
योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा बने हैं | उन के मिश्रण से बहुत से अवान्तर 
शास्त्र पैदा होते हैं । इस सब वेद और शाजह्ल के समूह की समष्टि, संहिता 
अंश में है । 


वेदों का विषय | 


(१) ऋग्वेद मे यह सब वर्णन किया है कि किस पदार्थ की किस से 
और कैसे उत्पत्ति और स्थिति और विनाश है, क्या उस का उचित देश और 
काल है, क्या उस की आवश्यकता है, कितने उस के विभाग हैं, इत्यादि । 

(२) यजुबवँद मे क्रिया का स्वरूप, क्रिया का और मोक्ष का संबंध, 
मोक्ष के अकार, यज्ञ, संरकार, भ्राद्ध, इत्यादि सब का आध्यात्मिक अर्थ कहा है। 
जीवन मात्र के सम्पूर्ण व्यवहार इस मे कहे हैं । 

चार वर्ण, चार आभम, और चार पुरुषार्थ का संबंध, ज्ञान इच्छा क्रिया 
और समाहार से है। बअह्मचर्य आश्रम और ब्राह्मण वर्ण का संबन्ध शान से है 
गृहस्थाश्रम और ऋत्रिय वर्ण का क्रिया से, वानप्रस्थ आश्रम और वैश्यवर्ण का 
इच्छा से, ( “वशीकरोति इद्रियाणि इति वैश्य; यह व्युत्पत्ति प्रयववाद मे 


श्प्प्प , उनके विषय, . ., [ सम> 


कही है ), ओर संन्यास और शूद्ववर्ण का सबंध समाहार से है। महाभारत 
मे, गहस्थाश्रम और वैश्यवर्ण का सम्बन्ध विशेषतः इच्छा से, और वानप्रस्थ 
और क्षत्रिय का क्रिया से कहा है; स्थान और प्रसंग के भेद से, दृष्टि श्रौर 
कहने के प्रकार मे मेद होते रहते है; श्रस्त मे, सब का सम्बन्ध सब्र से है | 
आप लोग आश्चर्य करेंगे कि शुद्ध श्र सन्‍्यास का साथ कैसा । एक सब से 
छोटा और नीचा गिना जाता वर्ण, दूसरा सब से ऊंचा समझा जाता आश्रम। 
इस को यों समझना चाहिये । नदो के किनारे यदि मनुष्य खड़ा हो तो जो 
छाया पड़ती है, उस मे उत्तमाग, सिर, सब से नीचे-हो जाता है। शूद्व का श्र्थ 
यही है कि जो सब की सेवा करे; ज्ञानवान्‌ हो कर और बुद्धिपूर्वक, जैसे माता 
पिता अपने बच्चों की । यदि कोई निःस्वार्थ और आध्यात्मिक सेवा करता है तो 
वही सच्चा सन्‍्यासी है, यदि स्वार्थ से, और शारीरिक, सेवा करता है, अज्ञानी 
जैसे बच्चे अपने इड्धों की, तो मामूली शूद्र है। , ' 
मैं? और “यह? इन दोनो पदार्थों का ज्ञान, ब्राह्मण वर्ण और ब्रह्मचर्य आ्राश्रम 
मे होना चाहिए । 
मै यह हूँ. “जो मे हूँ वही यह है, “इस की रक्षा सकी से हो सकती है?-- 
यह क्रिया, क्षत्रियवर्ण और णहस्थाश्रम की होनी चाहिये | 
थह नहीं है? 'एतत्‌ न! 'केवल' मे ही मैं हूँ” “यह ससार कुछ नहीं है', 
आत्मा ही आत्मा है?---यह इच्छा, एक अर्थ से घन-संचय करने की, ओर 
दूसरे अर्थ से संसार छोड़ कर पुण्य-सचय करने की, यही वैश्यवर्ण और 
वानप्रस्थाश्रम का तत्त्व है । ं । 
मै (केवल) यह (ही) नहीं हूँ, किन्त 'मे ही सब जगह हूँ, और “सब्र हूं, 
“यह और यह, ऐसी भेदबुद्धि और उपाधि फकूठी है,” सत्न को सब की सेवा और 
सहायता करनी चाहिये, ऐसा ज्ञान और अमल, सन्याती का, सच्चे साज्बिक 
शुद्र का, है। देखिये, बढ़े का क्या अंर्थ है ! केवल यही कि उस के भरोसे, 
उस की मिहनत से, उस की 'गोद मे, दूसरे खेलें और सुख पाबे | और छोटे का 
भी अर्थ यही है कि दूसरे के सिर चैन करै। तो सच्चा शूद्ध वही है जो सब्र की 
सेवा करे और उन से कुछ बदला न चाह | जो बदला चाहे, जो मजदूरी मार्गे 


४. प्रणव० ] साम-बेंद मे इच्छा का वर्णन रद 


जो यह समझे कि “मे? आत्मा सर्वव्यापी नही है, वह मामूली शुद्ध है | पुराणों 
में भी शूद्ध शब्द की व्याख्या, विवेचन से, दो प्रकार की है।'शुचा द्रवति', थोडे 
से भी दुःख शोक आदि के कारण जो घत्ररा जाता है, वह तो बालबुद्धि नीची 
कोटि का शूद्र । परेषा शुचं द्रावयतिः, दूसरों के दुःख शोक को दूर करता है, 
ह उत्तम कोटि का शुद्र, प्रणववाद का सन्यासी-शूड़ | “आशु द्रवति, बृद्धाना 
आजया? बडों की आजा से जल्दी जल्दी दौड कर काम करता है, जैसे बालक, 
यह भी अर्थ हो सकता है। 
घोडश संस्कार और पच महायन्न और अश्वमेष गोमेघ इत्यादि का भी 
ऐसा ही रहस्य अर्थ, “अह, एतत्‌ , न', इन्हीं शब्दों के उलय पलट से, इस 
ग्रन्थ मे कहा है | 
(३ ) सामवेद मे इच्छा का वर्णन है । 
पहिले कह आये है कि संतार मे दो ही पदार्थ देख पड़ते है, एक “अ्रषट! 
और एक 'अनह! । इन का संबंध, इन के संयोग का कारण, यही शक्ति? स्वरूप 
तीसरा पदार्थ है | शक्ति का भी तात्तिक स्वरूप इच्छा ही हे। इच्छा के सिवाय 
और कोई प्रेरक, कारयिता, 'कारण?, ससार में नहीं है। आत्मा की दृष्टि से जो पदार्थ 
शक्ति हे, जीव की दृष्टि से वही पदार्थ इच्छा है। जैसे आत्मा के तीन गुण, 
सत्‌ , चित्‌ , आनंद हैं, और मूल प्रकृति के तीन गुण, रजस्‌, सत्त्व, और 
तमस्‌ है, वैसे ही शक्ति, माया, देवी प्रकृति, के तीन गुण, सृष्टि, स्थिति, और 
सहार कहना चाहिये | देवता दृष्टि से यही तीन शक्तियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, और 
सती कहाती हैं। शानश'क्त, सरस्वती का साथ ब्रह्मा से, जो क्रिया के और 
उत्पत्ति के अधिष्ठाता हैं, इस हेतु से है, कि बिना शान के क्रिया नहीं हो सकती । 
तथा क्रियाशक्ति, लक्ष्मी का साथ ज्ञान के और स्थिति के अ्धिष्ठाता विष्णु से, 
इस हेतु से है कि बिना क्रिया के ज्ञान को सफलता नहीं हो सकती | शिव का 
साथ सती का है, दोनो इच्छारूप हैं, इस लिये उन का संमन्ध श्रर्घाद्ञ का है । 
इन तीन शक्तियों मे से प्रत्येक के तीन विभाग कर दिये हैं, ज्ञान, इच्छा, 
ओर क्रिया के अनुसार | लक्ष्मी, क्रिया शक्ति, के तीन आकार, रमा, लक्ष्मी 
और शारदा | रमा मे ज्ञानाश का मेरू है, लक्ष्मी, शुद्ध क्रिया रूप है, और 
१९ 


२९० समाहार-रूपी अथव बेद [ सम० 


शारदा में क्रिया के साथ इच्छा मिली है । ( प्रचलित सस्कृत साहित्य मे तो 
शारदा और सरस्वती पर्याय हैं )। 

इसी प्रकार से सरस्वती के तीन भेद, ऐद्री, ब्राह्मी और सरस्वती । 

तथा सती के तीन भेद, सती, गौरी ओर पार्वती | इन नवों के समाहार का 
नाम भैरवी । 

यही दश महाविद्या, ज्ञान, इच्छा, क्रिया के भेद से होती हैं । 

देवताओ्रों के वाहन, हंस, गरुढ़, और वृषभ, का भी अर्थ, देश, काल 
और गति है। ये ही तीन, देश, काल और गति, मकार के निषेध के तीन 
गुण समभने चाहिये। तीनो साक्षात्‌ निषेधस्वरूप, शूत्यरूप, हैं। देश भी पोल 
ही है । काल भी अभावरूप, असद्रप, है। और गति, जो केवल देश और 
काल के मिलने से ही पैदा होती है, ( अथवा, जिसी से देश और काल पैदा 
होते हैं, क्योंकि बिना गात के, बिना क्रिया के, बिना क्रम के, देश और काल का 

ज्ञान ही नहीं, यथा सुषुप्ति मे ) वह भी परम शून्यरूप है। क्रम, एक के वाद 
एक, इसी का नाम गति, क्रियामात्र, है। केवल क्रम पदार्थ मे कोन सत्ता है ! 
पर यद्यपि ये तीनो परम असत्‌ स्वरूप है, तौ भी त्रिना इन के ससार असंभव हे 
इन्हीं मे ससार है; इन्हीं के रूप का व्यक्ती-करण, या वि-करण, 'सतरण! हैं । 
जो पुराणो में देवताओं के आभूषण ओर शस्त्र अत्न कहे हैं, उन का भी 
रहस्य अर्थ इसी प्रकार का है | 

इन शरक्तियों के अनन्त प्रकार का वर्णन सामवंद मे किया है। 

(४ ) तीनो वेदों के विषयों का समाहार; उन का परस्पर सम्बाद वा 
सामानाधिकरण्य; उन के योग के प्रकार; शान, इच्छा, क्रिया का, शंरीर 
की नाड़ी, इड़ा, पिंगला, सुघुम्ना आदि से सम्बन्ध; ओर ससार के प्रबन्ध 
करने वाले अधिकारियों के कर्म, ओर उन के परस्पर सम्बन्ध, का वर्णन 
अथर्व मे है । 

ब्राह्मण, उपनिषत्‌ , उपवेद, और शुक्ल कृष्ण शाखा, के ग्रन्थों मे भी, 
क्रमश" ब्रह्मा विष्णु शिवक्े अधीन अधिकारियों ने,अपने अपने विभाग का श्रधिक 
विवरण किया है। केवल एक दो उदाहरण यहा दिये जाते हैं| यथा, क्रम से अहडं 


३. प्रणव० ] त्रिक और समाहार की व्यापकता २९१ 


का, अर्थात्‌ चेतना का, धीरे-धीरे सात तत्त्वों को, महत्‌, बुद्धि, आकाश, वायु, 
तेजस , आपस और पृथ्वी को, ओढ़ने, का, तथा इन के अग्ुओं और परमा- 
शुओं की बनावट का, जत्तात कहा है। किस प्रकार से इन में धीरे-धीरे चेतना 
का विकास होत। है; किस प्रकार से जीव क्रमशः धाठ, इक्त, पशु, “चन्द्रात्म', 
'सौरात्म, मनुष्य, देवता आदि योनियों मे वृद्धि पाता है, इस ब्रह्माड मे, जिस 
के परमेश्वर महाविष्णु है, जिन का प्रत्यक्ष शरीर सूर्यब्रिग्न है, कितनी पृथ्वियाँ 
अर्थात्‌ ग्रह है, जिन पर जीव की इद्धि होती है--यह सब्र बातें इन मे सबिस्तर 
वरणुन की हैं । 
हर जगह और हर बात मे, अ, उ, ओर म का सम्बन्ध और अनुकरण 
दिखाया है। यथा प्रथ्वी तत्त्व मे तीन भेद हैं, ज्ञान प्रधान परमाणु तो (ृथ्वी? 
परमाणु है, क्रियाप्रधान का नाम 'मेदिनीग, और इच्छाप्रधान का नाम “मही? 
है। तथा जल के भेद मे ज्ञानप्रधान का नाम सलिल, इच्छाप्रधान का नाम 
अपस , और क्रियाप्रधान का नाम तोय है। एवम्‌ अग्नि, तेजस्‌ , वन्हि । एवं 
मारुत, पवन, वात । एवं आकाश, चिदाकाश, महाड्ाकाश, इत्यादि । 
। इस ग्रन्थ मे, विशेष कर के अन्तः/करण की दृत्तियों मे त्रिकों की, अठ म के 
अनुसार दिखाया है | 
व्याख्यान के बहुत परिमित समय में, केवल एक सूचीमात्र आप के सामने 
पढ़ जाता हूँ, अधिक कहने का अवसर नही है । 
अतःकरण में तीन प्रकार, मन, बुद्धि, अहंकार, (और उन का समाहार 
चित्त) हैं | ज्ञान मे, संकल्प, विकल्प, और श्रनुकल्प, इच्छा में आशा, आकांछा, - 
कामना; क्रिया मे, क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, इत्यादि | 
छः अंग और छः उपाग भी इसी प्रकार वर्णन किये है। आज काल इन 
में जो परस्पर विरोध प्रचलित है, उस सत्च का इस ग्रन्थ मे परिहार देख पढ़ता 
है, और यह स्पष्ट होता है कि ये सब्र शातल्न सचमुच एक ही श्ञानशरीर के अब 
और उपाग अन्वर्थ हैं । 
सत्र शास्त्रों मे तोन बाते प्रधान हैं| आत्मा, अनात्मा, और निषेष, अथत्र 
ज्ञान, क्रिया, और इच्छा, के अनुसार । 


२९२ षड्‌ दर्शनों मे [ सम० 


नीति शाज््र मे, धर्म, ज्ञान के स्थान में है, अर्थ, क्रिया के; काम, इच्छा 
के; और मोक्ष उन का समाहार है । 

न्याय मे, प्रमाण ( अनात्मा ), प्रमेय ( आत्मा ), और सशय (इच्छा ) 
का समाहार प्रयोजन ( मोक्ष ) मे होता है । न्याय शात्ल का दूसरा त्रिक, क्रिया, 
कारण, कर्ता हे, जिस का भी समाहार “प्रयोजन? ही है । 

चैशेषिक के मुख्य त्रिक दो हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, और सामान्य, विशेष, 
समवाय | सामान्य आत्मस्थानीय है; विशेष अनात्मा; समवाय, इच्छा 
अर्थात्‌ सम्बन्ध | अभाव, समाहार है | ह 

योग मे, चित्त, शानरूप आत्मस्थानीय; दृत्ति, क्रियारूप अनात्मस्थानीय; भ्रौर 
निरोध, इच्छारूप सम्बन्धस्थानीय हैं | परमशान, मोक्ष, कैवल्य, यही समाहार है। 

साख्य मे, प्रकृति, पुरूष, और उन का आकस्मिक सयोग; त्रिक है, (ओर 
असंख्येय संख्यातीत ब्रह्म, यह समाहार है) । 

मीमासा मे, स्वार्थ, परार्थ, और परमार्थ, इन तीन प्रकार के कर्मों 
का वर्णन है। एक, जो अपने हित के लिये किया जाय, एक, जो पराये भल्ले 
के लिये किया जाय, एक, जो केवल उचित होने के ही कारण से, फलडाफल 
का विचार छोड़ कर, स्वार्थ और परार्थ के भावों को त्याग कर, किया जाय; 
(सब कर्मो का त्याग, यह समाहार है)। 

वेदात मे, जीव आत्मस्थानीय है, माया संसारस्थानीय, और ब्रह्म सम्बन्ध- 
स्थानीय है । इन सब का समाहार प्रणव स्वयम्‌ है। 

काव्य भे, रसों का त्रिक श्थ्गार, रौद्र, और शांत है । यह त्रिक, आध्यात्मिक 
त्रिक, राग, हो, और प्रशम, का अनुसारी है। इन के मिश्रण से, और मात्रा 
के घटाव बढ़ाव से, अन्य सबच्च रस उत्पन्न होते हैं। साहित्य मे, अलकारो का 
मुख्य त्रिक है, उपमानड्लंकार, उपमेयडलंकार, अनन्यडलकार | इन के 
समाहार को अतिशयोक्ति कह सकते है। सगीत में, शब्द € ध्वनि, नाद ), 
प्रतिशब्द ( प्रतिध्वनि, प्रतिनाद ), और अनुशब्द ( अनुष्वनि, अनुनाद अनु- 
वचन )। कर्मयोग की प्रवृत्ति, निर्गात्त, अनुदत्ति, पुराणेतिदास की सश्टि, लय, 
स्थिति, संसार के विकास, संकोच, स्थैये; क्रिया के, स्पंट, स्फुरण, स्फुलन, आदि । 


५ प्रणब० | काव्य, व्याकरण, आदि में चतुष्क २९१३ 


इन्हीं शब्द, प्रतिशब्द, आदि की कमी बेशी और ।मश्रण से सत्र राग-रागिणी 
उत्पन्न होती है | इस प्रकार से, विविध शासत्र और कला, गणित, 
चित्रण, आदि के विषयों से सबध रखने वाले, कोई तीन सौ त्रिक इस ग्रंथ 
में कहे हैं। 

व्याकरण मे त्रिवर्ग बहुत देख पड़ता है | स्वर, व्यजन, और विसर्ग-अनु- 
नासिक, उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित, प्रातिपदिक वां संज्ञा, धातु, कारक, समास 
( समाहार ), कर्ता, कर्म, करण, इत्यादि | इन में सज्ञा-पद आत्म-स्थानीय है; 
(धातु, क्रिया-स्थानीय; विभक्ति या कारक, क्रिया-स्थानीय) । 

नागरी प्रचारिणी सभा का, भाषा से अधिक सम्बन्ध है, इस कारण व्याकरण 
ही के विषय में कुछ विशेष कह कर यह कहानी समाप्त करता हूँ । | 

भाषा का प्रयोजन यही है कि अपना अर्थ दूसरों को जना दे | तो क्या यह 
केवल श्रव्य शब्द द्वारा ही हो सकता है १ दृश्य इगित और चेष्टा से, इशारों से 
अंगुली, हाथ, सिर आदि के सकेतों से, भी तो होता हैं । गूगे बहिरे लोग ऐसे 
इंगितों से ही अधिकतर समभते समभाते है । फिर अधिकतर शब्द, श्रर्थात्‌ भ्रव्य 
भाषा, का प्रयोग क्‍यों है १ इस का उत्तर यही है कि संसार की वत्तमान अवस्था 
में, भोत्रेन्द्रिय की अधिक प्रत्॒लता और विकास है। तत्त्वों से ही सब बस्तुएँ बनी 
हैं । उन सब्र मे आकाश है, जिस का गुण शब्द है | इस कारण प्रत्येक वस्तु से 
शब्द निकल रहा है, भिन्‍न भिन्‍न कानो में पड़ कर उस शब्द के रूप का परिवर्तन 
हो जाता है। उसी परिवर्तितरूप का, मनुष्य, फिर अनुकरण कर के, उस 
वस्तु का स्मरण जो दूसरे को कराते है, वही उस का नाम हो जाता है । श्रोत्रेन्द्रिय 
ओर वागिद्रिय की बनावट के भेद से भाषा-मेद होता है। यही कारण है कि 
इतने भेद भाषाओं के हैं। बल्कि यहाँ तक कहा है कि प्रति गब्यूति भाषा बदल 
जाती है। सच तो यों है कि प्रति व्यक्ति भेद है| साथ ही इस के, मनुष्य मात्र 
में यदि एक अश भेद ओर विशेष का है, तो एक अंश सामान्य का भी है। इसी 
कारण से यह भी कहा है कि ऐसी भी भाषा है जिस को, यदि उस का जानने 
चाला और कहने वाना मिले तो भिन्‍न-मिन्‍न देशों और बोल्ियों के लोग भी 
उस को एक साथ समझ सकते- है । 


६ ॥ 


२६४ “इज्धित?-भाषा संसार-व्यापिनी [ सम» 


इस ब्रह्मांड मे सप्त लोक हैं। प्रति लोक में एक प्रधान माषा है | 'परा, 
पश्यती, मध्यमा, वैखरी? तो प्रसिद्ध ही हैं। इन के सिवा तीन और हे, 
सांप्रतिका, चाज्षिकी, और सावत्तिका | वैखरी, जो इस भूलोक श्रौर जाग्रदवस्था 
की भाषा है, उस के अनन्त भेद, देश और काल के अनुसार, हुए है, हो रहे 
है, और होगे । आकाश और श्रोन्रेंद्रिय और वागिद्रिय प्रबल होने से श्रव्य 
भाषा प्रचलित है। यदि कोई अन्य तत्त्व, और उस के सम्बन्धी ज्ञान और कर्म 
के इन्द्रिय, प्रबल होते, तो उन्हीं के गुण की भाषा होती, यथा दृश्यभाषा, 
स्पृश्यमाषा, घेयभाषा, स्वाद्यमाषा इत्यादि । पर सब भाषाओं की बनावट मे 
संशापद, क्रियापद, और कारक, ( जिस को “हुरूफ़ि राबितः फारसी मे, और 
“प्रीपोजिशन? अंग्रेजी मे, कहते हैं ), किसी न किसी रूप मे आवश्यक हैं। और 
इस के बाद अनन्त फैलाव है | प्रथम, मध्यम, ' उत्तम पुरुष; भूत, भविष्यत, 
वर्तमान; एकवचन, ह्विवचन, बहुवचन । पुक्निज्ञ, ज्लीलिज्ञ, नपुन्सकलिन्ञ; 
इत्यादि । जैसे-जैसे जिस जाति के स्वभाव, आवश्यकताएँ, और व्यवहार होते 
हैं, वैसो-वैसी उस की भाषा और वाक्य-मंगियों, महावरे, होते हैं, ओर ज्यो- 
ज्यों मनुष्य मात्र का परस्पर व्यापार-व्यवहार मेल-जोल बढ़ता जायगा, त्यों- 
त्यों भाषा की एकता होती जायगी। 'इंगित-भाषा?, अब भी समस्त संसार की, 
एक हे ही; भूखा आदमी अपने मुह में अंगुली, और पेट पर हाथ रख कर, अपनी 
इच्छा किसी दूसरे को बतला देता है। 
यह सब्न अनन्त विस्तार और अनन्त एकता, प्रणव मे अन्तर्गत है, और 
उस से सिद्ध होती है | किन्तु वह परमात्मा ब्रह्म इ्न॑ सब विशेषों के वित्तारों 
से परे है, उन का निषेघरूप है। 
न आाषापरं, नैव वा शब्दसिद्धं, 
न वाणीपर*, ज्ञानगो5वीतगम्पम्‌ । 
समाहारसंसारसारप्रसारम्‌ 
भ्रकारं उकार मकार मकारम्‌ । 
अकारं उकारं मकार भपर्मेये 
तदोंकारमोंकारमोंकार रूप ) 


पं, प्रगव० | 


* ०सर्वे श्लोंकार-गीत॑”? 
मह्ातत्वमेकं,. परातचमेकं, 
स्वतो5ह स्वतो5हं स्वतो5ह स्वतो5४६ । 
न सत्य॑, न चासत्यं, भद्देतरूपं, 
न नित्य, न चानित्य, एक स्वरूपं । 
न चह्तसिद्ध, न दित्वप्रसि्ध 
समो5हं समो5हं समानातरो5हं । 
परो5६ह परोडह परेचातरोहं, 
समो5ह समो5ह समानंदरूप॑ं । 
प्रसिद्ध विशुद्ध स्ववोधस्वरूपं 
नमो5हं नमो5हं नमो5ह नमो5हं ! 
क्चिन्सोक्ष सिद्धः, क्ेशियापसिद्धः 
क्चित्पृण्यसिद: समसस्‍्तः समेतः । 
अनेकस्तदेकी, चविवेकस्तदेको, 
विरोधस्तदेको 5ह मेको 5हमात्मा । 
सत्यः सिद्ध: सवंग. सर्वनित्यों, 
मुक्तोी नाहं. बधसिद्धोअ्दसात्मा । 
साक्षी कर्ता साविक. सचेगो5हं, 
_भोग्यो भोक्ता भावनीयो5हमात्मा । 
अंतःसर््ट॑ सद्‌ बहिःमिद्ध रूप, 
सर्वासिद्ध सर्वसोंकारगीत । 
सत्य सत्य सत्यसभावनीय 
सर्च सर्व सर्वर्भोकारगीतम्‌ । 


२९५, 


॥ 3 ॥ 


६. प्रणव की कहानी का परिशिष्ट । 


( इस का पहिला रूप, रामनवमी, संवत्‌ १६८४ विक्रम, 
२६ माचे, सन्‌ १६२८, ईसवी, को लिखा गया ) 

सितम्बर सन्‌ १९०० से जनवरी सन्‌ १९०१ ईसवी तक, पाँच महीने मे, 
काशी मे, जैसा पहिले कहा, प्रणववाद को प० धनराज के कण्ठोच्चार से श्री गगा- 
नाथ जी की (जो पीछे 'महामहोपाध्याय?, डाक्टर आफ़ लिटरेचरः, श्रौर इलाहा- 
बाद युनिवर्सिटी के वाइस चान्सेलर हुए और १६४२ ई० मे शात हो गये ) 
और श्री अंबादास शास्त्री को ( जो पीछे काशी विश्वविद्यालय में सस्कृत विभाग 
मे न्याय वेदान्त के मुख्याध्यापक थे, 'महामहोपाध्यायः हुए, और १९२७ ई० 
मे शात हो गये ) सहायता से मै ने लिखा । उस मूल लिपि से एक प्रति और, 
श्री अबादास जी ने लिखी | इस दूसरी प्रति पर मै ने, यथाउवकाश, जैसा कुछ 
सेरी समझ में आ सका, ग्रन्थ का अग्रेजी अनुवाद लिखा | यह प्रति, मूल 
संस्कृत और अग्नेजो अनुवाद, की, अब, मद्रास नगर के आशद्यार स्थान में, भियो- 
साफिकल सोसाइटी ( अह्ाय-विद्या सभा? ) के पुस्तकागार में रख दी गई हे । 
पुनरुक्ति और संदिग्धाश आदि छोड कर, बोध के सौकर्य के लिये, अध्यायों का 
स॑निवेश, परिमाण, क्रम आ्राटि, कुछ बदल कर, इस अनुवाद को, टिप्पणियों के 
साथ, तीन जिल्दों मे, सन्‌ १९१०, १९११, १९१३, मे, क्रमशः, थियोसाफिकलू 
पब्लिशिज्ञ हौस, आधद्यार, मद्रास, के द्वारा छपवाया | 

इस के आरंभ मे प्रायः सौ प्रष्ठ की भूमिका, अग्रेज़ी ही भाषा मे दी है। प्रणववाद 
की प्राप्ति मुझ को केसे हुई, उस के विषय में क्या शका उठती है, क्या समाधान 
हो सकता है या नही, तथा »थ के शुण/्ख दोष क्या हैं, इस सत्र का वर्णन, इस 
भूमिका मे, विस्तार से किया है । मेरी मल प्रति से लिखवा कर, एक प्रतिलिपि 
श्री शिवप्रसाद गुत्त ( कार्शीवासी, 'काशी विद्यापीट? के स्थापक ) ने, तथा एक, 


६. प्रणब० ] प्रणव-वाद को प्रामाणिकता २९७ 


दाक्षिणात्य देश साग्ली के राजा ने अपने अपने पुस्तकागार में रख ली है । 
तथा, मद्रास हाइ कोर्ट! के भूत-पूर्व प्रधान न्यायाधीश ( चीफ़ जस्टिस ) भ्री 
सुब्रह्मण्य ऐयर ने, पं० श्रीनिवासाचार्थ से आधुनिक सस्कृत में इस ग्रन्थ का 
अनुवाद करा के, मद्रास में छुपवाया है। पर, यह अनुवाद, श्री सुब्रह्मए्य ऐयर 
महाशय के रुग्ण, और तत्‌पश्चात्‌ शात, हो जाने के कारण, सपूर्ण न हो 
सका | प्राय: तीन चौथाई प्रथ छुपा, एक चौथाई रह गया। दो निल्‍पे छुपी 
हैं, पहिली १९१५ ई० मे, दूसरी १९१९ में । 

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि अरब तक न तो कोई पुरानी प्रामाणिक 
लिखी हुईं प्रति इस अद्भुत श्र थ की मिली, जिस की शैली, भाषा, विचार, 
उपलब्ध भंथों से बहुत मिन्न है। नप० धनराज ने इस का पर्यात प्रमाण 
दिया कि अथ उन को सचमुच कठस्थ है | एक बेर उन्हों ने जो लिखवा दिया, 
उस को फिर कभी नहीं दुहदराया, कितना भी उन से कहा गया कि, बिना ऐसी 
परीक्षा दिये, लोक को विश्वास नहीं होगा कि यह अथ सचमुच आप के स्मृतिस्थ 
कठस्थ है । कोई सस्कृतज्ञ विद्वानू, उस के असाधारण विषय, उन्माद-गान के 
ऐसे पद्म, अपाणिनीय शब्दों के प्रयोग, उलसकी वाक्य रचना, पहेलियों की सी शैली 
आदि को, थोड़ा सा देख सुन कर, तत्काल अथ को उन्मत्तप्रलाप कह देते हैं, 
कोई कर्रापशाच? की कतृंत बताते है, कोई स्वयं पं० घनयाज की कपोल-कल्पना 
कहते हैं, इत्यादि | इन सब तको का क्ुण्ण-क्षोद, में ने उक्त अग्रेजी भूमिका में 
यथाशक्ति करने का यत्न किया है, और सब्र पूर्व॑पक्ष-उत्तरपक्षों का विचार कर के 
यह निष्कर्ष निकाला है, कि ( निश्चित नहीं, किन्तु ) सम्माव्यतम विकल्प यही 
है कि सचमुच ऐसा अ्थ प्राचीन कोई है, और प० घनराज ने उस को कठस्थ 
कर लिया है | 

प० घनराज् मुझ से काशी मे, दिसबचर सन्‌ १६२६ में, बहुत वष। बाद, 
पुनः मिल्रे। और उन से फिर भी इस की चर्चा हुईं, पर उन्हों ने अपनी स्मृति 
शक्ति की उक्त सीधी सादी अत्यन्त सहज परीक्षा देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, 
और यह भी कहा कि इस प्रत्याख्यान का कारण भी नहीं बता सकता। परन्तु, 
एक दो स्तोत्र के अष्टक, जिन को उन्हों ने अपने स्वे कह, यथा एक, जिस की 


र्ष्द शब्भासखद रहना ही अच्छा [ सम» 


टेक थी “नमामि शारदां?, उन को, जब-जत्र उन से कहा गया तब-तब, फिर- 
फिर से सुना दिया। सन्‌ १६२७ मे, प्रयाग ( इलाहाबाद ) के ( अंग्रेज़ी ) 
“लीडर? नामक दैनिक पत्र मे, ओर संयुक्त प्रातीय व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव 
कौसिल ) मे भी, इस विषय पर प्रश्नोत्तर और बाइ-विवाद हुए; पर कुछ फल 
नहीं निकला; 'प्रशववाद” की मूलोत्पत्ति नीहाराच्छुन्न ही रही। “परोक्षप्रियाः 
इव हि देवा, प्रत्यक्षद्विष०? | 

एक दृष्टि से ऐसी शका का पड़ा रहना अच्छा भो है। पुस्तक प्राचीन 
है कि नवीन; ( बृहदारए्यक उपनिषत्‌ के वशाध्याय मे परिगणित अथवा 
किसी अन्य ) गार्ग्यायण नामक ऋषि की कृति है अथवा धनराज्ञ जी की स्वयं 
नवकल्पित है; अधम कर्णंपिशाच अथवा उत्तम कोटि के देव या सिद्धपुरुष की 
उपजत है ओर घनराज उस के करण मात्र है, अथवा उन्हों ने सचमुच उसे 
किसी प्राचीन लिपि से सुन कर कंठ किया है, ( अमेरिका मे, १९वीं शती ई० 
के उत्तराध मे, बहुत से ग्रन्थ, लोगों ने, विविध प्रकार के 'आ्रावेश” की अवस्था 
मे लिखे ओर छुपवाये है, जिन मे अधिकाश अर्थशत्य अथवा दुशथ्ंक हैं )-- 
ऐसी शंकाओं का स्वेथा निरास न हो सकना भी गुणकारी है। इस से ग्रन्थ 
की “आत्त) वाक्यता पर ध्यान कम जायगा, उस के विषय की युक्तिमत्ता पर 
अधिक | पर-प्रशता और अन्ध-श्रद्धा का ( इस देश में “वेदवादरताः”, वेद, 
वेद, वेद, पुकारने वाले, बहुत हैं ही ) प्रोत्साहन न होगा। परीक्षा-बुद्धि और 
स्वय-पशता का ही उत्तेजन होगा। म्॒दु जिज्ञासा वाले, श्रथवा केवल कुतूहली, 
हट भी जायेंगे। इस गुण के साथ एक दोष भी हो सकता है कि, स्थात्‌ 
कुछ लोग, श्रद्धाजढ, चमत्कार-खोजी, केवल अद्भुत स्मृति! की अप्रमाणित, 
असाधित, भी प्रतिशा पर भुग्ध हो कर, बिना परीक्षा के, थोड़े से रत्न के 
साथ, अथवा बिना रत्न के भी, बहुत सी धूलि और कूढ़े का भी ग्रहण कर 
लें। पं० घनराज ने संयुक्त प्रांत के नगरों मे कई सजनों को छोटे बढ़े गद्य 
पद्म के कई अन्य लिखवाये हैं, जैसे मुझ को प्रणववाद; और यह कहना कठिन 
है कि उन में से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे, कितने अर्थ-शुन्य । समय-समय 
पर उन में से दो चार के थोड़े थोहे अश, जो मुझ को लोगों ने दिखाये, उन में 


&. प्रणष० ] ग्रन्थ अर्थपूर्ण है, किसी का भी लिखा हो श्९्र 


से किसी मे ऐसी विशेष श्रप्रसिद्ध अपूर्व च्ात मुके नही देख पड़ी जैसी प्रणबवाद 
मे । और कई तो केवल प्रलाप ही से जान पढ़े, जैसे कोई नशे की हालत मे 
बेजोड़ शब्द मुह से निकालता रहे। स्वय घनराज जी ने, एक श्रवसर पर, मेरे 
पूछने पर, कहा कि, जितने ग्रन्थ उन्हों ने कृठस्थ किये, उन मे सब से अच्छा, 
स्व-संग्राहक, सर्वागीण, ग्रन्थ, प्रणयवाद ही है । संसार मे सिद्धई जगाने वाले, 
धोखा देने वाले, 'सिद्ध और सिद्ध-साधक? भी बहुत देख पढ़ते हैं। बिना पूँजी 
के रोज़गार फैलाने वाले भी है। पर प्राय; “न ड्मूला च जनभ्रुतिः”, बिना राई के 
पहाड़ नहीं चनता, थोड़ी पूंजी के बल पर बहुत लेन देन फैलाया जाता है; 
आवेश-शील मनुष्य बहुधा व्यर्थ, तो कभी सडर्थ' भी, बात कहता है। 
पं० घनराज का बृत्तात और उन के 'कठस्थ? ग्रन्थों का तत्त मुके कुछ 
ऐसा ही सत्‌ और असत्‌ का समुचय जान पढ़ता है। सारे संसार की ही 
यही कथा है । 
इस लिये, यह सच्च शका होते हुए भी, प्रणववाद गन्थ बहुमूल्य है, उपयोगी 
है, उस की बहुतेरी सिद्धान्त-विषयक, प्रकृति के सामान्य नियमों की, बातों से 
बुद्धि का प्रसार होता है--बह मेरा विश्वास है। विशेष-विशेष बातों पर, यथप्ट 
यह वेद इस देबता की कृति है, प्रत्येक वेद मे दो शालाएँ हैं, इस वेद का यह- 
यह विषय हे, इत्यादि पर विश्वास, त्रिना अन्य परिपोषक प्रमाणो के जल्दी नहीं 
हो सकता । पर इन में कोई बात ऐसी भी प्रायः नहीं है जो युक्ति के सर्वथा: 
विरुद्ध, या वस्तुस्थिति के स्पष्ट विपरीत, या स्व॒तो व्याहत हो । संल्कृत शास्त्रों की 
प्रथा ही है कि श्रव जो कुछ आएं ग्न्थ, इतिहास, पुराण, वैद्यक, ज्योतिष आदि 
वेदागों के तथा अन्य शास्त्रों के मिलते हैं, वे अति सक्षित्त हैं, और उन का मूल 
आदिम रूप बहुत विस्तृत शतसहस्ाय्रध्यायडात्मक था, और ब्रह्मा, सरस्वती, इन्द्र, 
गणेश, शिव आदि का रचा हुआ था। वेद के विषय मे भी स्वय तैत्तिरीय आरण्यक 
मे कहा है, “अनन्ताः वै वेदाः?, और श्रत्र चहुतेरी शाखा लुप्त हो गई हैं। इत्यादि। 
प्रत्यक्ष दी किसी भी सभ्य शिष्ट जाति के सारस्वत भाडार मे, प्रत्येक समाजो- 
पयोगी विषय पर, लघु, मध्यम, बृहत्‌ परिमाण के गअ्रथ मिलते है। तथा जो 
कुछ मनुष्य जानते और लिखते हैं, वह सत्र ब्रह्मा? मे, सर्वत्र व्याप्त महर स्क” 


३०० , अन्य से बुद्धि और विचार का उत्तेजन ७ [ सम० 


ने, बुद्धितत्व में, “अणगोरणीयान्‌ , महतो महीयान”, श्रनन्त विस्तार से भी और 
सक्षेप से भी, व्यक्तथ्व्यक्त रूप से, सदा वत्तमान ही है । 
अख्ु; 'अहं-एतत्‌-न”ः से, वेद-वेदाग-वेदोपाग-उपवेद आदि के, विविध 
शास्त्रों और दर्शनो के, जो विषय देख पढ़ते हैं, उन की रुगति, उन का 
समन्वय, कैसे हो सकता हे, और ससार का स्वरूप क्या हे, ससार की गति के 
-सुख्य नियम क्‍या है, इस के समभने में प्रणव-वाद से चहुत सूचना सहायता 
मिलती है । मुझे तो बढ़े सन्‍्तोष का हेतु, और ग्रथ की प्रामाणिकता का प्रमाण, 
यह हुआ कि जो मूल विचार, 'अह-एतत्‌-न? के रूप मे, मेरे द्वदय मे स्तरतत्र रीति 
से स्वयं उदय हुआ था, वह, बहुत वर्षों पीछे, इस अथ मे मिला, और उस का 
प्रयोग वैदिक शास्त्रों के साकेतिक विषयों के सुलभाने मे किया हुआ मिला, 
जिस का मुझे कुछ ध्यान ज्ञान न था। देवी भागवत मे श्लोक हे | गा 
इत्येच॑चित्यमानाय मुकुन्दाव महात्मने, 
इलोकडघेन तया प्रोक्त सगवस्याउखिलछ्ार्थेद । 
हूं एतत-न? ऐसे अथ्थ से गर्मित प्रणव कैसे अखिलडर्थद, सब अर्थों 
का देने वाला, सब ज्ञानो का भाडार, हो सकता है, इस का भारी सूचन,दिग्दर्शन, 
नमूना, इस ग्रंथ मे मिलता है | 
कभी तो खेद होता है कि सूचन और प्रलोमन ही श्रघिक होता है, तृप्ति नहीं 
की जाती | पर एक ग्रथ मे क्या-क्या किया जाय ? और पढने वाले को स्व॒तत्र 
विचार का, अपने पैरों पर खडे होने का, स्वय थ्रागे खोज करने और बढने का, 
अभ्यास भी तो होना चाहिये । आखिर, पश्चिम के धीर वीर ज्ञानी साहसी तपस्वी 
आचार्य, नई-नई खोज, नई नई उपज (उपज्ञ ), नई-नई कला, नये-नये यत्र, 
तंत्र, शास्त्र, अपने बराहुअल, दृद्यब॒ल, और बुद्धिलल से निकाल और फैला रहे 
हैं, केवल पुरानी पोयियों के नाम के जप से ही सत॒ष्ट नहीं होते । तो भी, जैसा 
आध्यात्मिक अर्थ बताने का यत्ञ इस ग्रथ में किया है, वैसा, या उस से कम 
मी, श्रम, पाश्चात्य वा पौरस्त्य पडितों ने, आधिदेविक श्रयों के आविष्कार का 
किया होता, तो वेद के कर्मकाड के समझने में चहुत सह्ांयता मिलती | 
वर्तमान काल में, अथवा यदि यह कहें तो स्थात्‌ अनुचित न इगा कि 


६. प्रणव ] यजो और सस्कारो के आध्यात्मिक अर्थ ३०१- 


कई सहस्न वर्षो" से, वद के कर्मकाड का ठीक-ठीक अर्थ समझ नहीं पढ्ता है, 
लुस्त हो गया है। जैसे, श्रश्वमेघ आदि की विधि, अक्षरार्थ, देखने से, अत्यन्त 
बीमत्स, ऋूर, अश्लील, घृणा-कारक, व्यर्थ, जान पढती हे; श्रक्वरार्थ के सिवा 
कोई दूसरा श्रर्थ हे, जो वेदिक लोक भूल गये हैं, या नही; अक्षरार्थ केवल 
उद्प्रेज्ञा, या रूपक, या श्रर्थवाद मात्र है, इस का कुछ पता नहीं चेलता। 
इधर, सैकडों, अथवा हजारों, वर्ष से, घोर तपस्या के और तजूजनित दिव्य शक्ति 
और इंद्वियों के द्वारा आधिदेविक, योगज, दिव्य ज्ञान के, लुप्त हो जाने से, 
लवीर के फकीर बन कर, मीमासकों ने यही निश्चय कर लिया है कि दूसरा गूढ 
अर्थ तो कोई समझ मे आता नही, केवल अक्षरार्थ के अनुसार ही कर्म करना 
चाहिये, फल उस का, अद्ृष्ट सस्कार के द्वाश, स्वर्गादिक, श्रामुष्मिक, कुछ होगा । 
( पर, वेदों मे कितने ही रूपक ऐसे हैं, जिन के केवल अक्चरडर्थ पर स्वर्य 
मीमासक-घुरघरों को, यथा तन्रवात्तिककार कुमारिल-भट्ट को, सन्तोष नहीं हुआ, 
और उनहों ने, उन का आधिदैबिक वा आध्यात्मिक अर्थ बतलाया है; यथा इन्द्र- 
वन्न सा्राम का, इन्द्र की सहखाक्षता का, ब्रह्मा के पाचवे सिर का रुद्ध द्वारा काटे 
जाने का, इत्यादि )। किन्तु इस चाल का विचार, युक्तिशील, हेतु-अन्वेषी,. 
मनुष्य के हृदय को सतोत नही देता | यहॉँ तक कि गीता में भी “मोगेश्वर्य- 
गति प्रति क्रिया-विशेष बहुला पुष्पिता वाक” की निंदा ही की है। इस प्रकार 
के अद्दष्ट फल देने वाले वैदिक कर्मकाड पर अघ-विश्वास से तो, दृष्ट फल देने 
वाले, सुनी हुई “श्रुति को प्रत्यक्ष कर दिखाने वाले, “श्रुति-प्रत्यक्ष हेतव:,” 
कहे को कर देने वाले, पश्चिम के वैज्ञानिक कर्मकाडियों पर उत्फुल्ल-नेत्र विश्वास 
करना बहुत अच्छा | 

प्रणववाद मे, यज्ञो का और संस्कारों का अर्थ, अहम एतत्‌-न” के शब्दों म, 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया के अमिप्राय से, आध्यात्मिक ही अधिकतर कर टिया है। 
अन्य ग्रथों से जो ऐसी सूचना मिलती है, कि अजमेध, अश्वमेघ, ग।मेघ, 
नरमेघ का आध्यात्मिक श्र्थ, क्रमशः काम का हनन, क्रोध का हनन, अहकार 
( अस्मिता ) का हनन, करुणात्मक मोह ( अमिनिवेश ) का हनन, श्रौर जीव- 
मेदबुद्धि अविद्या) का हनन है, इस की भी चर्चा इस में नही है। इन 'मेधों? का 


झ्ग्र रुस्कारों' से चित्त और देह का 'सम्पकूकरण” . * [ सम« 


अर्थ, 'मेघा), बुद्धि, के सम्बन्ध से, दूसरी रीति से कर दिया है, ऐसी ऐसी बुद्धि 
का उदय होना, यह यह “मेघ? है; यह अर्थ मी आध्यात्मिक है ही। संस्कारों का 
'विषय वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के बहुत उपयोगी है। इत के सबंध मे. 
आधिदैविक ज्ञान के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। सो इस ग्रथ से पूरी नही 
होती | आधषिदेविक का अर्थ, देव संबंधी और सूह्रमलोक-सम्बन्धी | देव का अर्थ 
यरमात्मा की प्रकृति की अ्रनंव सूच्रम शक्तियों भी, और तत्तच्छुक्तयमिमानी श्रनंत 
देव उपदेव आदि नामक जीव-विशेष भी। इन के विशेष व्यापारत्षेत्र, सूछमलोक | 
है तो सब का संत्ंध सब से | स्थूल सूक्ष्म कारण, भूः मुवः स्वः, अ्रधिभूत 
अधिदेव अध्यात्म, सब परस्पर संबद्ध हैं | तो भी, “वैशेष्यात्‌ तु तद्बादः तद्बादः”। 
इहलोक की अपेज्ञा से परलोक, सूक्र्मलोक, सुवश्लोक, स्वलॉक आदि को, पितृलोक 
देवलोक आदि कहते है। गर्भाधान से अंत्येष्टि और श्राद्ध तक संस्कारों का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि उत्तम जीव परलोक से इस लोक मे, मानवकुलों मे, आबे, 
यहाँ उन के स्थूल सूक्रम शरीरों का यथासभव अच्छे से अच्छा संस्कार परिष्कार , 
हो: उन की उत्तम शक्तियों का उपोदृबलन और विकास हो; यथाशक्ति चतुर्विध 
पुरुषार्थ का, उत्तम स्वार्थ और उत्तम परार्थ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा 
साधन करने का यत्न करें; और ( मोक्ष और आवागमन से छुटकारा न सिद्ध 
होने की अवस्था मे ) इस लोक से परलोक को जत्र वापस जायें, तो सुखतम 
मार्ग से जायँ और वहाँ भी सुख पावे । विविध प्रकार के यज्ञ भी इसी उद्देश्य 
की सिद्धि मे संस्कारों की सहायता करने वाले हैं | जैसा मनु ने कहा हे, 
गा६में; होसैः जातकम-चौड़-मौझी निब घनेः, 
बैजिक गार्भिक॑ च एनः, द्विजानां अपरूज्यते । 
स्वाध्यायेन त्धैः होमे: श्रेविद्येन इज्यया सुपैः, 
मद्दायज्ञैश्व यज्ञेश्र, ब्राह्मी इयं क्रियते तनुः । 
मातुरओ 5घिजननं, द्वितीयं मोंजिबंधने, 
तृतीय यज्ञदीक्षायाँ, द्विजस्थ, अतिचोदनात्‌ | (मन् ०) 
विविध प्रकार के संस्कारों से, स्थूल शरीर और सूक्म शरीर के, बहिष्करण 
और अन्तःकरण के, सम्यक्‌ करण, संस्करण, परिष्करण, शोधन, मार्जन, शिक्षण, 


६ प्रशव० ] सव का उद्देश्यएक ही, ३०३ 


से; तथा विविध प्रकार के यशो से, यजन से, परोपकारार्थ, समाजसेवार्थ, परिश्रम 
और त्याग करने से; व्यक्तियों की सस्क्ृति, शिष्टता, सभ्यता, समा-योग्यता सिद्ध 
होती है, संपन्‍न निष्पन्न होती है। व्यक्तियों की सरक्ृृति से कुलों कुट्म्त्ों की 
और समाज की संस्कृति, उन्नति, समृद्धि, सिद्ध होती है | इस स्थान पर यह याद 
रखना चाहिये कि सब देशों और कालीं मे, सब सभ्य समाजो मे, सस्कार श्रौर यज 
अर्थात्‌ सस्करण और यजन होते रहे हैं । केबल 'बेढ?-नामक ग्रन्थों के अक्षरों से 
ही, सस्कृृत भाषा के शब्दों और श्लोकों से ही, खुकू आदि पात्नों से ही, अ्रश्ि 
मे घी डालने से ही, बहुल क्रियाविशेषों से ही, छोटी छोटी रीति रस्मो से ही, 
संस्कार नहीं होते । चित्त का और शरीर का सम्यक्‌ कण, सस्करण, परिकर्म, 
परिष्करण, उत्तम बनाना--यह मुख्य उद्देश्य है, जिस प्रकार से हो वही सस्कार, 
वही यज्ञ । जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये बीसियों प्रकार के 
वाहन हैं, कोई शीघ्र, कोई मंद, कोई अल्पडायास, कोई बहयास--मुख्य उद्देश्य 
गमन, जैसे सैकड़ों प्रकार के अन्न हैं, कोई अधिक स्वादु कोई कम, कोई अधिक 
पथ्य और हित कोई कम, कोई सुलभ कोई दुर्लभ--उद्देश्य सब का शरीर- 
तप॑ण, प्राण-पोषण, जैसे सैकड़ों भाषा हैं--उद्देश्य सब का, अभिप्राय का 
प्रकाशन; वैसी ही कथा सस्कारों ओर यज्ञों की है । 

जब संस्कारों पर,यज्ो पर, अध्यापन, शिक्षण पर, धर्मम्नान पर, व्यक्ति का 
ओऔर समाज का सत्र ऐहिक और आमुष्मिक सुख इस प्रकार से सर्वथा आश्रित 
अधीन है, तो संस्कारकर्ता, अध्पापक, याजक, ऋत्विक्‌ , घर्माडम्नाता, धर्मनिरता, 
धर्मव्थवस्थापक, इष्ट और आपूर्च का, श्रर्थात्‌ वैयक्तिक और सामाजिक जीवन 
के सुखसाधक, शानब्धक, उपयोगी कत्यों का, वृक्षारोपण वापी कूप तटाक 
प!।ठशाला चिकित्सालय राजपथ देवमदिर आदि के निर्माण का, बताने वाला; 
जीवन के दुर्गम स्थलों मे उचित मार्ग दिखाने वाला; सदुपदेश देने वाला, 
कैसी उच्चकोटि का, ब्रह्ममय, शानमय, इदलोक परलोक दोनो की व्यवस्था जानने ' 
वाला तपःशीलसम्पन्न, त्यागी जीव होना चाहिये, जिस के लिये ब्राह्षण? नाम 
अन्वर्थ हो, यह प्रत्यक्ष स्पष्ट है । 

विरुद्ध इस के, किस प्रकार के मनुष्य, आज काल, इस अभागे देश मे, 


है 


३०४. श्रेष्ठतम सर्वहितसाधक उपाय, आत्म-ज्ञान का प्रचार ही. [ सम०» 


पुरोहित, पुजारी, शिक्षक हो रहे हैं, यह कई बेर कहा जा चुका है। मील? 
(आध-कोस) के चिन्ह के वास्ते जो पत्थर गाड़े हुए हैं, उन को महादेव की प्रतिमा 
बता कर, उन की भी पूजा, माला फूल रोली और पैसे से, सीधे सादे भोले गाँव 
वालों से, ये पुजारी लोग कराते हैं, पेसे स्वयं लेने के वास्ते । जिस देश के 
याजक यजमान के बुद्धिञ्रंश की यह दशा हें, वह क्यो न दिन दिन अधिकाधिक 
अधोगति पावै, और पराधीनता के दुख सहै १ इन सन्न के उद्धार का मूलोपाय, 
मुख्योपाय, एकमात्रोपाय, आत्मशान आत्मश्रद्धा का प्रचार है | 

सच परवशं दुःख॑, सर्वस्‌ भात्मवरशं सुख ; 

एतद्विद्यात्‌ू समासेन लक्षण सुखदुःखयोः। 

उद्धरेत्‌ आात्मनाइात्मानं, नडात्मानम्‌ जवसादयेत ; 

भात्मा एव देवताः सर्चा', सम आत्मनि भवस्थित॑ । 


॥ ४ ॥ 


७. महा समन्वय । 
सर्वे सत्र सदा । 
( अक्षय-ठ्तीया, संचत्‌ १६८४ चिक्रमीय, अर्थात्‌ २१ अप्रेज, 
सन्‌ १६२८ इंसवी, की लिखा गया ) 


अपना (-+ “आपणो” -- आत्मन। ) अचुभव । 


जन्मस्थान काशी मे कीन्‍्स कालेलियेट स्कूल के एड्रेंस क्लास मे, एक 
बालक पढ़ता था। वि० सवत्‌ १९३७ (६० सच श्ण८० ), और लब्के 
की आयु का बारहवों वर्ष, था। ' थियासोफिस्ट ? नामक, माठिक पत्र 
का पहिला अंक उस केहाथ पड़ा । ? अक्तूबर सत्त्‌ १८७९ ६० को 
निकला था | नाम का अथ है नद्यविद्याउ्यासी! | पन्र मे वेदांद की, 
योगसिद्धियों की, ऋषियों मुनियों सिद्धों की, संसार की विबिध गति को, 
आध्यात्मिक श्राधिदेविक आधिभौतिक रहस्यों की, मानवमात्र मे परस्पर 
स्नेद् प्रीत श्रात्माव सहायता की आवश्यकता की, विविध धर्मों और दर्शनों के 
समान तत्वों और सिद्धान्तों के अन्वेषण की उपयोगिता की, मनुष्य मे गुप्त अनु- 
दबुद्ध सूदरम शक्तियों को योगमार्गों से उद्बुद्ध सिद्ध करने और सूच्म रहस्यों 
दे ज्ञान को प्राप्त करने की उचितता की, चर्चा थी। बारह बर्ष के बालक को 
बाते बहुत कम समझ पढ़ी | पर पूर्व संस्कार उदित हुए,, परम पदार्थ के दर्शन 
की वासना जागी, जिशासा के अकुर निकले | ससार मे इतना दुःख क्‍यों है, 
ससार ही क्‍यों है, सुख दुःख, जीना मरना, "में? 'तुम? यह! “बह! क्या हैं, 
क्यो है, जागना सोना, ईँसना रोना, चलना फिरना, थकना ठदरना, सुनना छूना, 
देखना चीखना सूघना, खाना पीना, मलमून्र त्यागना, लड़ना रूगदना, मेल 
मुहब्बत करना, रूपरंग, आकाश पृथ्वी, सूर्य चन्द्र तारे बादल बिछली बररात, 

२० 


३०६ में क्या हूँ, यह सब दुनिया क्‍या है ! [ सम» 


आग पानी, जाड़ा गर्मी, फूल फल पेड़ पत्ते, सहखों सहलों प्रकार आकार के 
जीव जस्त॒, प्रतिक्षण सर्वेत्र जो परिणाम परिवर्त्त हो रह्य है, कोई वस्तु दो ऋण के 
लिये मी एक रूप से स्थिर नहीं है, यह सब क्या है, क्‍यों है, कैसे है, परिणाम 
का अर्थ ही किसी भाव का अभाव होना और किसी अभाव का भाव होना, 
सो कैसे, परलोक कोई है या नहीं है, हे तो इहलोक और परलोक मे क्‍या मेद 
है, शरीरों से जीव भिन्न हैं या नहीं है, नश्वर हैं या अ्रमर हैं, नहीं हैं तो अमर 
हो सकते है या नहीं, हो सकते हैं तो केसे, दुःख से सब जीव केसे छूटे, 
जीवों से मिन्‍न कोई ईश्वर है या नहीं हे, उस की इच्छा पर जीवों की सत्ता 
असत्ता सदगति दुर्गति आश्रित है अथवा जीव स्वतंत्र हैं--इत्यादि प्रश्नो की 
सतत चिता, पहिले अस्पष्ट, फिर अधिकड्घिक व्यक्त रूप से, उत्पन्न हुई और 
बढ़ती गई । प्रत्येक जीव को, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म मे, इस चिन्ता 
का अनुभव करना पढ़ता है। पहिले तो, दूसरी सांसारिक ( अविद्या की ) वासना 
इस शाति की ( विद्या की, मोक्ष की ) वासना के अंकुरों को दबा देती हैं, जैसे 
बरसाती कुश-काश अन्य बीजों को । “यह प्रश्न न कभी उत्तीर्ण हुए, न होंगे, 
खाश्रो, पीयो, दुनिया का काम अपना देखो; हो, मन बहलाने को, जी चाहे तो, 
कभी ऐसी दो चार हवाई बातें कर लिया करो !? जैसा फ़ारसी के शायरों ने बड़े 
मीठे शब्दों में कह्य है । 
इृदीसे सुश्रियो मय गो, व राज़े दह कमतर जो ; 
कि कसू न कुझूद्‌ व न कुशायदू, व हिक्‍्सत ई मुअम्सा रा । 
( वीणा-मछु [ सथ ] की बात कह, रहसनि तें जनि जूघत ; 
सृष्टिलेद को नहिं सक्‍यो तकन तें कोड बूझत )।& 


४ इन शेरों, श्लोकों, का यूढ़ अर्थ भी है--फैवल शुष्क तक॑ और न्याय ' 
के बल से, जो बाह्य इंद्रियों के प्रत्यक्ष विषयों को ही ,ले कर आरम्म करते हैं, 
संसार के रहस्य कारण और देतु का पता नहीं चलता। आत्मश्रद्धा, श्रात्ममक्ति, 
सर्वब्यापी मनुष्यप्रेम, जीवदया, सर्वेभूतदया, महाकदुणा, परा्थंचिता, परोपकार, 
इश्क्तिहकीक़ी की मद्रि पीयो, और अपने शरीर के भीतर बनी हुई, इद़ा-पिंगला- 


७, महा०_] अपना काम देखो, इस प्रपंच मे मत पड़ो ! ३०७ 


अखारे भज़रू रा न तू दानी, व न मन्‌ ; 
ईं हर्फि मुअम्मा न तू ज़्वानी, व न मन्‌ ; 
हस्त भज़ पसे पद: गुफ़्तोगूये मनो तू; 
पूँ पढे: बियुफ़्तदू, न तू सानी च न मन्‌ 
(नहिं 'त्‌! नहि “मै! जानतो, या रचना को सूछ ; 
एट्टि भरुक्षी लिपि मे रहे, 'मै! हू तू! हु भूछ ; 
है पर्दा की भोट ते, 'मै! की 'ढ! की [मेरी तेरी] बात ; 
ज्यों ही पर्दा उठि गयो, 'िं? मै! कोड न दिखात ।) 
सब रग तार, तमूर तन, बिरह बजावत नित्त ; 
और न कोऊ सुनि सके, के साईं, के चित्त । 
रगरनस, तमूर-तानपूरा, साईं>सस्‍्वामी परमात्मा, चित्त  जीवात्मा; विरह 
इस लिए, कि बिना संसार से वैराग्य के, परमात्मा से श्रलग होने के दुःख के, 
और फिर उस से मिल जाने की उत्कट चाह के, यह वीणा नहीं बजती | 


सा मुकीसानि कूये दिकदार एस, 
रुख़ ब दुनिया व दीं न मी भारेम , 
बुल्चुछानेम कि अज़् कुज़्ा व कूदर , 
ओफ्तादः जुदा जि गुलज़ारेम । 


सुषुम्ना के तीन मुख्य और कोटियों सूच्म नाड़ी रूप अन्य तार वाली वीणा 
बजाओ, नारद के ऐसी, तब इस अपेरे मे रौशनी मिलैगी। “तमसस्तु परे पारे?, 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात?, न5यमात्मा प्रवचनेन लम्यः, न मेघया, न बुना 
भुतेन', 'नविरतो दुश्वरितात्‌. . .प्रशानेन एएनं आप्लुयात्‌? इत्यादि उपनिष्दाक्यों 
का भी यही अर्थ है। जब तक शरीर मेद के पद में जीव, अंतरात्मा, छिपा 
ढैँका हे, जब तक यह समझता है कि 'मे-यह-देह-ही-हूँ?, तब तक “मै? और 
'तुम” और “वह! इत्यादि जीव और जीव मे उस को भेद जान पड़ता हे। चनब 
शरीरक्ृत मेदबुद्धि का पर्दा उठा, तब न मै? और न तू” ( अलग ) रहे, और 
संसार का 'मेद? ( रहस्य ) खुल गया और मिठ गया । 


के 


जेण्पर बुद्धदेब की.प्रतिक्ञा', . . [ सम 


(वासी इम वा बाग के जहँ प्रीवम कौ घास ; 
या दुनिया अरुदीन तें हम कौनहि कछु भास ; 
नित छौदन की लगन मे तलूूफत साँस-उसाँस । 
को घोर दुर्भाग्य ने तहँ ते दियों निकास , 
मर्ज़ी प्रीतम की भई, नहिं राख्यों निम्म पास , 
पर हमहूँ कौ धुन री, छौटेंगे निज वास ।) 

पर एक दिन ऐसा आता हे जब, अपने समय से, अपने ऋतु में, यह 
पारमार्थिक चिता अन्य सब्च चिन्ताश्रों को दबा लेती है, खाना, पीना, दुनिया का 
काम, भोग विलास, ऐश इभ्रत, कुछ अच्छा नहीं लगता। यह तो सच्च नश्वर 
है, अनित्य है, अंत मे दुःलमय है, विष मिला हुआ मिशत्न है, हम को तो 
नित्य अनश्वर पदार्थ चाहिये--यही एक इच्छा हृदय को छा लेती है | बुद्धदेव, 
शज की समृद्धि को छोड़, अति प्रिय पक्षी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़, 
इस परम साल्विक उन्माद से उन्मत्त, आघी रात को राजधानी कपिलवस्तु से 
बाहर चले ग़ये; नगर के हार पर घूम कर, खड़े हो कर, बॉह उठा कर, उन्हों ने 
प्रतिज्ञा की | 

जनचमरणयों; भदृए्पारः न पुत्र: जहँ कपिलअहयं प्रवेश | 

जन्म मरण के रहस्य का पार देखे घिना मे कपिलबस्तु के भीतर फिर पैर 
नही रक्‍्रूँगा? । पार देख कर, फिर जैसा प्रारूध कर्न बचा हो, चित्त मे जैसा 
वासना-शेष-रूपी अधिकार अवशिष्ट हो, तदनुसार, सासारिक कत्तंन्य का निर्वाह्द करे, 
झ्थवा संन्यास ले । एक प्रकार की सूह्रम-रजो मिश्रित शुद्धयत्त् प्रायरूपिणी करुणा 
जे घर्मसंस्थापनबुद्धि से, अपने प्रारूघ कर्मों का निर्यात करने की इच्छा से, 
अन्तरात्म-परमात्म-प्रवर्तित-संसारचक्र के अनुवर्तन की अवश्यकतैव्यता के भाव 
रे, प्रेरित हो कर, राजशुह्य-राजविद्या-धारी प्राचीन राजर्दियों ने, ( णहस्‍्थ ) 
जीवन्मुक्तों ने, राम, ऊष्ण, जनक, अलक, भीष्म, युधिष्ठिर, अज्जुन आदि ने, 
प्रजा-पालन, साधु-पोषण, दुष्ट-दमन का कार्य किया। अतिसदृम-उत्तम-तमो 
मोह-मिश्रित शुद्ध-सत्त्व-प्राय (दूसरी प्रकार की दया से प्रेरित हो कर, 'महा (करुणा) 
यान! पर चल कर, लोकहितिषिता के, कसारि-शीव-उद्धारिणी हुद्धि के, श्वेतांबर? 


७. महा० ] .  महायान और हीनयान ३०९ 


से श्राच्छुन्न हो कर, ( वानप्रस्थ ) उसि्ठट, व्यास, महावीर जिन, बुद्धदेव, ईसा, 
आदि ब्दह्मियों ने, मनुष्यों की चुद्धि जगाने का काये, और संसार के भय से तारने 
वाले तारक सात्तिक शान का प्रचार, किया। कोई जीव, और भी थक कर, इस 
मदहाकरणा के शुश्र आनरण से, शुभ वासना से, भी, क्रमशः अति विरक्त हो कर, 
“दिगम्बर”-वत्‌, ( संग-) 'हीनयान! पर चल कर, (एकाकी ) प्रत्येकह्ुद्धवत्‌, 
परम संन्यासी, परम हस, हो कर, केवल कैवल्य की, विदेहमुक्ति की, ओर झ्कुके | ऐसी 
कथा महापुरुषों की, बड़ों की, पुराणो मे, लोक की शिक्षा के लिये, ऐसे ही घत्सल 
वृद्ध लिख गये हैं। “महाकारुणिको सुनि:”? “ससारिणा करुणयाअह पुराणशुह्म” 
( भागवत ) | “तद्एवं चित्तसत्व, अनुविद्धं रजोमात्रया, धर्म शान-वैराग्य-ऐश्वर्य- 
उपगं भवति”, ( योग-भाष्य ), जब चित्त के सत्त-अंश मे, रजस्‌ की भी कुछ; 
मात्रा लगी रह जाती है, तब वह चित्त, धर्म, शान, वैराग्य, ऐश्वर्य के भावों और 
कार्यों की ओर झकता है। जो जीव, अव्यक्त, अनिर्देश्य, अ्रत्वर, अचित्य, श्रचल, 
, सर्वत्र-ब्यापी कूव्स्थ की उपासना करते है, वे भी, अपनी इन्द्रियों को वश में ला कर, 
सर्वत्र समबुद्धि हो कर, सर्वभूतहिते-रत होते हैं, सब जीवों का हित सम्पादन करना 
चाहते है, और इस लिये 'मेरे! ( अर्थात्‌ पुरुषोत्तम! के ) ही पास आते हैं 
( गीता, अ, १९); और अन्त मे, “महर्पयोडपि ऐड्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विश्णाः 
कैवल्य प्रविशंति” (शाकर-शारीरक माष्य), तथा “ब्रह्मणा सह मुक्ति”, इत्यादि । 
यह सच कथा, मुमुक्ता की चिंता के शात् होने के, जीवन्सुक्ति के लाभ होने के, 
पीछे की है । 

भक्ति के द्वारा ज्ञान, तो शान के पीछे पुनः भक्ति का उद्रेक, पर उस नई 
भक्ति के रूप में कुछ भेद । ऐसे ही, योग-भाष्य में दो वैराग्य कहे हैं, एक 
जिज्ञासा के पहिले, दूसरा ज्ञान-प्रातति के पीछे । पहिली भक्ति, जैसी बच्चे की, 
माता पिता के लिये, सर्बथा तदधीन, विवश, दूसरी भक्ति स्वाधीन और आत्म- 
बश द्ोते हुए भी, युवा की सी, उन्ही माता पिता के लिये, उन की श्राज्ञाकारिता 
ओऔर परम आदर; अथवा, जैसी सैनिक की, महामान्य सेनापति के लिये। ऐिसे 
ही, पहिला वैराग्य सुकुमार-चित्त, म्रदु वेदी, दुखिया का, दूसरा वेशग्य, जैसे 
हृढ़-चित्त नावक-कार का, लीलामय | 


३१०. भक्ति बिना ज्ञान नी-रस [ सस० 


व्यास-जी का मन, अक्सूत्र, महाभारत, पुराण आदि शान-सागर के निर्माण 
कर चुकने पर भी रस-हीन आनन्द-हीन था; नारद जी आये; उपदेश किया, 
“भगवद्‌-भक्ति का आवाहन कीजिये, भक्ति-मय ग्रन्थ रखिये); 'भागवतः रचा; 
चित्त मे शांति के साथ आनन्द मरा । 
जान-रूप जस जापु कल्यौ है, भक्ति-रूप तस नाहिं कहो ; 
याही ते भगवान आतमा मन से नहिं संतोष शक्षो 
भक्ति-भाव भरि, ज्ञान कर्म को मारग एक बनावौ ; 
करि उपासना-ध्यान, परातमन्महिसा को तुम गावो; 
जब, भगवत्परात्मन्शक्ति तें छोकन को बिस्तारा , 
भक्ति बढ़ावत, तुम दिखराबो, तब ही पावो पारा । 
ज्ञान पाह, जब सब जीवन मे एकहि चेतन भाव, 
भक्ति बढ़े पर, प्रीति भाव करि, सब मे चित्त लगाव , 
करे परारथ सतत- करत तब सन लगाव कौ पाने ; 
असंतोष सब मिटे, सोच भकुछावनि भआादि नसावें; 
यही रूप सामीष्य-मुक्ति अरु जीवन्सुक्ति कहावे; 
फ़िरि, क्रमशः, धह्मा जब सोचें, प्रतय-मुक्ति को ल्यावे। 
जीव तो अमर है; जीवन्मक्त होने के पीछे, जब तक “विदेह-मुक्ति? वा ब्रह्मा 
के साथ मुक्ति न हो, तब तक काल-क्षेप कैसे हो ? तो अपने से कोटि-कोटि गुण 
बढ़े देश्वर-तर जीव की, 'पुरुषोत्तम” की, अनुयायिता मे, भक्ति-आनन्द से, ईशवर- 
प्रवर्चित संसार-चक्र के अनुवर्तन मे, चलाने मे, ह्लुद्रतम भी भाग, जो द्वी बने, 
लेते रहने से । 
अपने मन मे "क्या, कैसे, क्‍यों? की चिता उठने पर, दश्शन शाल के अंथ, 
संस्क्षत के, अंग्रेजी के, यथाशक्ति, उपरि-उक्त लब़का, कालिज में, देखता विचा- 
रता रह्दा | समान-शील-व्यसन मित्रों के साथ वाद विवाद संवाद भी यथाउव्सर 
करता रहा | पूर्वोक्त ( प० ७९-९० ) भक्ति-मार्ग और आरम-वाद, कर्म-मार्ग 
और परिणाम-वाद, शान-मार्ग और विवर्चवाद के विविध आकार प्रकारों पर, अवांतर 
बादों पर, अपनी थोड़ी शक्ति के अनुसार बहुत छुण्णच्ञोद करता रहा । अंततः 


७. महा० ] प्रचलित वेदान्त-प्रन्थों से अर्ूीयर) 


संवत्‌ १९४४.( सन्‌ १८८७ ई० ) में उस के हृदय में इसे ुढ़िका चर हुआ 
कि, जिस नित्य पदार्थ की तुम को खोज है वह परम5मी०, परेमग्रेष्::परमश्रेष् 
परमत्थिर, परमनित्य, परमनिश्चित, परमवास्तव, परमतत्व, परमसत्य, ण्र्मपदार्थ 
'मै, अहम, ही है, इस 'मै? का, इस ( अहम्‌ , चेतना, चित , चिति, चैतन्य, 
द्रष्टा, पुरुष, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, ब्रह्म ) परमात्मा का, सपूर्ण स्वरूप, (स्व-माव, 
प्रकृति, मूल-प्रकृति, प्रधान-भाव ), अहम:एतत-न!, 'मे-यह-नही?, यह झखड 
( एकरस, अन्‌-अवरत, शाश्वत, सक्ृत्मम, एकडाकार, निर्विशेष ) बोध ( भावना, 
धारणा, दर्शन, ख्याति, संवित्‌ , वेदन ) है; और इस स्वरूप में ही सत्र शकाओं 
और प्रश्नो का समाधान और उत्तर निहित है । वह लड़का, प्रस्तुत लेखक ही था। 
अपने सन्तोष के लिये, श्रौर विचार को स्थिर और विशद्‌ करने के लिये, 
चौदह सूज्न संसक्त मे लिख कर छुपवा लिये; ये हैं, 


वेदांत-हृदय-घत्रम | 

१२, अहम-( अन-अहम्‌ - अहमः इतरत्‌ - अन्यत्‌ ८: ) एतत्‌-न (अस्मि )? 
इति निष्किय अकाल॑ अदेशं पूर्ण शाश्वतं 'परं-अक्म', 'परमात्मा? वा | 

२. 'एतत्‌?-समण्ठ-उपाधि-उपहितः, 'एतत्‌-न! (अत्मि) इति 'शान'-वान्‌ , 
“अहम? एवं पुरुष), सूत्रदात्मा, ईश्वरः । ( स्वात्‌ श्रच्छा होता यदि इस सूत्र के 
स्थान मे यों लिखा जाता--- 

एक:, केवल:, स्वस्थ:, स्वरूपेड्वस्थितः, अन्तमुंखः “अहम! ८ प्रत्यगात्मा, 
प्रत्यक्‌ अंचित: । अनाबनंत्ब्संडय-एतत्‌-समष्टि-ठपाधि उपादर्धश्व निपेधंश्र 
अहम? < मायाशचलं ब्रह्म, परम-इश्वरः; वा, उपाधि-उपाधान-दृष्व्या समुसें; 
तन्निषिघदष्टया निर्गंण । ब्रक्षाडडादिरूप-एतद?-व्यष्टथुपाधि-ठपहित. “अहम: 
एतनू-न! इति-भाव-वान्‌ अहम? « इेश-सूत्रद्ात्म-विराड-आदि-आत्मकः ईश्वर: । ) 

१, अहम?-ऐक्य-विरोधात्‌ 'एतत्‌? नाना, 'अग्ु)रूपस इति। णएतत 
एवं, अहम्‌-एतत्‌? इति निर्वंचनात्‌ ( आरोपात्‌ , कह्पनात्‌ ) सदभाववती, 
'खतत्‌-न ( अत्मि )' इति निषेघात्‌ ( अपचदात्‌ ) असद्भावधवलम्ग्नी सदतती 
प्रधान-अ्व्यक्तड्त्यादि-अपरनाम्नी अनंत अगु-रूपा 'मूलप्रकृति 


इ१२ 7 चेदन्त-दृदयन्सूच [ सम० 


( “निषेधात? से विपरीतता दिखाने के लिये 'निर्बंचनात? के स्थान पर कोई 
दूसरा शब्द, 'डर्पॉघानात? 'विधानात्‌र, 'उपादानात्‌?, 'सेघात्‌?, “विपेधात्‌', 
अनुषेधात्‌”, 'संकल्पात?, 'डद्मावनात्‌”, 'सभमावनात्‌?, प्रितिशानात”, के ऐसा 
होता तो अच्छा होता। “निषेध! का प्रथित उल्लग “विधि? है | इस से स्यात्‌ 
'विधानात्‌? ही सब से अ्रच्छा होता | प्रचलित वेदांत के साकेतिक, 'विधि निषेध! 
के समानार्थक, बहुत अच्छे शब्द '“अध्यारोप-अपवाद! हैं। अधि-आस वा 
उप-आस और अप-आस भी अच्छे हैं, पर अ-प्रसिद्ध हैं| 3 | 

४. अग्ुरूप 'एतत्‌”-व्यष्टि-उपाधि-उपहितः “अहम्‌-एतत्‌-” इति- अ- ज्ञान- 
(+ मिथ्याभाव ) वान्‌ अ्रहम! ८ जीवः?, 'जीवडात्मा? वा | 

४. अहम? “एतदूः? प्रत्यक्षीकरणं एव ज्ञान! | 

६.---७, ततः एवं श्ञाता?, शेय' च | 

( यहों इच्छा), 'एष्टर, 'इष्ः, और 'क्रिया?, कर्ता? 'कर्म!, की चर्चा भी 
शेनी चाहिये | ) 

८ 'अहम्‌-एतत्‌-न ( अ्रस्मि )? इति पूर्यशानं ( सवित्‌ ) महत्‌, बुद्धि, 

ब्रह्मा, विद्या? वा | 

१, अहम्‌-एतत्‌? इति अंशजानं (खंडितं ज्ञानं, अज्ञान, संभावनं, अविद्या |? 

१०, 'एततू-न ( अस्मि 9? इति नितातबिरोधेडपि “अहमेतत्‌? इति अत्यत- 
सरोधाद्‌ 'भहम्‌-एतदोः “अन्योज्न्यडाध्यास:? । 

११. 'एतद:? अदहम?-अपरिमितत्व-विरोधेन परिमितत्वम्‌ | परिमिते च 
“एतदिः, “अहमेतद्‌? इति सयोगस्थ, 'न-( अस्मि )? इति च वियोगस्य यौग- 
प्संभवात्‌ 'प्रदृत्ति-निवृत्ति---सूष्टि-सहार---अध्यारोप-अपवाद--रूपस्य 
क्रमस्य जन्म । छठ 

१२, क्रमः एवं "काल; |! 

१३. एकरिसन्‌ काले नानानाम्‌ संभवः एवं देश: (ख, श्राकाशः ) | 
( इस १३ वे यत्न के स्थान में स्थात्‌ अच्छा होता कि यह लिखा जाता, यौग- 
पद्म एव देश: । काल का स्वरूप, नाना भावों का क्रम! है। देश का स्वरूप 
नाना वस्तुओं का यौगपद, युगपत्‌ विद्यमानता, सह-अस्तिता है। एकत्मिन्‌ 


७, मह्दा० ] सूत्रों का हिन्दी कर 
देशे नानानाम्‌ संभवः, एक देश में अनेक वस्तु, मोर आए विस 
क्रम? से होते हैं; यथा एक काल में अनेक पदार्थ, देशत्थिक,व्यौग पथ से 
होते हैं। ऋम-सम्भवः अथवा क्रम-बीज॑, कालः, तथा यौगपद्न-संभकः, अथवा 
यौगपच-तीज, देश:, ऐसा भी कह सकते है। ) 
१४. अहम-एतत्‌-न ( अस्मि )-इति वाक्यान्तर्गत ( स्वभावांतगतं ) क्रमस्य 
(च योगपतद्मयस्य च ) “आवश्यकत्व” एवं माया? शक्ति: दैवीप्रकृतिः इत्यादि- 
बहुनामिका मगवती स्तुतिशतसहस्तड्चिष्ठातृदेवता । 
[ नोट--ऊपर के लिखे सूत्रों मे जो शब्द कोष्ठकों के(. ) भीतर हैं 
वे अन्न बढ़ाये हैं, इन के मूल स्वरूप में, जो सन्‌ १८८७ में लिखा गया, नहीं थे ।] 
इस प्रकार से, संस्कृत के भी असस्कृत अपरिष्कृत टूटे फूठे शब्दों मे, द्वृदय 
के प्रिय भावों के लिये मजूषा, पेटी, बना ली । विषय ऐसा सूर्म है, “मनो- 
वाचाम्‌ अगोचर? है, कि ऊितना भी शब्दों को उलट पुल करै, पूर्ण भाव प्रकट 
होता नहीं; किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी अन्य प्रकार से, श्रधिक 
सन्तोष होता दे, इसी लिये विषिध रीति से यत्न होते हैं | इन सूच्नों का हिन्दी 
में भावार्थ यों है। 
१. 'मैं-यह-नहीं ( हूँ )', यह बोध (सवित्‌ , चेतना, वेदना, भाव ) ही 
*ड्ह्म का, परमात्मा का, स्वरूप है; स्वभाव है, तत्त्व है। यही परमात्मा है | 
२. यह! श्रर्थात्‌ दृश्य, भोग्य, विषयभूत, अनन्त पदार्थों की समष्टि को, 
समस्त 'एतत? पदार्थों को, ध्यान मे धर कर, उन की उपाधि से उपहित हो कर 
'यह-नहीं ( हैँ ) ( अर्थात्‌ में यह नहीं हूँ, मे मै ही हूँ, मै से अन्य कुछ नहीं 
हूँ, और मै से अन्य कुछ नहीं 'है?, इस “यह? मे कुछ सत्ता नहीं हे, "मै? से 
स्व॒ृतन्त्र यह! “नहीं? है, मिथ्या है, झूठ है )-ऐसे भाव वाला "मे! पदार्थ ही 
परम-पुरुष परम ईश्वर है | इस एतत्‌-समष्टि-रूप उपाधि को ओढ़ता और छोड़ता 
हुआ “माया-शबल-अहा? ( माया से गला, जैसे वर्षाकाल मे नदी का पानी ) 
फकहला सकता है। ओढ़ने की ओर यदि किचित्‌ विशेष दृष्टि की जाय तो 
'सगुणः । छोड़ने की ओर, तो 'निगुण? । 
अकेला, केवल 'अइं?-पदार्थ, एतत्‌-पढार्थ से प्रतीप-अखित, ( उलदे खींचा ) 


श्श्ड हे सूत्रों का हिन्दी अनुवाद [ समृ० 


प्रत्यक्‌ , 'एतत्‌? से मुँह फेरे हुए, स्व स्थ, स्व मे स्थित, अन्‍्तमुंख, 'प्रत्यगात्मा! 
है | और 'एतत? के किसी विशेष ब्रह्माएड आदि अंश या समूह से निर्मित 
उपाधि को घारण किये हुए, पर साथ ही 'यह-नहीं-हूँ? ऐसा बोध रखता हुआ, 
अहम्‌ , 'ईश-सूज-विराट”ः आदि रूप वाला, व्यत्तयात्मक, व्यष्टधात्मक, 
इश्वए है । ' 

३. मे! एक है। उस के विरोध से, उस का उलया, उस का विवत्त; होने 
के हेतु से, यह? अनेक है, नाना है, असंख्य-अग॒ु-रूप है। "मे! ने इस 'यहः का 
ध्यान किया है, 'में यह? कह के यह? का उद्धावन, संभावन, आवाहन, श्रतुवादन, ' 
संकल्पन, विधान, उपादान, अध्यारोपण, आभासन, अध्यसन किया है, इस लिये 
इस “यह? में सत्ता का भास आया है। पर, साथ ही, 'यह-नहीं (हूँ ) ऐसा 
भी ध्यान कर के, निषेध, प्रतिषिध, निरसन, पर्युद्सन, निवारण, खंडन, निर्मूलन, 
अपभावन, अपकल्पन, हान, अपवादन भी किया है, इस लिये इस “यह? की 
असत्ता भी स्पष्ट है। ऐसा सदसत्‌ , हों भी नहीं भी, मिथ्या, फूठा, यह? दी 
श्रन॑तडनन्त-अग॒ु-रूप मूल-प्रकृति है, जिसी के दूसरे नाम अव्यक्त, प्रधान, इत्यादि 
हैं। प्रत्यगात्मा की मूल-प्रकृति, प्रधान-प्रकृति, उसी का स्व-भाव, है| क्योकि 
'मैः ही तो यह? का प्रतिपादन उपकल्पन करता है, श्रपने मे से उस को निकालता 
है, ध्यान में लाता है। 'प्रकरोति सब, सब कुछ करती है, इस से “प्रकृति? । 
'प्रधीयते अस्मिन्‌ सर्व,” सब्र कुछ इस में भरा पढ़ा है, इस से प्रधान!; व्यक्त, 
व्यंजित नहीं, किन्तु अव्यक्त रूप से, जैसे बीज में पेढ़, इस से 'श्रव्यक्त', इत्यादि । 

४. अनत असखय अग॒-रूप एतदों 'यहों? में से एक “यह? की, व्यष्टिरप 
शरीर की, उपाधि को पहिन कर, 'ैं-यह? ऐसी मावना करता हुआ "मे? ही 'जीव' 
है, 'जीवडात्म? है। 

, ५. यह को 'मै! जो ध्यान मे प्रत्यक्ष करता हे, अपने सामने रखता र, 
यही ज्ञान! है । 

६. ज्ञान के साथ साथ एक ओर श्ञाता श्रीर एक ओर ज्ञेय का भाव उत्पन्न 
हो जाता है। ( "मै? का यह? को ध्यान मे अपनाना ही इच्छा? है, जिस के साथ- 
साथ 'एष्टा और “इष्ट के माव उच्तन्न होते है । तथा "मैं? का यह! की ओर 


७. महा० ] सूत्रों का हिन्दी अनुवाद ३१५, 


बढना, श्रथवा उस को अपनी ओर खींच कर आत्मसात्‌ करना, उस का अहण 
करना, शढ़ना, और फिर छोड़ना; उस से आप हटना, या उस को श्रपने से 
हटाना, यही क्रिया? है, जिस के साथ-साथ "कर्ता और “कर्म? के भाव उत्पन्न 
होते हैं। ) * 

८. मै-यह-नहीं ( हूँ ) ऐसा पूर्ण शान ही ( जिस में समस्त, समा्ठ, असंख्य 
यह! का, और उन के आविर्भाव तिरोमाव के नियमों का, पीने हो ) महत्‌ , 
बुद्धि, परा विद्या है, जिस का पौराणिक रूपक में नाम “ब्रह्मा! आदि कह है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म का कथथंचित्‌ किचित्‌ व्यक्त भाव | 

९, 'में-यह? ऐसा खंडशान, अज्ञान, अविद्य!? है| 

१०. यह-नहीं? कर के अत्यंत विरोध वियोग भी है, तथा "में यह! कर के 
नितात संरोध संयोग भी है; इस लिये इन विरुद्ध पदार्थों मे परस्पर विरुद्ध 
गुणों का अ्रन्योध्न्यव्थ्यास हो जाता है। "मै? मे यह? के गुण, और “यह? में 
हैः के गुण, देख पड़ने लगते हैं । 

१६ "में? अपरिमित है, आदि अत रूपी परिमिति इस में नहीं है; इस का 
आदि अंत किसी ने देखा नहीं; देश काल क्रिया से श्रनवच्छिन्न है, अतीत है, 
परे है । जो पदार्थ कुछ क्रिया करे, जिस में कुछ परिवर्चन हो, अदल बदल हे, 
वही देश और काल से परिच्छिनन होगा; इस स्थान से इस स्थान तक, इस समय 
से इस समय तक । देश, काल, क्रिया, यह तीनो अन्योडन्यडभित हैं, अलग 
नहीं की जा सकतीं । जहाँ, जिस मे, क्रिया नहीं, वहाँ देश, काल, आदि, श्रन्त, 
मेंढ, मर्यादा, सीमा, हृढ, भी नहीं । में? में ये तीनो नहीं। इस का विरोधी “यह 
सर्वथा परिमित है । और “यह? का "मै? से, 'मे-यह” कर के, संयोग होता है, और 
“यह-नहीं ( हैँ )? कर के, वियोग । इन दोनो अत्यंत विरद्ध भाषों का यौगपद्, 
है! की अपरिमित पारमार्थिक संपूर्ण दृष्टि सेतो संभबता है, पर “यह! की 
परिमित, व्यावहारिक, खड दृष्टि से नही बनता । इस लिये अ-यौगपद्च, अर्थात्‌ 
क्रम, संसार मे, संसरण मे, देख पड़ता है । पहिले प्रदत्ति, तदनंतर निदृत्ति; 
पहिले सष्टि, पीछे लय; जन्म, तब मरण, अध्यारोप, फिर अपवाद ॥ 

१२. इस क्रम? ही का नाम काल? है | एक देश, एक स्थान, में अनेक 


३२६ अपना अनुमवः चौदह सूत्रों से [ सम० 


ओं, पदार्थों का सम्भव--यह क्रम से, काल से, होता है, ऐसे संभव का 
बीज, हेतु, कारण, मूलरूप ही काल हैं । ५ 

१३. अनेकों का, नाना! का, एक साथ, एक काल में संभव, सहास्तित्व, 
योगपच ही 'देश?, ख, आकाश है । 

१४, मैं-यद्-नहीं-( हूँ )! इस स्व-माव के अंतर्गत जो क्रम की, 'मजृत्ति-निबृत्ति, 
सृष्टि-लय, रूपी संसरण की, संसार की, “आवश्यकता? है, 'अवश्य॑-माविता? है, 
लथा असख्य वस्तुओं, पदार्थों, सवेदा वर्तमान अखुओं, के यौगपत्य की 
आवश्यकता, अनिवार्यता, निश्चितता, नियति, है, यही 'माया?, शक्ति, दैवीप्रकृति' 
आदि बहुनाम वाली भगवती, सहसो स्व॒तियों ओर उपासनाओं की इष्ट देवता हे | 


अथृ सिद्धि ! 
जिन सजनो ने पहिले कही हुई “प्रणव की पुरानी कह्दानी? के पूर्वाश को 
( पृ० २७५-२८२ ) पढ़ लिया है, उन को सूचना मिल गईं होगी कि में 'अह- 
'एतत्‌ न! की भावना को किस मार्ग से पहुंचा ।३ आरंभवाद से चल कर परि- 
णामवाद; उस से चल कर विवर््तवाद, आभासवाद, अध्याख्वाद । पर, वेदांत के 
उपलब्ध अंथों से, एक अंतिम शंका दूर नहीं हुईं, कि क्रियाउतीत ब्रह्म श्रौर 
कियामय माया का क्या संबंध, क्‍यों, कैसे | रजु-सर्प, शुक्तिका-रजत, जपा-कुसुम, 
नदीनतीर, चंद्र-दृय, मरु-मरीचिका, स्वप्न-नगर इत्यादि उपमाश्रों से संतोष नहीं 
हुआ | क्यों, कहाँ से, कैसे ! मिथ्या भी, क्ूठ भी, सपना भी, सही, माना। पर 
सयों, कहों से, कैसे १ ब्रह्मसूत़ मे कहा, “लोकवत्तु लीलाकेवल्यम??; यह सब 
संसार परमेश्वर की केवल जाग्रत-लीला और फिर सुषुत्त-केवल्य मात्र है; पर 
भागवत में पुनः पुनः ( ११वें स्कंध मे, कृष्ण-उद्धव-संवाद में विशेषतः ) 
शंका उठाई है, 
भद्ानू, कर्थ भगवतश्िन्सान्रस्थ भविकारिण: , 
लीलया चापि युज्येरन्‌ निगुणस्थ गुणा: क्रियाः ! 
क्रीदायां ड्यमोंडभस्प, कासाः चिक्रीडिषा अन्यतः ६ 


+3७- «+०«»+ज>4>> न 





१ प्रृु० ९२-९७ पर दर्शनों का समन्वय”? भी देखिये | 


७, महा० ] स्वयं पुराणों मे उठाई शंका शे१७ 


६ 

स्वतः तृधस्प च कथ, निवृत्तस्य तथाअयतः है ( ३-७-२२ ) 

अकर्च: कमषन्धो5्य पुरुएस्य चदाक्षयः , 

गुणेषु सत्छु प्रकृतेः कैषण्यं तेघु अतः कथ॑ है 

जात्मा लब्यथों भगुणः झुडः स्वयं-जोतिः अनावृत्तः , 

अग्निवदु; दारुवदू, अचिद्‌ देह:; कस्य इ् संखतिः १ (३१--२८-१ ४) 

ब्रद्मन्‌ |, ्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्युणे गुण-इत्तय३। 

कर्थ चरंति श्रुत१:, साक्षात्‌ सदू-असतः परे १ ( ६०--८७-१ ) 

देशतः काऊतः योडसौ भवस्थात:, स्वतोडन्यतः, 

जविप्छुत्तत्वबोधडात्सा, सः युज्पेतनज्पा कथम ! 

भगवान्‌ एक: एव पृथः, सवं-क्षेत्रेतु अचस्थितः, 

धर्ुष्य हुसगत्व वा, छेशों गा कर्मत्रिः कुतः ! (भारावत) 

जो आप्काम है, निविकार है, परिपूर्ण है, नित्यतृत्त है, अन्यत्‌? से, 

आत्मेतए से, निद्ृत्त है, उस को, बच्चों के ऐसी, अन्य वस्तुओं की, खिलौनों की, 
अपेक्षा रखने वाली, दूसरों का, खेलावने वालों का, भरोसा करने वाली, ्रासर 
देखने वाली, लीला क्रीड़ा की भी इच्छा क्‍यों ! जो निष्किय अ-कर्ता हे, उस का 
कर्मों से बन्धन कैपे १ जिस की प्रकृति में ही तीन गुण सदा कार्य कर रहे हैं, 
उस को कैवल्य, नेर्गुस्य, कैसे ! चित्‌ चेतन, अग्निवत्‌ आत्मा का, श्रचित्‌ , 
जद, काष्ठवत्‌ देह से, सर्मघ कैसे ! और ससरण किस का, आत्मा का वा देह का ! 
भुतियों का, वेदों का, सम्बन्ध तो ब्रिगुणों से ही है, “ब्रैगुर्य-विषया: वेदा:;” 
निर्गुण का वर्णन वे कैसे करते है, “परिपूर्णुस्य का स्पृह्य १” “यद्‌ अपरिणामि 
तदू अकारणम्‌ , यद्‌ अकारणम्‌ तदू अपरिणामि [? जिस में परिणाम नहीं वही 
अकारण है, स्वयभू , स्वयंसिद्ध, स्वाधीन, स्वस्थ, स्वतत्र, है। जिस का कोई 
कारण कर्ता कारक नहीं, वही अपरिणामी है । जो परिणामी, परिवर्तो, बदलने 
वाला नहीं, उस का कोई उत्पादक कारक प्रेरक देव आदि नहीं हो सकता, 
न वह स्वये किसी अन्य का कारण वा उत्पादक आदि हो सकता है। क्यों कि 
दोनो रीति से परिणाम सिद्ध हो जादगा | कठिनता यह है कि “चितिशक्ति: 
अपरस्णिामिनी”? ( बोगवूज़ ), और “परिवत्तिनि संसारे सृत्त को वा न जाते; 


शेश्८ चैतन्य-सम्प्रदाय का भ्रन्‍्थ [ सम्‌० 


दोनो का संबंध कैसे बने ! दूसरे शब्दों मे--निराकार साकार का संबंध क्यों 
और केसे ! साकार में ही क्रिया, निराकार में क्रिया नहीं। आकार का अर्थ 
ही परिमिति, परिच्छिन्नता, आध्यंतवत्ता; निराकार में आदि श्रन्त नहीं; दोनो 
का सम्बन्ध केसे बने १९ 
विष्णु पुराण में भी यही पूछा है, निर्गण पदाथ, सबुण की सृष्टि कैसे और 
क्यों करता हे 
निशुणस्य $प्रमेयस्थ झुद्धस्य अपि अमछडात्मन:, 
कर्थ सर्गांदिकत्त त्व' त्रह्मण$ उभ्युपगम्यतते ! 
उत्तर कया दिया ! 
शक्तयः सव भावानां अचित्यज्ञानमोचराः 
यतः, 5 ब्रह्मण: तास्तु सर्गांयाः भावशक्तयः 


भवन्ति, तपतां श्रेष्ठ |, पावकस्य यथा उच्णता । । 
ब्रह्म की शक्तियां श्रचित्य हैं जैसे आग में गर्मो | भागवत में भी यों ही 
काम चलता किया है 
सा इयं भगवतों माया, यन्नयेन विरुध्यते । 
यह भगवान्‌ की माया है, जो सब नय के, न्याय के, तर्क के, विरुद्ध ही 
चलती है । े 
१--चैतन्य सम्प्रदाय के जीव गोस्वामी के बनाये “घट्‌-संदर्भ! नाम 
के अन्थ के 'परमात्म-संदभ! मे “ल्वतः तृत्तत्य च कथ' निद्तत्तत्य तथा 
आ्त्मनः” में, “तथा? के स्थान में सदा? लिखा है। इस सदा? शब्द से, प्रश्न 
रूपी शठोक के शब्दों से ही, छिपा हुआ उत्तर भी इंगित सूचित हो जाता है; 
यथा, सदा अन्यतः, आत्मनी इतरतः अन्यस्माद्‌ 'एतद?-रूपात्‌ , निइत्तस्य; 
*अहं-एतत्‌ ( आत्मनो अन्यतू किंचिद्‌ू अषि )-न?, इति सदा-तन-रूपस्य, 
शाश्वत-रूपस्थ । यह अथ , आगे चल कर, अधिक स्पष्ट होगा । मुझे भी, 
अहं-एतन्‌-न! का, द्वदय के भीतर, स्वप्त में, उपदेश मिल जाने के पीछे, 
इतिहास-पुराणो मे, इस अंतिम गृढ़तम प्रश्न का उत्तर, स्थान स्थान में साधारण 
सरीखे शब्दों मे छिपाया हुआ, देख पड़ने लगा । 


७; महा० ] उन्मत्त का नत्तेन-तांडव ३१९ 


नाययणसहिता मे भी कह दिया, 
सृष्टयादिक हरि, नैच प्रयोजन अपेक्ष्य छु, 
कुरुते केबकानंदादू, यथा मत्तस्य नत्तेनस्‌ । 
पूर्णानंद्स्य तस्य इृह प्रयोजनमतिः कुतः १ 
मुक्ताः भपि आप्रकामाः स्थु, किम्रु तस्य5खिलात्मनः ! 
औैसे उन्मत्त का, पागल का, मद्रिमत का, नाचना-गाना, वैसे अखिलात्मा 
की यह सब चक्कर खाती, भ्रमती, प्रत्यक्ष नाचती, हुईं दाष्टि; जब साधारण जीवन्युत्त 
जीव आमप्तकाम कृत-कृत्य निष्काम हो जाते हैं, तब अखिलात्मा परमात्मा का क्‍या 
कहना है ?? पर यदि यही कह के संतोष करना था, तो दर्शनो और वादों और तर्क 
वितर्कों की छान बीन करने का महा आयास प्रयास क्‍यों किया १ वही बात, 
'सदिरा और सितारः की, 'खाओ, पीओ, चेन करो? की, अच्छी थी ! शकरा- 
चार्य के शारीरक भाष्य मे, उक्त लीला विषयक सूत्र के भाष्य मे, इस उन्मादवाद 
का प्रत्याख्यान भी किया है। 
अनुगीता ( अ० ३४-३५ ) में भी ऐसी शंका उठा कर, गोल ही उच्चर दे 
दिया है | 
प्रशन---अतःपरस्तु यद्‌ गुह्मं, तदू भवान्‌ वक्तमहसि ; 
सच्चक्षेत्रछयो: चापि सबंधः केन हेतुना ! 
उत्तर--विषयो चिषयित्वं च संबंधोड्य इृद् उच्यते । 
विषयी पुरुषः नित्य: सत्तं च विषयः रुछतः ; 
अनित्य द्द्संयुक्त सत्वं भाहुमनीषिण: ; 
निद्ठ न्द्वः निष्कछः नित्यः क्षेत्रक्ञ: निर्युणात्मकः ; 
सर्वेरपि गुणेर्विद्वान्‌ ज्यतिषक्तः न लिप्यते ; 
जलूबिदुः यथा लोरः पश्मिनीपतन्नसंस्थितः । 
जषेब्रश, पुरुष, निष्किय का, ( क्षेत्र रूपी ) रुत्व, प्रकृति, सक्रिय से संबन्ध 
क्‍यों | विषय विषयी का यह संबंध है; विषय के शुणों से व्यतिषक्त हो कर भी 
बिषयी लिप्त नहीं होता ; जैसे कमल का पत्ता पानी से!। पर इस से तो कुछ 


३२० ' बौद्ध-सम्प्रदाय का ग्रन्थ [ सम० 


संतोष नहीं होता | विषय आया ही कहां से १ क्‍या विषयी से स्वतन्त्र अन्य पदार्थ 
है! तो परिणाम-वाद के ऋगड़े उठते हैं। और यदि प्रथक्‌ स्वाधीन पदार्थ हो 
भी, तो विषयी को क्या ग़रज़ पड़ी थी कि उस से व्यतिषक्त हो १ 
चौद्ध अन्थों मे मी सक्रिय-निष्करिय के संबध की चर्चा उठाई है| यह भी उन 

ग्रन्थों से जान- पढ़ता है कि-बुद्धदेव कभी त्तो, "गुरोस्त मौन॑ व्याख्यान?” न्याय से, 
उत्तर ही नहीं देते थे, चुप रह जाते थे, कभी यह कह देते थे कि यह प्रश्न 
अनुपयोगी है, इस विषय की छान बीन से कोई उपयोग. नहीं, हमारे काम का 
नहीं । स्वात्‌ प्रष्टा को अ-परिपक्त-कशाय, मदु जिशासु, केवल कुतूहली, अनधिकारी 
समझ कर ऐसा करते हों; नही तो, उन्होंने स्वय ज्ञो वह बृहत्‌ प्रतिज्ञा की, 
कि जनन-मरण का पार देखेंगे ही, संसार के अतिम मर्म-रहस्य को जानेगे ही, 
वह क्‍यों की, वह कौन 'काम की बात”? थी १ शातिदेव कृत बोधिचर्यावतार नामक 
अन्थ के, सक्रिय-निष्किय की शंका के विपय'के, कुछ श्लोक थे है । , 

नित्यों हि अचेतजः चडात्मा व्योसबत्‌ स्फुर्ट क्षक्रियः ; 

प्रत्यवांतरसंगे $पि निर्निकारस्य झा क्रिया | 

यश पूर्ववत्‌ क्रियाकारे, क्रियाया: घन कि छुंपम ? 

तस्य क्रिया इति सम्बन्धे कततरत्‌ दन्नियंधनस्‌ १ 

कशोति अनिच्ठन्‌ इंशइचेत्‌, पराथत्तः प्रसय्यते ; 

एचछनू अपि, इंच्छाडायक्त: स्थात; कुर्बतः कुतः इंशता 

व्योम, आकाश, शल्य, पोल, के ऐसा निर्मल, नियाकार, निर्विकार, नि 

( चेतन हो मी तो ) अचेतन ( के ऐसा ) अवश्य स्पष्ट ही अक्रिय, क्रिया- 
होन है । यदि उस से भिन्‍न कोई प्रत्यय, हेतु, कारण, उस का प्रेरक हो भी तो 
निर्विकार की क्‍या क्रिया हो सकती है ? जो क्रिया के काल में भी, क्रिया करते 
समय भी, जैसा पहिले था ठीक वैसा ही “निर्विकार बना रहता है, तो उस 
ने क्रिया का कौन अंश किया, किया ही क्‍या? “उस की क्रियाग, यह जो 
( षष्ठी से ) कर्ता"और कर्म का संबंध दिखाया .जाता है; उस संबंध का क्या 
स्वरूप है! दोनो का परस्पर बंधन, संवधन, निर्वघन, क्या हैं,? यदि अपनी छा 
से कुछ करता हे, तो निर्विकार नहीं; इच्छा रूपी विकार उस में आग, और 


७, प्रणव० ] “पनोरथाना अ्रगत्तिः न विद्यते? ब्२्१ 


इच्छा के अधीन हुआ; यदि बिना इच्छा के करता है, तो दूसरे के बलात्कार से 
करता है, ईश नहीं है, पराधीन है। इत्यादि । ह 
पर यहाँ तो काम की और बेकाम की बात की चर्चा नही। काम की बात 
तो साधारणतः 'खाओ, पीयो?, हो ही गई | ब्ुद्धदेव की महाकरुणा, महाउमि- 
निष्क्रमण, महातपस्था, महाबोधि, महापरिनिर्वाण का फल कुछ और भी होना 
चाहिये; और दे । जैसा योगवासिष्ठ मे वसिष्ठ ने राम से कहा है, यदि प्रथ्टा का, 
निज्ञासु का, शुभ्रूषु का, अतिप्रश्नो! के मी उचित उत्तर से, संतोष न हुआ, 
तो मुनियों का जन्म ही व्यर्थ हो जायगा | जिसी बात मे किसी का प्राण, मन, 
अटक जाय, वही उस के लिये सब से भारी 'काम की बात? हो गई, चाहे दूसरों 
को नितान्‍्त व्यर्थ ही जान पड़ती हो। बच्चे का प्राण मिट्टी के खिलौने मे चसा 
है, गणितज्ञ का किसी गूढतम गणित के प्रश्न के गुणन और उत्तरण मे घेंसा है । 
सकल-छोक-चमत्कृति-कारिणः न्‍ 
5पि अभिमत यदि, राघवचेतसः , 
फछति नो तद्‌ इसे वसूं एव हि , 
स्फुटतरं, सुनयः हतबुद्धयः | (यो वा. ) 
और प्रतिज्ञा की है, 
विवेकवैराग्यवतों बोधः एवं महोदय; । 
जिस को विवेक और वैराग्य और हद खोज होगी उस को सतोष कारक 
बोध मिलेगा ही। “मनोरथाना अगतिः न विद्यते |” 
संसार के अंतिम रहस्य के, अह-अनहं, आत्मा-अनात्मा, चेतन-जढ़ के जान 
लेने की यह चिन्ता ऐसी है, कि जन्र एक बेर मन में घुस जाती है, तो फिर 
चैन नहीं लेने देती; थोड़ी थोड़ी देर के लिये दबा दी जाय, पर जान नहीं छोड़ती, 
फिर फिर आती और ज़ोर करती है। सब काल, सब देश, सब मानव जातियों 
में, अपना प्रभाव दिखाती रही है । जितने घमं, मज़हब, “रिलिजन', छोटे, मोटे, 
भले, बुरे, संस्कृत, असंस्क्ृत, तामल, राजस, सात्तविक, पैदा हुए हैं, या होंगे, 
जितने मार्ग, जितनी उपासना, जितने दर्शन, बने, बन रहे हैं, या बमेंगे---सब 
इसी मूल चिता के विशेष विशेष प्रकारों के, शाखा प्रशाखाओं के, मृत्यु के भय 
और श्रमर होने की इच्छा के, फल हैं। 
२१ 


३१२ आत्मवशता बत्रिना चेन. नहीं [ सम० 


जब तक दुःख है, जन्न तक मृत्यु है, जत्र तक मनुष्य को दोनो का भय 
तब तक यह चिता, और उस के कार्यरूप, कर्मकांड, ज्ञानकाए्ड, और भक्तिकांड 
( वा उपासनाकाड ) तरह तरह के भी हैं। जब्न वह भय मिट जायगा, तब 
चिन्ता भी उसी के साथ साथ कट जायगी, धर्म-मज़हब-रिलिजन का भी 
वेदान्त मे अंत हो जायगा; “बुधस्यथ आत्मनि देवता।” भारतवर्ष मे, वैदिक 
धर्मावलम्बियों ने, संस्क्रत भाषा मे, दाशंनिक दृष्टि से, आरंभवाद परिणामवाद 
से विवत्तबाद तक, छोतवाद से अ्रह्वोत के प्रकारों तक, विशिश्टह्वोत से शुद्धाह्ौद 
तक, विचार को पहुँचाया। पश्चिम के देशों मे, ईसाई आदि घर्मावलंबियों ने 
अन्य भाषान्रों मे, 'फिलासोफ़ी? के शब्दों मे, “क्रियेशन?, 'ट्रान्सफा्मेंशन?, 
“अनकांशस्‌ विलू ऐंड इमाजिनेशन?, ( वा आइडियेशन? ) के नाम से, श्रथवा, 
(रिलिजन! और “थियालोजी? के शब्दों मे, “थीजुम?, 'पैन्थीज्म?, 'मोनिज्म! के 
नाम से, इन्हीं वादों के आस पास के आशय कहे । बीच के देशों मे, इस्लाम 
धर्मावलंबियों ने, अरबी फ़ारसी मे, ईजादियाः, 'शुहृदिया? ( या 'दहिया? ), 
वुजूदिया? आदि के नाम से, प्रायः वहीं भाव दिखाये | बहुत दूर तक विचार 
को लाये, बहुत रास्ता साफ किया; मार्ग शोधा । एक वही अन्तिम गॉठ, निष्किय 
सक्रिय के समन्वय की, सुलभाने को बाकी रह जाती है । 

न5घत३ विद्यते भाव;, न5पावः विद्यते सतेः । (,गी० ) 

पर क्रिया का होना ही, सोये आदमी का जागना ही, पलक भाजना ही, 
स्वप्त देखना ही, संकल्पन करना ही, तो सत्‌ का श्रसत्‌, असत्‌ का सतू, भाव 
का अमाव, अमात्र का भाव, होना है। इस को समभाइये |. 

जनत्र यह ठीक समभ मे श्रा जाय, कि 'मै? ही निष्किय भी, सक्रिय भी, 
तभी अपनी अमरता ओर स्वतंत्रता सिद्ध हो, तभी दुःख का, मृत्यु का, अपने से 
अन्य किसी दूसरे प्रभुताशाली प्रभु का, जीव को - सुख दुःख दे सकने वाले की 
ईशता का, हुकूमत का, अपनी पराधीनता परवशता का, भय छूटे, तब धर्म 
मकज़इब की आवश्यकता न रहे ; तब प्राचीन श्लोक नचरितार्थ हों 

सव परवशं दुभ्खं, सं भात्मवश सुर्ख 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन, लक्षणं: सुखदुःखयोः । ( मनु ) 


७: प्रणव० _] सभी समान, परमात्मा के अश ३२३ 


निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः । ( वेदांतस्तोन्न ) 
सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मास्‌ ( भहमस्‌ ) एक शरणं श्ज ; 
भहं त्वां सर्वेपापे+यः मोक्षय्रिष्यामि ( ष्यति ), मा छुचः । ( गी० ) 
सो5हं ब्रह्म, तत्‌ त्वस्न्‌ ( भपि ) असि । ( उप० ) 
यश तु सदतमः लोके, यहुच बुद्ध: परं गतः , 
उस तौ सुर एघेते, क्िश्यति अतरित्तः जनः । ( भागवत ) 
परवशता दुःख, आत्म-चशता सुख--बस इतना ही निचोड़ लक्षण दुःख 
ओर सुख का जानो । पर, जिस को यह पराधीनता और स्वाघीनता की चिंता 
उठी ही नही, जो दुनिया मे मस्त है, वह भी सुखी, एक. चाल से | जो चिता 
को पार कर गया, वह भी सुखी, दूसरी चाल से। बीच वाला जीव, चिता मे 
पड़ा हुआ, दुःखी। चिता के पार पहुँचा जीव भी, जीवन्मुक्त भी, चिता वालों 
की चिता से, करुणारूपी श्रतिम उत्तम तमस्‌ से, चितित और ढुंःख़ी। 
“संसारिणां करणया? | पर वह भीतर से, दृढ़ निश्चय से, जानता है, (कि बीच 
वाले भी, आगे-पीछे, जल्दी-देरी, पार पहुँचेगे ही, क्योंकि सभी तो उसी एक 
ही परमात्मा के अ्रश है, अग हैं, तद्गप है | जो निगुणो के तत्व को समझ गया 
है, अतः उन के पार पहुँच गया है, उस को अब दूसरो के कहे विधि-निषेघ 
की आवश्यकता नहीं ' 
नहि गतिः अधिका 5स्ति कस्पचित्‌ , 
सकृद्‌ उपदर्शयति इह् तुल्यताम्‌ | ( महाभारत, शांति० ) 
सर्वे एव, समा£| सर्वे एवं अनन्ताः | ( उप० ) 
त्रिशुणत्वात्‌ करते: अ्रद्धया .कर्मंगतयः 
प्ृथगृविधाः सर्चा; एवं स्वस्थ त्तारतस्येन 
भचंति॥ ( भागवत्त, ५-२६-२ ) हे 
कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से, इस समय का अनीश्वर जीव भी इस 
समय के ईश्वर जीव से भी, तत्त्वतः, वस्तुत:, अंततः, सुख दुःख की संपूर्ण,मात्रा 
मे, भूत, भविष्य, वर्तमान काल के अनुभवों का जोड़, म्रीज़ान, निकालने पर, 
कम नहीं निकलेगा । किस की गति किसी से, परमार्थतः, अंततः, 'अधिक,नहीं 


३२४ सब को ज्ञान हो ही जाता है कि दुनिया कूठी है! [ सम० 


है | सब बराबर है, सब अनंत है; प्रत्येक जीव मे तीनो गुण है, और तीनो के 
अनुसार त्रिविध श्रद्धा, इच्छा, प्रत्येक जीव को, पारी पारी से, होती रहती है, इस 
लिये सभी जीव, सब प्रकार के कर्म, आगे पीछे, करते हैं, और तत्तद्गति भोगते 
हैं। भतृ-हरि ने भी कहा है, “अन्योड्न्यमाव: समः”, विषय विषयी के सम्बन्ध का 
सुख-दुःख, जो इन्द्र को है, वही शूकर को है। इस हेतु से,, शानी कारुणिक 
जीवन्पुक्त अधिकारी ईश्वर जीव जो है, वे, बढ ससरमाण अशज्ञानी जीवों के 
लिये चितित हो कर भी, भीतर से, हृदय से, शात ही रहते हैं। वे निश्चय 
से जानते हैं, कि जीव-आत्मा स्वयं ही बद्ध होता है, स्वयं ही राग-दोष 
पुण्य-पाप करता है, स्वयं ही फलरूप सुख-दुःख भोगता हे, स्वयं 
ही मुक्त होता है, तथा अनन्त कालचक्र और अपार आकाशगोल ' 
में पारी-पारी से, सभी जीव सत्र प्रकार के सुख-दुःख भोग लेते हैं। और 
भी, साधारण दृष्टि से भी, सभी मनुष्यों को, तीव्र दुःख और थकाव के 
समय मे, वह ज्ञान, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, जो जीवन्मुक्त को होता है, “ब्रह्म 
सत्य, जगत्‌ मिथ्या, जीवः ब्रह्म एवं, न उपरः”?; परमात्मा की व्यापकता के कारण, 
जीव के भीतर, चाहे अस्पष्ट रूप से ही, यह बोध उदय होता है; यहूदियों के 
प्रसिद्ध राजा, सुलैमान बादशाह ने मी कहा, “आल/इज़ वेनिटी आव वैनिटीज”, 
वयह सब मिथ्या है?; भारत मे, अनपढ़ स्त्री पुरुष को भी, दुःख और नेराश्य के 
समय यही भाव भीतर से, उठता है, और कहते हैं, “दुनिया भूठी है, सब 
माया है? 

जीवन्मुक्त, शंकामुक्त, निस्त्रेगुश्य ज्ञानी को, विधि-निषेध की, धर्म-मजहच की 
आवश्यकता नहीं--इस का यह अर्थ नहीं कि वह दुशचरण भी मनमाना' करे 
और तदुचित दंड न पावै | नहीं । अर्थ इतना ही दे कि अरब स्वयं उस के 
भीतर, ( योगसतज्ोक्त ) 'धर्ममेघ”, धर्मान्‌ मेहति, वर्षति, धर्म बताने वाला, 
उचितानुचित कर्म का विवेक कराने वाला, शान उद्ति हो गया है। वह स्वर्य॑ 
अत॑रात्मा की प्रेरणा से, अपने मन से, विना' किसी दूसरे कानून-क्रायदा पोथीपत्रा 
शास्रादि की अपेक्षा के, धर्म का निर्यय और धर्म का आचरण करता है, और जिस 
शरीर से आचरण करता है उस से उस आचरण का फल भोगता है | यदि उस 


७. प्रणय० ] "जो चाहो करो! पर फल भोगने को भी तैयार रहो. १२५५ 


से कोई दुराचरण बन जाय, तो उस का दुष्ट फल भी, दुःख-रूप, वह प्रपन्न और 
प्रसन्‍न भाव से, सिर झुका कर भोगैगा | वसिष्ठ ने राम से कहा कि ज्ञान के उदय 
हो जाने के पीछे, “पित्र, लल, भर द्व, यथेच्छु आश्स्व राजन !” | पीयो, खाओ्रो, 
खेलो, जैसे चाहो उठो बैठो | इस का अर्थ यह 'नहीं है कि जो मन मे आवे, 
करो, ठम को सुख ही होगा। इस का अर्थ इतना ही है कि, जैसे माता पिता 
लड़के को पाल-पोस लिखा-पढ़ा कर बालिग़ कर देते हैं, और उस से कहते हैं 
कि, प्रिय पुत्र , अभ्न ठुम अपने पैरों पर खडे हो गये, अच हमारी जिम्मेदारी, 
पर्यनुयोज्यता, उत्तरदातृता, छूटी, अब तुम भला बुरा स्वयं पहिचान सकते हो, 
तुम्हारी ऑख खुल गई, जान गये हो कि भत्ते काम का फल भला, बुरे का बुरा; 
अब तुम स्वयं सोच विचार कर के, जैसा उचित समझो वैसा करो। परमात्मशान 
के लाभ होने पर यही 'समावत्तैन कर्म', अधिक उत्कृष्ट और गमीर रूप से 
दुहराया जाता है--ऐसा समझना चाहिये । साधारण समावत्तेन कर्म मे तो 
विद्यार्थी का स्थूल शरीर और बहिमुंख मन, मनोमय कोष, परिपक्षता को, 
यौवन, प्रौडि, सबयस्कता, बुलूग़ियत को, प्राप्त होता है; इस आत्मलामरूपी 
पुनर्जन्म मे, ( “तृतीय यशदीक्षाया” ) आत्मजशान दीक्षा में, सद्रम शरीर, 
अन्तमुंख छुद्धि, विशान-मय कोष, यथाकथचित्‌ यौवन को प्राप्त होता है, और 
जीव, जीवन्मुक्त हो कर, विविध प्रकार के ( प्रकृतिलय, सालोक्य, आदि » मुक्तों 
के महा गाहंस्थ्यः मे प्रवेश करता है, और योग्यता और वासनाशेष आदि के 
अनुसार,'अधिकार! की “बृत्ति! करता है। ऐसा पुराण-ऋषिश्नों और महापुरुषों के 
डपदेश से जान पड़ता है। पर यह स्वप्न मे भी नहीं समझना चाहिये कि शान 
मिल गया, शानी हो गये, अब जो चाहे सो उच्छुड्ल आचरण करे, कोई ढड 
देने वाला नहीं है । बढ़े बडे से बढ़ी बढ़ी चूक हो जाती है। देवों को, ऋषियों 
को, शाप प कर, अवतार आदि लेना, प्रायश्रित्त करना, विविध प्रकार के दुश्ख 
भोगना, पड़ता है। “ईश्वरैः अपि भोक्तव्यं कृत कर्म शुम5्शुम” | “प्रारूध- 
कर्मणां भोगादेव क्षय” | विषूु को तियंक्‌ और मनुष्य योनि मे, और उन 
के पार्षदों को दैत्य राज़्स आदि योनि मे, जन्म लेना पड़ा, और ऋषियों को 
दैत्य राक्षस आदिकों का भक्त्य बनना पढ़ा, इत्यादि] इस लिये यही जानना 


३२६ माया देवो ज्ञानियों को भी महामूर्ख बना देती हैं [ सम० 


चाहिये कि जिन्हों ने ज्ञान का श्रभिमान किया उन्होंने सच्चा शांन नहीं 
पाया, सच्चे “अहं? को, परमात्मा को, नहीं पाया, 'अहंकारः ही को पाया, और 
अभी उन को बहुत भठकना, भोगना, दड पाना बाकी है। माया देवी की 
शक्ति अन॑त, अपार, अथाह, अदम्य, असह्ाय, अवार्य, अजेय है; शञानियों को भी 
पकड के मोह कूप में फेक भ्लोंक देती है, यद्यपि पीछे फिर दया कर के निकालती 
मी श्रवश्य है; क्योंकि अविद्या है तो विद्या भी है | इस लिये सदा उस 
परमात्मा जगदात्मा की जगद्धात्री शक्ति के आगे द्वृदय से प्रणत ही रहना 
चाहिये; जो परमात्मा की शरण पकढ़ते हैं, वे ही उस की माया के पार लगते हैं । 
ज्ानिनां अपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा, ् 
बलादू आक्षिप्य, मोहाय, महामाया श्रयच्छत्षि । ( हुर्गा-सप्तशरती ) 
दैवी दि एपा गुणमयी सम माया दुरत्यया; 
मां एव ये प्रपच्न्ते मायां एनां तरन्ति ते। ( गीता ) 
विश्वामित्र-पराशर-प्रभ्ततय३, वाघऊबजु-पर्णडशनाः' 
ते5पि ख्रीमुखपंकर्जं सुललित॑ दृष्टवा एवं मोह गताः; 
शाल्यन्नं द्िदुग्धगोश्व॒तयुत॑ ये भुज्जते मानवाः, 
तेषां इन्द्रियनिम्नहः यदि भवेद्‌ विध्यः तरेत्‌ सागर । ( भत्त हरि ) 
काम चेद्‌ भजयन्‌ केचितू, तेडपि क्रोधचर्श गता;; ( भागवत ) 
(उभौ जित्वा तु, छोसेन, मोहेन 5थ, सदेन वा, 
मत्सरेण 5थ वा /आवृत्य, विक्षिप्य, विनिपातिताः, ' 
कामक्रोधो उभी देध्या: एवडाकारों सदातनों । 
सा एवं गौरी च काछी च, तदु-धव'5पि भत्रः हरः; 
सा एवं उमा पृव भपि चण्डी च, सः 5पि रुद्रः शिव: तथा; 
सा एव दुर्गा उन्‍्नपूर्णा सा, कढाः तस्या? मदृआद्यः । 
शिव भ्रपि तांडवनुत्ये, ज्यातिश्रक्रे, अमे महति, 
देवी सा विनियुक्ते; कि पुनः अन्ये एथगजीवाः ।) 
न धभयम्‌ आत्मा ध्रवचनेन ऊूभ्यः, न सेघया, न बहुनां श्रुतेन; 
यस््‌ एव एपः बुणुते,तेन लभ्य५ तस्य एफ: जात्मा विद्वणुते तनू' स्वां, (उप१०) 


७, प्रणव० ] पुनः वे ही कैसे उन्हे पार तारती हैं * ३२७ 


अस्तु | यह जो अतिम सर्वविरोधसारभूत महाविरोध, अपरिमित-परिमित का, 
अन॑त सान्त का, नित्य-अनित्य का, व्यापऊ-अव्यापक का, अपरिंणा मी-परिणामी का, 
निराकार-साकार का, निर्गुण सगुण का, एक-अनेक का, चेतन-जड़ का, निष्किय- 
सक्रिय का, विषयी-विषय का, पुरुष-प्रकृति का, मे-यह का, है, इन दोनो के बीच 
में जो तात्विक वास्तविक सबंध “न?-कार का है, उस की भावना करने से, इस 
“न को इन दोनो के साथ लगा देने से, जो महामत्र, महावाक्य, देख पढ़ने 
लगता है, उस से, इस महाविरोध की महाशान्ति, इन इन्द्रों का महा-समन्वय, 
सिद्ध हो जाता है | इस का दिगूदुर्शन पहिले किया गया है। 'मै-यह-नहीं 'हूँ)!- 
इस सम्पूर्ण पारमार्थिक दृष्टि मे निश्कियता है; यह देश, काल, क्रिया, से अतीत 
है, परे है, पर देश, काल, क्रिया, सच्च इस के भीतर हैं। “सर्व सववेत्र सर्वदा ॥?? 

'मै? है, इस मे कोई विवाद हो नहीं सकता; किसी को यह सदेह नहीं होता 
कि मै हूँ या नहीं हूँ, 

नदि कश्चित्‌ संदिग्धे 5हं वा न 5हं वा इृति | ( भागमतीं ) 

इन्द्रियाँ अपने अपने विषय की वस्तुओं की प्रमाण हैं। पर इन्द्रियों का 
प्रमाण क्या है ? “यानि इद्रियाणि प्रत्यन्षसाधनानि तानि स्वयम्‌ एवडप्रत्यक्षाणि |? 
(चरक० )।निन इन्द्रियों से प्रमाणडात्मक प्रत्यक्ष होता है वे स्वयं अप्रत्यक्ष है। किसी 
आँख ने अपने को नहीं देखा | किसी कान ने अपने को नहीं सुना । किसी नाक, 
जीम, हाथ ने अपने को नही सूँत्रा, चीखा, छूआ । यह जो वस्तु मेरे सामने हे, 
इस को "मै? कान से, हाथ से, आँख से, जीम से, नाक से, सुनता हूँ, छूता हूँ, 
देखता हूँ, चीखता हूँ, सेबता हूँ | ये मेरी पॉच इन्द्रियाँ इस वस्तु की सत्ता और 
गुणों की प्रमाण हैं। पर ये इन्द्रियाँ हैं--इस का क्या प्रमाण ? में? उन का 
अनुभव कर रहा हूँ, इस के सिवाय और कोई प्रमाण, इन की सत्ता का, नहीं। 
जैसे दीपक अपने को भी दिखाता है और दूसरी वस्तुओं को भी, वेसे श्रात्मा 
स्वतःप्रमाण, स्वयंसिद्ध, स्ववभू हो कर, सब्र “अन्य? प्रमाणादिकों का प्रमाण है । 

सर्वप्रमाणसत्तानां प्रसाणं॑ जहम्‌ एव हि । 

तथा, 'मैे” अजर अमर अनादि अनन्त अखंड निराकार निर्विशेष स्वयसिद्ध 

है। इस का अपलाप न कभी हुआ, न हो सकता है। "मे! के आदि अत का 


, रैरण "में! ही सब प्रमाणो का प्रमाण; इस का कभी अपलाप नहीं. [ सम्‌० 


अनुभव कभी किसी को नहीं हुआ । यदि हुआ्ना, तो अनुभव करने वाला,भी तो 
मे! ही हुआ; उस आदि के पहिले "मै! रह, और उस अन्त के पीछे भी 
मे! ही है। की ' 

संविदो व्यभिचारस्तु न उनुभुतो5स्ति कहिंचित; 

यदि तस्या$पि अनुभवः, तहिं भय॑ येन साक्षिणा | 

अनुभूत:, सः एवाउन्र शिष्ट: संविद्व पुः स्वयम्र्‌ । ( देवी भागवत्त ) 

सो अखंड 'में? सब्र अनन्त सम्भावनीय खण्डरूप “यहों? का, एक साथ, 
युगपत्‌ , संसेधन भी और निषेषन भी, अनुध्यान भी अ्रपध्यान भी, अ्रध्यारोपण 
भी अपरोपण भी, ऊरीकार भी दूरीकार भी, करता है। श्रखणड "मे? के लिये तो 
यह सम्भव है। पर खण्डरूप “यह? के लिये, “यह की दृष्टि से, होना और न होना, 
भाव और अभाव, जन्म और मरण, दोनो बात एक साथ नही हो सकती | क्रम से 
होती है । इसी क्रम की आवश्यकता का नाम माया है। या मा?, जो 'नहीं--है', 
नहीं भी और है भी । 'मै-(मे से अन्य ८) यह-नहीं-हूँ,? यह सवित्‌ ही परमात्मा 
है। सब अनन्त भूत-वर्तमान-भविष्य ( शअ्रर्थात्‌ कालत्रय का ) संसार, अर्थात्‌ 
यह' पदार्थ का ससरण, असंख्य योनियों, शरीरों, उपाधियों, “यहों?, का जन्म- 
मरण, इस मे सवंदा वर्तमान ही है। पीछे-यहॉ-आगे (अर्थात्‌ देशत्रय ) की 
सब बस्त यहाँ ही हैं | सर्व सर्वत्र सर्वदा। प्रत्यक्ष ही 'मै! से सत्र है। "मे? बिना 
कुछ नहीं है। सन्न क्रिया अहण-त्यजन-आवरत्तन ( क्रियात्रयथ ) इस निष्क्रिय 
मै! में है। मै? निष्किय है।|“यहः की आविर्भाव-तिरोभाव-रूपिणी अनन्त 
क्रिया, श्राभास-मात्र, माया-मात्र, यह? के स्वरूप के कारण, उस के परिमितत्व 
की, ख॑डत्व की, आवश्यकता के कारण, देख पड़ती है । 
नै-यह-शरीर-नहीं-हुं; मै? इस से अलग हूँ, मिन्‍न हूँ; इस शरीर के जन्म 

से पहिले भी 'मै? था, इस के मरण के पीछे भी "मे! हूँगा, इस समय भी यह 
कर्थचित्‌ 'मेराः हो, पर "मै? नहीं हे; यद्यपि व्यवहार ऐसा हो रहा है मानो 'मै- 
यही-हूें? । अच्छा, तो जिस जीव को यह बोध है, कि "में यह” ( शरीर, और 
ममता-द्वारा इस से सम्बद्ध सकल जगत्‌ ) "नहीं हें”, उस जीव की चेतना मे, 
भूत-भविष्य-वर्तमान तीनो काल मे 'यहः का निषेध है, और साथ ही, इस वर्त- 


७. प्रणव० ] “यह? सच्च 'मेरेः, 'मै? के, भीतर हे, मे! इस के भीतर नहीं. ३२१९ 


मान काल में “यह! से 'मे! के सयोग का, और इस लिये यह? के आमासिक 
अस्तित्व का अनुभव भी हो रहा है। जिस वस्तु का निषेध करते हैं, उस के अस्तित्व 
की संभावना कर के ही तो उस का अनस्तित्व वस्त॒ुतः कहेंगे | चेतन के लिये आलाप- 
अपलाप, प्रसेधन-निषेधन, साथ ही होते हैँ । “इस स्थान पर मेरे सामने पुष्प नहीं 
हेः--ऐसे विचारने कहने के लिये आवश्यक है कि पुष्प की संभावना भी की 
जाय और निषेध भी, अ्रध्यारोप भी और अपवाद भी, चेतन मे दोनो युगपत्‌ है; 
क्रियातीत कालातीत देशातीत है, पर पुष्प की दृष्टि से एक बेर पुष्प उत्पन्न 
होगा, दूसरी बेर नष्ट होगा; क्रम से, स्थान मे, क्रिया-द्वारा । ऐसे ही, शरीर की 
व्यावहारिक अपूर्य दृष्टि से शरीर जन्मते हैं और मरते हैं, पर आत्मा की 
पारमार्थिक संपूर्ण त्रिकालातीत त्रिदेशातीत दृष्टि से, सदा, कभी भी, “नहीं-हैं? । 
क्रमरूपी काल ही मिथ्या है, शुज्त्य है, स्वप्त है, मेरे भीतर है, 'मै” इस के भीतर 
नहीं हूं--यह ठीक ठीक पहिचानने से निष्क्रिय सक्रिय का समन्वय होता है । 

बात थोड़ी है । सीधी सादी है। इतनी सीधी सादी कि शीघ्र विश्वास नहीं 
होता कि, मै-यह-नही?, इन तीन अति साधारण शब्दों मे ससार की सृष्टि-स्थिति- 
लय का रहस्थ रक्खा होगा । प्यास लगने पर पानी की बहुमूल्यता जान पड़ती 
है। गला दबने और श्वास रुकने पर वायु मे श्रद्धा उत्पन्न होती है | “अ्रति परि- 
चयाद्‌ अवज्ञा” | सुलभ पदार्थ मे आस्था नहीं होती | स्थात्‌ इसी विचार से 
प्राचीन दयामय बृद्धो ने, सब कुछ कह कर भी कुछ नहीं कहा । अंतिम रहस्य 
को संध्या-भाषा? मे, प्रढेलिका के ऐसा, छिपा दिया है । जिस मे सच्चा खोजी, 
सच्ची लगन वाला, खूब भूखा प्यासा हो कर, उस को अत मे स्वय दूँढ निकाले, 
और तभी पूरा सनन्‍्तोष पावे | पास तो उसे पहुचा दिया है। प्रथम पुरुष के 
शब्दों मे कह दिया है। अब उत्तम पुरुष के शब्दों मे वह स्वय अनुवाद कर ले, 
आर पुरुषोत्तम हो जाय | माता ने बच्चे के आगे भोजन की सामग्री रख दी; 
खाय और अपने शरीर में जीय॑ करे, यह उस का काम है | 

“अस्ति ब्रह्म' 'इति चेद्‌ वेद, परोक्ष क्ञानम्‌ एवं तत॥ 
'अस्मि ब्रह्म इत्ति चेद वेद, साक्षात्कार: चद्‌ उच्यते । 
इस 'सध्या भाषा? के उदाहरण कुछ देखिये | 


३३० आधे छोक मे सब कुछ कह दिया [ सम० 


किम, केन द्वव्येण, कर्थ जञानामि च॑ 5खिलें--- 
इति एवं चिंत्यमानाय मुकुंदाय महात्मने, 
इलोकाधन तया प्रोक्त॑, भगवत्या 5खिलाथीद॑ं, 
'सर्वे खलु इृदस्‌ एव5हं न अन्यद्भस्ति सनातनम | 
'अभहम्‌ एवं डस पूर्व तु, न उन्यत्‌ किंचित्‌', नगाधिप | | (देवी भागवत) 
“अहं-.हृद ( अन्यत्‌ सर्व )--न”?, यही अखिलड्थ का देने वाला है, 
सब अर्थित, प्रार्थित, आंकांक्षित, उत्तरों का, शंकाश्रों के समाधानो का, देने 
वाला है। 
पहिले कहा कि विष्णु-भागवत मे शंका उठा कर काम चलाने 
को, कह दिया कि, यह भगवान्‌ की माया, नय से, तके-न्याय से, विरुद्ध चलती 
है। पर फिर घुमा फिरा कर, स्थान स्थान पर इशारा संकेत किया है, उस परम 
न्याय का, जो साधारण पशञ्चाउ्वयव न्याय से तके से, अनुमान से, परे है, और 
इन सब्र का मूल भी है। 
'भद्दम्‌ एव,न मत्तः उन्यद्‌?-हति बुछ्धयध्चवम्‌ अज्सा(भाग ०१ १-१३ १-२४) 
अहमेवाससेवाश्रे नाउ5न्यद्‌ यत्‌ सदसत्परस्‌ | 
परचाद्‌ अहं यद्‌ एतत्‌ च थः अव्रशिष्येत सश्भस्मि अहस्‌ । (२-९-३२) 
अहमेवासमेचाग्रे नउन्‍्यत्‌ किंच आंतर बहिः | ( ६-७५-४७ ) 
“अहं-अन्यत्‌-नः । 'एतत्‌? के निषेध के पीछे जो बच जाय सो 'मे! अहम! 
हूँ । मै में ही हे । अपरिमित में, में से इतर, भिन्न, अन्यत्‌, कुछ भी, यह या 
यह या यह, अनत असख्य दृश्यभूत, विषयभूत, परिमित, पदार्थ नहीं हूँ? । इस 
में किस को विवाद हो सकता है ! 
सः 5ये ते उमिहितः, तात |, भगवान्‌ विश्वभावनः 
समासेनः हरेः न उन्यत्‌, अन्यस्मात्‌ सद्सच्‌ू च यत्‌ | (२-७-५०) 
आत्मा अनानमत्युपलक्षणः | ( ३-५०२३ ) 
अहं-नाना-नः यह जो मति है वही आत्मा है। 
तद्‌ ब्रह्म तद्‌ हेतुः अनन्यद्‌ एकस्‌ | ( ६-७-३० ) 
त्व॑ ब्रह्म पूण'*अविकार भननन्‍यद्‌ अन्यत्‌ | ( ८०१२-०७ ) 


७ प्रशव० ] “व? से "एतत्‌? उमीपतर शे३े ३ 


पुरुष यद्रू पं अनिद यथा | ( १०-२-४२ ) 
अनिद॑ पघिंदां । ( २-२-२७ ) 
पुरुष का स्वरूप, स्वभाव, अनिद॑?, 'इदं न, 'एतत्‌ न! है। 
इति एवं अनिद्‌ रूप ब्रह्मणः प्रतिपादितम; 
निर्नाम्न: तस्य'नास एतत्‌ सत्य सत्यस्‌ इति श्रुतम्‌ । 
( भनुभूतिप्रकाशसारोद्धार ) 

उस नाम रहित सर्व-नामा परम पदार्थ का सच्चा नाम यही “अनिदः है । 

इृद-बुद्धिः तु बाह्यार्थ हि, अह-बुछ्धि; तथाआत्मनि । 

इद्सर्थ शरीरे तु, या 5हम्‌ इति उदिता सति 

सा महाआरांतिः एव स्यथात्‌, अतस्मिस्तदूप्रहत्वतः । 

तस्मात्‌ चिह्रुप- एवं आत्मा 5हंबुद्ेः अर्थ: ईरित५ 
भचिद्गुप॑ इदंजुदेंः भनात्म एवं 5थ ईरितः। ( सूतसंहिता ) 

“इद? यह? बाह्य है, विषय है, अचित्‌ है, जड है, दृश्य है, शरीर है, 
अनात्मा है| 'अह? 'मै?, चित्‌ है, चेतन है, आत्मा है। 'इद? शरीर को "मे 
सममना--यही महा भ्राति है, अविद्या है। पर आवश्यक है | और “क्रम-शः? 
अ्रविद्या के पीछे विद्या, 'इद? को 'मे-न! समझना, "मै? को 'अनि्द! समभतना, 
“यह-नही-हें? समकझना--यही विद्या है। और इस विद्या का भी उपजना आवश्यक 
है । यह दोनो आवश्यकता ही माया-शक्ति का स्वरुप है। 

उपलब्ध वेदात के ग्रन्थों मे, इस सम्बन्ध मे, “इद! शब्द का ही प्रयोग 
अधिक मिलता है, 'एतत्‌? का प्रायः नही । पर 'एतत्‌? कुछ अधिक उपयुक्त 
जान पता है। वेयाकरणो का छोक है, 

इदुसः तु सन्निकृष्ट, समीपतरवरत्ति च एत्तदुः रूप॑, 
अद्सः तु विग्रकृष्ट' तव्‌ इति परोक्षे विज्ञानीयात्‌ । 

'तत्‌? शब्द या प्रयोग ऐसी वस्तु के लिये होता है जो ऑंख की ओबद मे 
हो, परोक्ष हो; 'अद॒”, थोडी दूर वाली के लिये, 'इदं? पास की वस्तु के लिये; 
“एुतत्‌?, जो बहुत पास हो उस के लिये | इस हेतु से शरीर के लिये, उपाधि के 
लिये, 'इद? से 'एतत? कुछ अ्रधिक अच्छा जान पडता है| (एतत? का पुल्लिग) 


३३२ “मन्‌ तन्‌ शुदम्‌, तू जॉ शुदी” .[ सम» 


“एप: अं.” (किसी ने पुकारा कि, कौन हौ, कहाँ हौ, तो ' उत्तर में) मै यह हूँ”? 
कुछ अधिक सहज पढ़ता है, ( इदं 5) “श्रयं अह? से | ( हिंदी भाषा में इद्म्‌ 
ओर एतत्‌ के ऐसे दो बिवेकी शब्द नहीं देख पड़ते ) | 'अहम्‌ एतत? के अनतर, 
दूसरी काष्टा की एकता का भाव, मम एतत्‌? है। अह-ता से अव्यवहित ही मम- 
ता है। जिस अविद्या का घना भाव अहंता है, उसी का कुछ पतला, तरल 
भाव, ममता है | जिस वस्तु मे 'अहं? सर्वथा मझ्न हो गया, भीन गया, वह तो 
अहम्मय शरीर हो गया। "मे! चल रहा हूँ, "में? बोल रहा हूँ, 'मे! खा, पी, 
जाग, सो, उठ, बैठ, रहा हें । साधारण जन ऐसा ही कहते हैं | ऐसा नही |क, 
मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैरर, ऐसा ऐसा काम कर रहा है | 

मन्‌ तू शुदस, तू मन्‌' छुदी, 

सन्‌ तन शुदस्‌ , तू जाँ छुदी, 

ता कस न गोयदू बाद भ्ज्ञ ई, 

सन्‌ दीगरस, तू दीगरी । 

(मै तू हुआ, व्‌ मै हुई, 

मै जा हुआ, तू तन हुई; 

अब तोन कोई कह सके- 

मैं दूसरा, तू दूसरी | ) 
ख,.. जिस समय "में? की और “यह” शरीर की एकता का भाव, आग्रह, श्रमि- 

निवेश, कुछ इलका हो जाता है, और दोनो के भेद का भान कुछ होने लगता 
है, उस समय "मेरा? शरीर, हाथ, पैर, इत्यादि का प्रयोग होने लगता है। जिस 
बस्तु मे 'अह! “मे” की सत्ता सस्पृष्ट है, छूई है, पर निम्न नहीं है, उस के 
लिये 'मम? 'मेरा? का प्रयोग होता है | इस से भी आगे बढ़ कर "मेरा? ( शरीर ) 
का भी प्रयोग छूट जाता है । यथा भारतवर्ष में कोई संन्यासी ऐसा कहते देख 
पड़ते हैं, कि, 'यह शरीर इतने वर्ष का है, श्रमक देश में जन्मा है, स्वस्थ है, 
अस्वस्थ है, श्रमुक रोग से पीढ़ित है, इत्यादि | 
मम-इति बचध्यते जंतुः, न सम-इति विम्रुच्यते । 
धरा? कहा, और बंधन मे पढ़ा; 'मेरा नहीं? और बंधन से छूथ । 


७, प्रणब० ] विद्यते इति विद्यते? ३३२ 


यह तो ठीक है ही, पर निर्‌-“अहं?-कारिता एक गुना और अधिक मुक्ति के 
सनिक्ृष्ट है, निर-ममः-ता की अपेक्षा से | ' 
भहंकारविमूद्ात्मा कर्ताइदहमिति मन्यते । ( गीता ) 
शरीर मे अ्रह-भाव रखने वाला जीव, अपने को ८ जीवात्मा को ) कर्ता 
मानता है, यद्यपि समग्र क्रियाश्रों का निष्किय कर्त्ता एक परमात्मा ही है, 
'कारणं कारणाना”? | अनत-द्व द्वात्मक उत्पत्ति-लय-रूप क्रिया-प्रतिक्रियाओं का 
समूह, यह भूत-भवदू-मविष्य संसार, उस 'मै? परमात्मा की एकरस घारणा मे, 
ध्यान मे, अखएड अनवरत एका5कार ज्ञान में, भावना, चित्‌ , सँवित्‌ मे, एक 
साथ ही विहित भी और निषिद्ध भी हो कर सदा निहित है। परिमित दृष्टि से 
क्रमशः आविर्भाव तिरोमाव की माया अनुभूत होती है, और परिमित कारण 
परिमित कार्यों की शहुला-परम्परा का भान होता है | सवित्‌ शब्द का अर्थ है, 
विद्यते स च सर्वस्मिन, स्व तस्सिंइच विय्यते, 
तस्मात्‌ संविदिति प्रोक्तो महान्‌ ये चुद्धिमत्तरेः । ( वायुपुराण ) 
परमात्मा की प्रकृति, स्वभाव, का किंचित्‌ फाफी रूप व्यज्ञन ही, महान 
आत्मा, महत्त्व बुद्धितत्त्व, सामूहिक बुद्धि, बुद्धिसमष्टि, सर्वदेशकालद्रव्य मे व्याप्त, 
व्यापक बुद्धि ( अंग्रेजी मे 'यूनिवरसलू माइड”, 'कलेक्टिव इंटेलिजेंस,” फारसी मे 
“अकलि-कुल” ) को संवित्‌ इस लिये कहते हैं कि, इस मे सब कुछ, भूत-वर्तमान- 
भविष्य, पश्चात्‌-इह-अग्रे; विद्यमान है, और सब कुछ में यह विद्यमान है । 
“अचैतन्य न विद्यते”, चेतना बिना कुछ नहीं है | जो है, वह विद्यमान, 'विद्यते;; 
जो जाना जाय वह विद्यमान, 'विद्यते? , विद्‌ घाठ के दोनो अ्र्थ। ठीक ही ; 
तत््वतः दोनो अर्थ एक ही बात हैं; जो हे, सो ही जाना जाता है; जो जाना जाता 
है, सो ही है। जो नहीं है, वह जाना नहीं जाता ; जो जाना नहीं जाता, वह 
नहीं है। इस सवित्‌ का नाम चितृ भी है , 
(स्वसंचयनाव्‌ चित्‌ स्थात्‌, चेतन्यं, चेतना, चितिः ॥ 
प्रारनग्धः संचिताद्‌ अंशः चिर्च इति अभिधीयते । 
चित्तस्य घमः स्मरणं, संचितस्मरणात्‌ क्रमात्‌ । 
क्रमेण व्यंजनं चित्ते अव्यक्तस्थ, स्मरणं भवरेत्‌ ; 


३३४ 'सर्ब-सचयनात्‌ चितिः! | [ सम० 


यद्‌ हि प्रत्यमिजानाति, चेतति, स्मरतीति वा ।) 
सब असख्य अनन्त भूत-मवदू-भविष्य भावों, शानो, कर्मो का संचय इस मे 
सदा भरा है, इस लिये इस का नाम 'चित्‌?, चिति, चेतन्य, चेतना । इस संचित 
की समष्टि मे से किसी एक अंश का, जो अवच्छित्न, परिमित, देश-काल मे 
आरम्भ हो कर चेश्टा कर रहा है, व्यक्त हो रहा है, उस का नाम “चित्त | चित्त 
का धर्म 'स्मरणः | जो सदा क्रम रहित हो कर संचित है, उस को अश्रनंत असंख्य 
अशों मे विभक्त कर के, ( माया से ), एक एक , कर के, क्रम से उलठना, जैसे 
पुस्तक के पत्र उलठ उलट कर देखे जाते हैं वैसे देखना, अनुभव मे लाना, यही 
स्मरण । अव्यक्त समष्टि का चित्त मे क्रमशः व्यक्तीमवन, व्यज्जन, ही स्मरण 
है। 'स्मरतिः, 'चेततिः, “चेतयतिः, 'प्रत्यमिजानातिः यह सब, 'पर्यायरप्राय है। 
हिन्दी मे भी “चेत करो? का अर्थ याद करो? है। चित्‌ के व्यज्जन का स्थान, 
अपरिमित चिति शक्ति की एक परिमित व्यक्ति, चित्त | अस्तु | 
जैसे भागइत मे घधुमा फिर कर इशारे से शंक्रा का समाधान किया है, 
वैसे ही विषषु पुराण मे । हे 
अह हरिः सब -इदं जनादनः 
न5न्यत्‌ ततः कारण-कार्य-जातसू--- 
' इंडक मनः यस्य, न तस्थ भूयः 
भवोद्धवाः ढुंद्गगदा: भवंति । ( वि० पु० १०२२-२६ ) 
धअहँ ( जनादनः )--इृदं (-- एतत्‌ , अन्यत्‌ सर्व कारण-कार्य-जातं )--न' 
इन्ही तीन शब्दों पर ध्यान जमाना चाहिये। “श्रहं इद-नः ऐसा जिस का मन. 
बुद्धि, भाव, हो गया, उस को सासारिक दव-छ के रोग नहीं सताते। श्लोक का 
अन्वय और अर्थ दूसरे प्रकारों से भी -किया जा सकता है ; पर उन से कोई 
विषेश अर्थ की सिद्धि नहीं होती | 
योगवासिष्ठ मे भी कहा है, 
अकिचिन्मान्नविन्मान्न भस्मि अहं गगनाद भणु।-- 


इंति या शाशवत्ती बुद्धिः न सा- संसारबंधनी । 
( यो० वा०, निर्वाण-प्र० 2 


री 
डी 


७. प्रणव ] सत्र कारक, सब्न विभक्ति, इसी मे ३३५ 


अह-अ-किचित्‌?, अर्थात्‌ 'अह-[किंचित्‌ू>) एततू-न?, यह बुद्धि, यह भावना, 
ससार के ब्धन से मुक्ति देती है। 
पुःः पुनः ऐसे श्लोक मिलते है, यथा, 
अविच्छिन्नचिद्‌ व्मा एकः पुमान्‌ भस्ति इृह “न-इतरत! ; 
स्वसकल्पवशाद्‌ बद्ध:, निःसंकल्पः च मुच्यते । 
( सुध्ुक्ष भ्र०, १ सगे ) 
( अ्रविच्छिन्नचिदात्मा एकः ) पुमान्‌ ( >श्र॒हं )--इतरत्‌ ( आत्मनः 
अन्यत्‌ - एतत्‌ )--न । 
भागवत के पहिले ही छोक़ मे चित्‌ और जड़ का, आत्मा और अनात्मा 
का, विषयी ओर बिषय का, विरोध दिखाने के लिये 'इतरत्‌? शब्द का प्रयोग 
किया है। ये दोनो एक दूसरे से “इतरः हैं, श्रन्य हैं। मे” का इतर “यह”, 'यहः 
का इतर 'में? । 
जन्मादि अग्य यत; इन्वयाद्‌ इतरतः | ( भागवत ) 
जन्मादि अस्य दृश्यस्य यतः इतरतः, दृश्याद्‌ यः इतर; श्रन्यः तत:, पुरुषतः, 
अनु श्रयात्‌ । सार्वविभक्तिकस्तसिल । यतः, इस लिये कहा कि सच्च॒“विभक्तियों? 
का काम, प्रथमा से सप्तमी तक का, इस से निकल जाता है | और श्रात्मा, 'मैः, 
सब तरह से “यह? का कारक है; कारण है। कर्ता भी, कार्य ( कर्म ) भी, करण 
भी , सम्प्रदान, अपादान, सम्बंध, अ्रधिकरण भी, निमित्त, सहकारि, समवायि, 
इत्यादि सभी । 
यस्मिद्‌, यतो, येन च, यस्य, यस्मे, थं, यः, यया ऊुरुते, कार्यते च, 
5... परअबरेषां परमं, प्राक्‌ प्रसिद्ध, तद्‌ ब्रह्म, तद्‌ हेतु अनू-अन्यद' एक। 
( भागवत, ६-४*३० :) 
यस्मिन्‌, यस्य च, यस्माच्‌ च, यस्मै, येन शव, य॑ तथा, 
यश्च इदं च, पर३ 5ल्‍माच्‌ च, तस्मै सत्तात्मने नमः | 
जिस मे यह सब है, जिस का यह सत्र है, जिस मे से यह सन्न है, जिस के 
लिये यह सब है, जिस से यह सच्न हे, जिस को यह सब है, जो यह सब है, जो इस 
सब से परे भी हैं, उस सर्वात्मा 'में! को नमस्कार हे। यह सार्वविभक्तिक सबंध 


॥।]क्‍ 


३३६ सब प्रकार के सम्बन्ध इसी में [ सम० 


संसार का, 'यह? का, 'में? से ही बनता है, 'मे? के सिवाय और किसी से चनता 
ही नहीं । प्रत्यक्ष ही 'मे? ही, 'यह? का निषेध करता हुआ, सर्वात्मा है, परमात्मा 
है। कारक-विभक्तियो से जितने प्रकार के सम्बन्ध, 'मे? और 'यह? के, सूचित 
होते हैं, उन मे से एक एक को ले कर, उसी पर अधिक जोर देने से, एक एक, 
अलग अलग, दाशनिकवाद बन गये है। 
सुबचंला-श्वेतकेतु-संवाद ( महाभारत, शांतिपवं, अ० १२४ ) में भी, गोल 

शब्दों मे, ऐसा ही संकेत किया हे । सुवचेला ने शंका किया कि पर पदार्थ 
अचित्य है, ऐसा पुराने लोग कहते हैं, फिर इस विषय की चर्चा व्यर्थ है। तो 
श्वेतकेतु ने कहा, नही, 

बेदगर््य पर झुछधं, इति सत्या परा श्रतिः: ' 

च्याहत्या “न-एनत्‌“( ७ एतद”) इत्याह, व्युपलिंगे च वत्तते । 

साधनस्य उपदेशात्‌ च, हि उपायस्य च सूचनात , 

डपलक्षणयोगेन, व्यावृत्त्या च प्रदर्शनात, 

वेद्‌गस्यः परः शुद्ध: इति मे घीयते मति:। 

अध्यात्सध्यानसभूत॑, भभृतं, भूतवत्‌ स्फुटम , 

ज्ञानं पिद्धि, शुभशचारे |; तेन यांति परां गतिम्‌। 

यदि मे घ्याहतं गुह्यं, श्रतं, नो वा, त्वया, झुभे |, 

तथ्य इति एव वा, छुद्धे |, शञानं, ज्ञानविछोचने ! 

परमपदार्थ, शुद्ध, परमात्मा, वेदगम्य है। श्रुति ने, उस का स्वरूप 

“्त-एनत्‌ (८ एतत्‌ ,” ऐसी व्याहति से एतत्‌ का विधि-निषेघ साथ ही कर के 
स्वतो-ज्याहत संसार के रूप से, एतत्‌ की व्यावृत्ति से, कहा है | इस परम पदार्थ 
का साक्षात्‌ इद्रियग्राह्म लिंग वा लक्षण मिलता नहीं । निजन्ोधेकगम्य, स्व-लक्षण, 
स्व-प्रमाण, स्व-्पत्यक्ष, स्वय-सिद्ध है । “विज्ञातारं अरे केन विजानीयात्‌” 
जानने वाले को किसी दूसरे, किसी श्रन्य लिग के द्वारा,कैसे जाने १ जानने वाला 
ही अपने आप को भी, दूसरो को भी, जानता है । दूसरों के द्वारा आप नहीं जाना 
जाता, प्रत्युत दूसरों के निषेध प्रतिषेध द्वारा जाना जाता है | इस लिये साहात 
लिग वा लक्षय से नहीं, किठु वि-वर्त रूप, उलठटे, वि-रुद्ध, वि-उप-लिंग से. 


७. महा० ] अन:अन्य? का अर्थ - रे३७ 


उप-लक्षण से, जाना ज़ाता दे । में? क्या हूँ ! वनस्पति, मणे, आदि स्थाबर 
उद्धिज हूँ ! नहीं | स्वेदज | नहीं। अंडज १ नहीं। पिडज-! “नहीं। 'न-इतिः 
निति नेति? | इत्यादि । इस-परम पदार्थ, परमात्मा, के बोध से परा गति, परमा 
शारति, प्राप्त होती है | इस-से इस को अचित्य कह के छोड़ नहीं देना चाहिये । 
यह मै ने,ठम से गुह्य, गुप्त, रहस्य बात कही; तुम ने पहिचाना कि नहीं १० 
गीता में भी पुनः पुनः संकेत किया है । 
महात््मान$ तु मां, पार्थ !, देदीं प्रकृतिम आभाशिताः, - 
भजंति 'अनन्य-मनस३3; ज्ञात्वा भूतादिसू भव्ययस्‌ )- .., 
अनन्या2 चित्र्य॑तः माँ, ये जनाः पर्यपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां, योगक्षेस चहामि भहं | , - 
“धअनन्‍्य'-चेताः सतत यश सां! स्मरति नित्यपक्ार पे 
तस्थ भह सुलमः, पाथ |, भक्‍त्या दभ्यस्तु अनन्यया । 
भक्‍त्या तु अनन्यया शक्‍्यः 'अहई एचंचेथः, भजुन ! 
ज्ञातुं, हर्ष व तत्वेन, भरे च, परंचप ! 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मय सन्यस्य, मत्परा३, 
अनन्येन! एवं योगेन मां ध्यायंतः उपासते 
तेषां जहंँ सम्लुद्धर्ता सवामि न चिरात्‌ ( नहझ्लु )। 
आत्म*संस्थं मनः इृत्वा, 'नःकिचिद्‌” अपि चिंतयेत्‌। (' गीता ) 
च्योम त्यकृत्वा “मद*-भारोहः 'न-किचिद? भपि चितयेत्‌ । 
हे (साग० ११-१४-४४) 
जो महात्मा जीव, मेरी .दैवी प्रकृति, अप्रमेय शक्ति, का आसरा कर के, 
मुझ को सब भूतों महाभूतों का श्रव्यय अ्रनादि आदि कारण मान कर, “अनन्य? 
चित्त हो कर, दूसरे और ( अपर ) किसी को मन में न रख कर, अुमे भजते हैं, 
“अनन्य? योग से सदा मेरी चितना उपासना ध्यान-घारणा करते हैं, मुझ में, मे? 
मे, मन का नित्य अभियोग , किये रहते हैं, सदा मेरी याद बनाये रहते हैं, 
में उन का योगन-क्षेम साधता हूँ, उन का उद्धार करता हैँ.(है) | अप्राप्त वस्ठु का 
पाना, योग; प्राप्त की रक्षा, क्ञेम | 
करे. 


ले 
4, 


है 'धते-अस्यत? का अंथे “ [ सम० 


३ 


भक्ति पक्ष मे, यह सब बात श्री कृष्ण के (“विश्व वेपु; सकलेसुदिस्ेलिधान”) 
सकते सौदये' के निंधिभूत 'लोकातिशंयी शरोर में ही 'लगा दी जा “सकती है। 
पर जिन जीवों को इतने से ही संतोष न हो, मंक्ति के आन॑न्द के सिवाय॑, हेतुयुक्त 
युक्तियुक्त, विस्पष्ट ज्ञान की, शांति की' गंभीर बोध 'के स्थिरता की, भी खोज हो 
€न के लिये, शंनपक्ष मे, इन श्लोकों की अंथ यों लगेगा कि “मां, अहम, 
आत्मान॑, अनू-अन्य-मनस', अहम-- अ्रर्नह८ ) अन्यत्‌-न इति 'अविशिष्ट- 
शश्वत-अखंड-एकरंस-बोधबन्त+, पयुगरसते, 'भजंति, मॉँवयति, अनुभर्तनति, 
अर्थात्‌, जो जन मुझ को, "में! को, में? के' स्वरूप को, 'मे ' (से)-अन्य-नहीं! 
में ही', ऐसा जानते है, और 'सदा इसी भाव की' मौनना चिन्तना करते 
हैं, उन का इस योगाम्यात से, उत्तम क्षेम'वह 'मे! ही सम्पन्न कर देता है। श्रोर 
भी गीता में कह्य है के 
मत्तः परवरं न अन्यव! 'किंचिंद्‌ अर्ति, घन गय 
सयि सं 'इृद' प्रोतं सूत्ने मेंणिंग गाः ईंव ॥ 
उपनिषदों मे भी ऐसे ही शब्द कहे है... .. . ४ 
यन्न न इन्यत्‌ पश्चथंति, न उन्यत श्थगोति, ,. 
इन्यद्‌ विज्ञानाति, सः सूमा। ( छांदोग्य ) 
न उन्यदः जात्मन:5पश्यत्‌ | स-ईक्षांचक्रे, सत्‌ जन्यत्‌ न -अस्ति -(*** 
अथ जतः जादेश*», नेति नेति, नहि एस्मादू-हति न'इति अन्यत्‌ पर अआ्त। 
२ के (बृहदारण्यक) 
भअह! पुव सुख न उन्यव', अन्यत्‌ चेत्‌ नेत्र तत्‌ सुख 
। , (घराहोपनिषत्‌, २-०) 
यावँत न उत्वर्थते संत्या बुद्धि: 'न-एँतद्‌ू-भैह; यया 
- 'ं-पएूततू-सेस 'इति विज्ञाय, क्षः से अधितिष्ठते । 
..._ (चरक,' शारीर स्थान, १-१५३) 
“सो 5हं एच न सेडन्यों 5स्ति थः एवं अभिमनन्‍यते 
मन्यते सम$5न्यो5स्ति येन चेतोडंस्मि अचेतन 


४. महा० ] , महाभारत में कूटः श्लोक ३३९ 


जहं एवं न सेजन्यो5स्ति न प्रदुदवशानुगः |... 
( म० भा० अनु० आ० १६८ ) 

इन सब वाक्‍्यों मे, मे? “यह! (दूसरा, अन्य) 'नहीं?---ये ही शब्द मुख्य हैं । 

योगसूत्र और भाष्य मे, जिन मे बौद्ध दर्शन के बहुत से विचार और साकेतिक 
शब्द मिलते हैं, 'सत्त्वपुरुष5न्यतारुवाति! अथवा 'विवेक॒ुर्याति? की अवस्था को 
काष्ठा को, कैवल्यप्राय;कृद्दा है । इस ख्याति का हो रूपांतर धर्मम्रेष समाधि है । 
यह,शब्द बौद्ध संप्रदाय का है। 'सत्त (अर्थात्‌ तदुपलक्षित मूलप्रकृतिं) और 
पुरुष की परस्पर “अन्यता? की रूयाति, शान! यही अखड एकरस बोध है', “मैं-यह- 
नहीं? । मै? और “यह? का जो न-कारात्मक,.निषेधात्मक , परस्पर:अ्न्येता-आत्मक 
संबंध है, और यह? की परिमितता के हेतु से जो ऋम? की अनिवार्यता है, उसी से सच्र 
अवातर नियम कहिये,घर्म कहिये, कायदा कानून कहिये, संसार को सृष्टि-स्थिति-लय 
के उत्पन्न होते हैं | (इस की सूचना “प्रणव की कहानी? मे की गई है) । इसी से 
“घर्मान्‌ मेहति??, संसारनियमान्‌ शञापयति । योगसूत्र, “प्रातिमाद्वा सर्वे?, का भी 
कुछ ऐसा ही आशय जान पड़ता है। "मे-यहं-नहीं . ( हूँ.), श्रात्मा अपने से 
श्रन्य वस्तु अनात्मा नहीं है--सीधी वात है, जिस मे किसी को भी कोई आपत्ति 
विरोध, शंका, प्रत्यवस्थान, प्र॒त्याखयान, नहीं हो सकता । इतनी ,सीधी कि त्वरा 
करने वाले को इस मे कोई विशेष अर्थ ही नही देख पड़ेगा । तौ भो “ अखिलडथद? 
है, सत्र अर्थ देने वालो, है । 

१ या तो प्रतिलिपियों लिखने वालों, के प्रभाद झोर बोधभाव से इन 
श्लोकों के शब्द बदल गये है, या व्यास जी ने इस को बुद्धिपूर्वक 'कूट” बनाया है। 
ऐसा ही एक अद्भुत सूत्र, गौतमीय न्याय-सूत्र मे है, “श्रन्यत्‌ अरन्यस्मात्‌ अनन्य- 
त्वात्‌ अनन्यत्‌ इति अन्यता (5१) भाव? (२-२-३१); _वात्स्यायन ने इस का 
भाष्य तो किया ही; है;..पर उस से अपने को संत्रोष नहीं होता, थहं भी नहीं 
निश्चय, कि अक्षर गोतम के ही हैं, या बदल गये; , जो कुछ हो , अपने को तो 
यही अर्थ लगता, है कि, “आत्मा, मै, अन्य से आत्मेतर से, अन्य है, भिन्‍न है 
अन-अन्य होने से ही झत्य है, ,इस रीति से अन्यता का, _श्र्थात्‌ आम्मेतर 
पदाथों का, भाव मी है,अमाव भी ?! |. ' 


2 कर ॥ हू दू 


३४० अविशिश् बुद्धिवृत्ति का अर्थ [ सम० 


योग आष्य में लिखा है- ४ ३ 
: न पातारूं, न च विचरं गिरीणां,,.., 
ने एवं अंधकार, कुक्षय: न उदधोनां 
युहा यस्यां निहित ब्रह्म शाख्रतं, 
बुद्धिवत्ति अविशिश्टं कंचयः वेदयते | 
वह गुहा जिस मे संनातन ब्रह्म छिपा है, पाताल मे नहीं है, पर्व॑तों कौ 
कंदराओं मे नहीं हे, घोर अंधकार मे नहीं है, समुद्रों की गंहिरी कोखों मे नहीं है। 
वह हृदय-गुद् अविशिश बुद्धि-वत्ति ही है; “ विशेष”-ज्ञान नहीं है, 'मे-यह-नहीं' 
€ में, में ही, में से अन्य किचित्‌ नहीं ), इत्याकारक शान-सामान्य” ही है। 
, + यह विशिष्ट? विशेषहीन बुद्धिदत्ति वही अहं-एतन:न? रूपिणी संवितू है। 
सब “अनहं? पदार्थों का, अनात्मरूपी, एतद्‌-रूपी, दृश्य-रूपी, विषय-रूंपी, विशेष 
विशेष अ्रसंख्य पदार्थों का, एक़ साथ ,ही, सामान्य-वाचक सर्वसंग्राहक 'एतत! 
ब्द में संग्रह कर के, न? शब्द से निषेघ करने वाली, विशेषरहित बुद्धि है । 
पूर्व उद्धृत योगवासिष्ठ के श्लोक की “शाश्वती बुद्धि” यही है | काल पे 
अतीत है। सब काल इस के उदर के भीतर है | जब इस से कोई परिवत्तेन, कोई 
परिणाम, कोई अदल बदल होता दी नहीं, तो काल के परे, शाश्वती, हुईं ही | 
क्रमनन्रय-समाश्रय-व्यतिकरेण, या संततं 
क्रम-तन्रित्य-लंघनं विदृधती, विभाति उच्चके 
क्रमैकव पु: अक्रसंप्रकंंति: एवं, या शोभते,' 
करोमि ह॒दि तां हं सगवतीं' परां संविदम । 
काश्मीर शैव संम्पदाय के, जिस के अभिनवगुप्त प्रसिद्ध आचार्य और अंथकर्ता 
हो गये हैं, 'शानगर्भ” नामक एक अंथ का यह श्लोक है । इस सम्प्रदाय के दर्शन 
. को “त्रिकः दर्शन भी कहते हैं | 'इस श्लोक का अर्थ भी इसी श्रविशिष्टा शाथवती 
क्रमड्तीत संवित्‌ के सहारे से ही लग सकता है'। भूत-वर्तमान-भविष्य-रूप 
क्रम-तंय का घारण और उलट पुलट कर के भी जो सदा तीनो क्रमो का लंबन 
करती हुईं, क्रमरहित, अखंड निश्चल सदा “वर्तमानस्वरूप शोभती है,-जित की 
प्रकृति, स्वभाव, वास्तविक रूप अ-क्रम है, क्रम$्भाव है, पर जिस का वाह्यरूप 


७. महा० ] मोक्ष कहीं दूर नहीं, चित्त की अवस्था ही ३४४६, , 


बाह्य वषु, शरीर, क्रम ही है, ऐसो परा संविद्रूपिणी भगवती का में हृदय मे 
ध्यान आवाहन घारण करता हैं । “अक्रमप्रकृति”? एकरस, अखंड, अत एड 
क्रमहीन स्वभाव वाली वही संवित्‌ , परमात्मा है। पर उस.का शरीर, उस का वपु, 
उस का श्राविर्भाव-तिरोभाव, आविष्कार तिरोधान, व्यंजन, -व्यक्तीकरण, उस का 
वि-अंजक अंग, हाथ-पैर, यह क्रममय संसार ही है। ,, . , , 

न नाकपृष्ठे, न महेद्गधिष्ण्ये, रसातले नैव, न नागछोके, , ..;/* 

, न पचताओं, न :सम्लुद्नगत्ते, न वाउश्सिद्धिषु; भनिदं हि मोक्ष: | 

न सोक्षो नमस: पृष्ठ, न पाताले, न भवलके ५ 

,. -  सर्वाशासंक्षये-चेत:क्षयः मोक्ष३ इति श्रत्तेप । , 

« इत्यादि श्लोकों का भी संकेत वही है । स्व की पीठ पर, महँद्र ,के महल 
मे, भूतल मे, पाताल मे, रसातल मे, नागलोक मे, पर्वत के ऊँचे, शिखर पर, 
समुद्र के गहिरे गते मे, आठ सिद्धियों मे भी, मोक्ष नहीं है, आत्मा अनिदम? 
“मै-यह-नहीं?---यह पहिचानना,ही मोक्ष है । क्रमात्मक, मेदअ्रमात्मक, चित्त मे, 
चेतस मे, क्रमात्मक आशा इच्छा का क्षय हो जाना; निष्क्रमता का, निष्कियता 
का, बोध हो जाना; क्रमात्मक शञान-इच्छा-क्रिया सब श्रम है, ऐसा बोघ हो कर 
चित्त का क्षय हो जाना श्रहंकारात्मक आशा, इच्छा, आरम्म, कर्तृत्वमाव, आदि 
का बंद हो जाना; अमेद भाव का, श्रर्थात्‌ जो कुछ है सब एक पसमात्मा की 
प्रकृति ही है, इस भाव का, उदय होना--यही मोक्ष है । _ 

उत्तस पुरुष 

ऊपर कहा कि “श्रस्ति ब्रह्म? 'त्रह्म है, यह शान परोडक्ष ही है। इस से संतोष 
नहीं होगा । “अस्मि ब्रह्म?, ब्रह्म हूँ, यह शान अपरोक्ष है; संतोष देगा। “आत्मा- 
अनात्मा-नहीं! । बात ठीक है, पर अपने से दूर है। इस वाक्य का अनुवाद, 
प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष के शब्दों मे करना होगा | जब तक प्रथम पुरुष का 
प्रयोग होता है तब तक श्रर्थ दूर रहता है | अपने पास नहीं आता | अपने गले 
के नीचे नहीं उतरता। अपनी देह मे उस का रस नहीं भीनता | वह? 'तत्‌? 
अपने से, में! से, दूर है, -समभ में नहीं आता | किसी सूफी ने कहा हे, 


३४२ प्रथम, मध्यम, और उत्तम पुरुष [ सम० 
'. 'ग़ायब जो ही खदो ले, आस है उस को हू! को; «. «' 
'.) अनानियत हैं. जिस में; मौका नहीं है' तू! कों। 

जो जीव, जो रूंहं, खुदा से, ' आम से, गायब हो, और मे हों, श्राई् मे, 
पे में हो, छिंपी हो, दूर हो, जिस मे परायापने, ग़ेर्रियंत, नफ़िसानियंत हो, निंत से 
खुदा परमात्मा छिपा हो, उस के लिए हू, 'बह,“तंत शब्द की कहना, प्रथम 
पुरुष का, सीगे-ग़ायब का, प्रयोग 'करनो, ठीक हैं, ठेचित है"! परे जिस मे 
अनानियत?, “अपंनापन?, 'मे-पर्न), 'आंत्मेता? उत्पन्न 'हो गई है, जिस मे यह 
बोध जाग गया है कि "में? ही परमात्मा हैं', उंसकें लिये 'तृ” कहने का भी 
अवसर नहीं है, मध्यम पुरुष, 'तत्‌ त्व” भी दूंर पडता हे, वह? प्रथंम_ पुरुष तो 
शार्यब! ही हो गया, ' मे! ही "में! रह गया" सर शार्यन व सौगें ढांज्िर या 
मुखातिंय दोनो गायब हो करें " सीगे 'मुंतेंकेल्लिंम हो रहें गया। प्रेम पुरुष और 
संध्यंम पुरुष दोनो उत्तम मे लीने' हो गये | '  ' « '' 

दूसरे सूफी ने इसी अंथ की, कोमल भी' श्ौरं प्रौढ़े भी विनोद के सीथ 
उत्तमंतें से कहीं है. /. * . ' दि 


लि 


ज़ाहिदे गुमराह के मे कित तरह हमरोह हैं; ' 
वह कहैं अंछांह हैं, औ में कहूँ अल्लाह हैँ । 
करान में भी कहा है, हर है 
इजञ्नि अनहांहु ला इलांहा इलली अना। ' 

जिस का अक्षुरशः अनुवाद यह पूर्वोक्त भागवत का श्लोकार् है 

अहम्‌ एवं न मत्तः उन्यत्‌। 
बाइबले मे भी अक्रंशः यही कहा है 
“आंद, इंचन आई, ऐस दी लांडि, ऐंड विधाइड मी देयर इज़ नो सिवियर । 
"०“भाह ऐसे गोर्ड, ऐंड देयर इृज़ नन््‌ प्ब्से ॥? (इंशाया, अ० ४३, ४५, ४ ६) 


५ 


ले 


९ ८९ए९)१,], 77 ॥76 .00, 970 ,06५/0€ ॥ पीशा8& 4970 982४0 
[पा (00, 3॥0 प्रौध्वाट् ॥5 र्चिता० टिष्ट 2897, शक), ०75, 42,44 46 
नपवियर शब्द का अर्थ है रक्षक; बाइबल के इंस वाक्य का. वही श्र्थ दै जो 
गीता में, उपनिषदों मे, लुद्धदेव के उपदेशों में, पुनः पुनः कहा है, कि आंत, 


७. -महा० ] (व्याकरण का) उत्तम पुरुष? ही (गीता का) 'पुरुषोत्तम”!.. ३४३ 


मे, अना! 'आइः 6 त्‌ घ्न्ला? लय! प्‌ ला?, नो! भेः के 
सित्रा कोई दूसरा खुदा, गाड, नहीं है, मै के सिवा और ( अपर, अन्ये )- कुछ, 
नहीं ( हूँ और है )। | अप 
गीता में कहा हे, | कं 
| ही इसौ ,पुरुषो लोके, क्षरः च भक्षर: एव च; ,_ पु 
| क्षरः सर्वाणि भूत्तानि, कछूटस्थः भ्रक्षरः उच्चते । थक 
-.. उत्तमः पुरुषः तु भन्यः, परमात्मा इृति उदाहतः, ; | 
यः छोकत्रयूं आाविश्य ब्लिभत्ति अव्ययः ईंइवरः । 
- थस्मात:क्षरं भत्तीतः 5ह. भ्क्षरात्‌ क्षपि चु उत्तम), -- - । 
स्मि छोके, चेदे च, प्रथितः वुरुषोत्तम:। - - * ५ 
विष्णु पुराय में कहा हे 
विष्णो: स्वरूपात्‌ परत: हि, तेष्न्ये रूपे, प्रधान पुरुषश्च; विप्र ! 
चक्र, अर्थात्‌ प्रकृति की स॒व नश्वर विक्ृतियाँ, "नाना? रूप, प्रतिज्नण परिणाप्री, 
परिवर्त्ती, सक्तिय, संसरमाण, अस्थिर;- तृथा अक्षर, भर्थात्‌ सदा स्थिर, निष्क्रिय, 
कूटस्थ, अविकारी, एकरूप, प्रत्यग-आत्मा, अनादिप्रवाइवती प्रकृति से प्रत्यक 
उलटे खींचा हुआ, प्रत्याहत, अलगाया हुआ, उस का प्रतिद्वन्द्दी, विरोधी 
दोनों से श्रतीत और उत्तम । क्षर से तो अतीत, स्पष्ट ही; अक्षर से मी उत्तम, 
श्र्थात्‌ , शून्यव॒त्‌ 'केवल? नहीं, अहम्मीन्न नहीं, प्रत्युत समस्त चछुरों को अपने 
भीतर ले कर निषेघता हुआ अक्तर, एतत्‌-न” कहता हुआ अहं”'केवल?; मूलग्रकृति 
और पत्यगात्मा का समाह्षर, परमात्मा | 'एतत्‌? हुआ चक्र, प्रकृति। अह? 
हुआ कूटस्थ, अक्षर), प्रत्यगात्मा | 'एएतत्‌ न! ऐसा समझता बूकता ( सम्बुध्य- 
मान, बुध्यमान ) 'अह?, 'अइं'-एतत्‌-न? इति संपूर्ण-सवित-स्वरूप अह? जो हे 
वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। बिना इस उत्तम पुरुष 'में? की, पुरुषोत्तम की 
श रण लिये, बिना मे भे पुरुषोत्तम की भावना किये, बिना अपने को पुरुषोत्तम 


> 5 


कैः, ही, रक्षुक है, योगक्ेम का सम्पादक है, सब शोकों से मोक्ष देने वाला हे, 
सब देवताओं का देव है । 


रा सब फू से ; भू हल 5 
दे४४ अन्य भाषाओं में तीनो के नाम' ' [ सम० 


समुझे बूके, गेति'नहीं | प्रथम पुरुष से, मध्यमें पुरुष से, वहः से, 'ुमः से 
काम -नहीं चलते के | में! को' सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, “सर्जप्रेष्टट कर' के पहिचानना 
( भत्यभिज्ञान करना ) होगा | तभी कल्याण होगा, भय जायगा, अमरता मिलैगी 
झर्थात्‌ यह स्वृति लब्ध होगी, याद आ जायगी, “कि' मैं! तो सद्ा 
श्रमर है ही, हूँ ही । “ ब्रह्मैंव सन्‌ ब्रह्म भवति?” | सूफियों ने भी 
कहा है, ४ अलूआना कमा काना ” जो हमेंशां था सो अब 
भी हैं? | सूफियों की इस्तिलाह अर्थात्‌ सांकेतिक शब्दों मे, परमात्मा 
को ऐनि-मुरक्न या खुदा-इ-मुरकब' प्रत्यगात्मां को 'ऐनि-सुजरंद या ,खु 
मुजरंद, और जीवात्मा को एऐशि-मुश्नय्यन कहेंगे। अहियत'वहदियत, और 
वाहिदियत-ये नाम मी, इन तीन के, सिंलसिलेवार,' कहे'जाते हैं | अग्रेजी मे 
इन्हीं को ऋमश३, यूनिवर्सलू सेल्फ़', 'ऐजस्ट्रीकट सेल्फ'; और “इंडिविजुअल्‌ सेल्फ' 
कहेंगे | 'अरेबी मे, (१) ला बशर्ति शै', ( २) बंशत्ति ला शै', (३) 
नशर्चि शै? ५ सस्क्ृत मे, ( १ ) अनिर्देश्य, ( ९) न इद्म्‌ इंति' निर्देश्य, ( ३ ) 
हृदम इति निर्देश्य; अंग्रेज्जी मे, ( १ ) ट्रानसेंडेंट, या ऐब्सोल्युट, ( २-) 'भन्‌ 
कनूंडिशंड! या 'अन्‌-लिमिठेड', ( ३ )“कंडिशंड', लिमिटेड; 'रेलेटिव', भो 
ये ही त्तीन मांव है । ' 


अनेंत-दंद्व-विरो ध-परिहार । 


“सब ददध', दो-दो, जोढ़ा-जोड़ा के असखेय, अनंत, विरोध, इस संवित्‌ के भीतर 
हैं। सब का सैम॑न्वय, मेल, समझौता, वैर-परिहार, सब्र भ्राश्चर् भी, इस के भीतर है। 
/ थस्सिन्‌ विरुद्ध-गतयः हि, अनिशं पतंति, * 
विद्यादेयः, विविधशक्तयः, भाजु दूव्या, 
खत ब्रह्म विश्वभव एक भनंत्ं भायें, . 
आनंदसान्न अविकार भहं धंपये । ( भांगबत, ४-९-४६ | 
सर्गांदि थः अस्य अनुरुणद्धि शक्तिसिः 
द्वव्य-क्रिया-कारक-चेतनादिसिः 
तस्मे समुन्नद्ध-विरुद्ध-शक्तये 


७.'महा० ] “अकेले का मन नहीं लगा, तब दो बन गया? ३४३ 


नंसः परस्से पुरुषाय वेघले । ( ४-१७-२८ ) 
सती विचक्रसे विष्यवड स5शन5नशने उसे, 
यत्‌ भ्रविद्या च विद्या च, पुरुषः तु उभयाश्रयः । ( २-३०२० ) 
'मै-यह! > श्रविया, और “मैं) यह-नहीं? विद्या, दोनो अत्यन्त विरुद्ध 
भाव इस संवित्‌ मे प्रत्यक्ष ही हैं। अव्यक्तज्वध्या मे दोनो साथ हैं, युगपत्‌ हैं । 
व्यक्तब्वस्था मे क्रमश३, आनुपूर्व्या, पूर्व के अनु पीछें, अपर | अविद्या और विद्या, 
इन दो विरुद्ध शक्तियों के अवांतर भेद, सुखद दुःखद, जीवक मारक, विंकासक 
सकोचक, उत्कर्षक पातक, पोषक नाशक, इत्यादि विदद्ध गति वाली विविध 
शक्तियों के रूप मे जो हैं, वे सत्र भी अवश्य ही इस के भोतरे हैं । * 
जब ये दोनों परम विरुद्ध 'मे! और “न-मै! (८ यह), हूँ? और “नहीं ( हूँ ), 
इस के भीतर आ गये, तो कौन विरोधी जोदा बाहर रह सकता है १ अव्यक्त मे 
दोनो साथ, प्रत्यक्ष ही हैं। व्यक्त मे आनुपूर्व्या, ऋ्रेण, भी पत्यक्ष हो है। यही 
विरोध का परिहार समाहार है । संपुणं-दृश्या;युगपत्‌ निष्क्रिय अ्रव्यक्त; खंड-दश्या, 
क्रमशः सक्रिय व्यज्यमान व्यक्त । मन में हां नहीं एक साथ ; मुँह से एक बेर 
हा, दूसरी बेर नहीं। “अहं-एतत?, 'मै-यह?, यह आदिम पहिला जोढ़ा, पुरुष- 
प्रकृति का, पुमान:योषिता का ; विरुद्ध भी और अ्रन्योडन्यडध्यास से समान भी, 
विदश भी, सदश भी । जैसे दर्पण की मूर्ति और भूल, प्रतित्रिम्म और चिंच, 
वाम-दक्षिण । 
एकाकी नज्य्मत,आत्मान हू धाउपतयत्‌ , ततः पतिश्र पत्नी चडमवत्तां ( बृह० ) 
अकेले वह नहीं रमा, तब अपने को उसने दो कर डाला, पति और 
पत्नी हो गया । 
एतं संयद्वाम इति आचच्षते, एंतं सर्वाणि वामानि ( विदद्धानि रा हंद्वानि ) 
आविशति, एप उ वामणीः, एप हि -सर्वाणि वाघानि नयति, एव 3 भामगी 
'एप सवषु वैदेपु भाति | ( छा० ) 
इस का नाम 'संयद्वामः है | सब चाम, विरुद्ध, पदार्थ इस के भीतर बैठे हैं । 
!। तत्‌ एजति, ततू न एजति, तदू दूरे, तत्‌ उ अतिके 
तंत्‌ भंत्ः अस्य सर्वस्य, तत्‌ ठ सर्वेस्थ अस्य पंत: । ( ईश० ) 


२४६ 'असर्य विरोधी जोड़े उस एक ही. में - -- : [सम० 


वह चलता मी है, नहीं भी चलता है, दूर भी है,, पांस.भी,-सब के भीतर, 
सब के बाहर । ॥ 
$ अणो:भ्णीयान्‌ महतः महीयान्‌ । 
आसोन; दूर अजंति, शयानः याति सदेतः, 
_कः त॑. सदामर्द देव॑ सद॒न्‍्यः छ्ातुस्‌ झहेति ?-( कठ ) - 

' छोटे से। छोटा, बड़े से बढ़ाड, ठहरा हुआ भी दूर -दूर, चल रहा है; सोया 
हुआ भी: सब जगह घृम् रहा है। इस “मे! और “ने! (-अनात्मा, एतत्‌ ) 
दोनो, को अपने भीतर रखने' वाले देव को,'मै? से '्न्य!,,.मे के सिवाय दूसरा, 

कौन जान सकता है १, , हि 
असुथूढ: अनणुः, मध्यम: जमध्यमः, ध्यापद:: व्यापक ३, हरि; आदिः कनादिः 
अविद्वव:विईद॑, न्गुंणः सगुणः इति। तुरीय॑ भततुरीयं, आत्मानं ,भनात्सानं, उम्र 
भ्नुअं, | चीर अवीर॑,,मद्ठांत भमहांतृं, विष्णु अविष्णु,, चल॑त॑ भचलंत॑, स्ृत्तोमुर्| 
श्रसवंतोझुखं, द्वति । , ( नृसिद्दतापनी: उप० ) 
गर्भीकृतमद्वाकल्पः निमेषः क्षतौ; डदाहतः;- ; 
आक्रान्तेकक्पेनअज्ेन न संत्यक्ता निसेषता; , 
» णक्कुवे्न एवं संसाररच्ां कत्ततां गत; 
कुर्घन, एव महाकस, न,करोरति एुवं किचन | 
| .._ (योग वा०, निनप्र०, पु्वांधे क्र० ३६ ) 

“ न्‌ स्थूल है; न अण॒; मध्यम भी हे और आये, पीछे, भी;, व्यापक भी है 
और परिमित भी; आदि भी और अनादि सी; विश्व भी और अविश्व भी; 
निशुंथ भी सगुण भी; जाग्रतू स्वप्न सुषुप्ति से परे भी,और उन मे अनुस्यूत भी, 
आत्मा भी-अनात्मा भी; उप भी नम्न भी; वीर भी, भीर भी; बड़ा भी छोद भी; 
विष्यु भी, सब मे व्याप्त, सब को सीये हुए, बाघे हुए, 'ज्ि-सिनोतिः, और अ-विषूु 
भी; चलता भी स्थिर भी, अनादि अनंत परवाह से बहता हुआ भी और कूट्स्थ 
स्थिर भी;. सब ओर देखता भी, सब से झूँह फेरे भी--सिवा “मै? के और फोन 

ऐसा , सर्व-शक्ति-शाली विरुद्ध-शक्ति-वाला है, जो आत्मघात भी कर सकता श्रौर 
करता है, और :आत्मघारण -आत्मोज्जीवन भी ! यह में ही ऐसा निमेष है जिस के 


७. महं।5 ] बौदूधों और जैनों को संम्बाद ३४७ 
भीतर 'महाकल्प मरा पढ़ा हैं, जो चुप पढ़ी है पर सब संसारस्वप्न की रचना कर 
रहा है। | 
बौद्ध दाशंनिकों ने भी यहीं बातें कही हैं, 
_न स्वतः, न5पि परतः, न द्वास्यो, नडपि अहैतुनों, 
उत्पक्नाः जांचु विच्यंते भांवांः कंचन केचेन । 
( शांतिदेव, बोधिंचर्यावर्तार ) 
' अनिरोध॑, अजुत्पादें, भजुच्छेदं, अशाध्चंत॑, 
भनेकेंडथ, अनानांथ, अंनागर्स! कनिर्गस॑ । 
( नांगाज्ञुन, सांध्यमिक-कारिके। ) 
जैन स्यांद्वादियों का प्रसिद्ध संत्रभंगी-न्याय भी यही चीज है, स्याद' अस्ति 
स्थांत्‌ न ञ्रस्ति, स्यांत्‌'अस्ति च॑ नडस्ति च, स्थोर्त अवरक्तव्यः, स्थात्‌ अस्ति च 
अवक्तव्य;, स्यात्‌ नउस्ति चं3वक्तव्यः स्थादस्ति च नइस्ति चच्वक्तव्यः | वेदान्त 
का अनिर्वंचनीय” ही जैनी अवक्तव्य” है।. 
यदि जिशासु ने, जैसा ऊपरें कहा, प्रेथम पुरुष का ओनुवाद उत्तम पुरुष के 
शब्दों मे कर लिया है, तो उस को प्रत्यक्ष हो संब विरोध और उन्र का 'परिह्र 
अपने भीतर अनुभूत होगा। भें यह हूँ?, देर पीछे 'मे यह नहीं हूँ? १ 
जिस वस्तु से पहिले राग करता हूँ, उसी से पीछे दर घ करता हैँ | जिस पर काम 
करता हूँ उसी पंर क्रोध | जिस में सुख मानता हूँ, उसी मे दुःख । पंहिले हों 
कहता हूँ, फिर नहीं | पहिले जागरण, फिर निद्रां। पंहिले'जन्मे, फिर मरेण | 
पहिले बंध, फिरं मोक्ष । विकास, स्कोच | इईहा, उपरम। ब्युत्थान, निरोध | 
सृष्टि, लंय । संचर, प्रतिसंचरं | आरोह, अवौरोह। उपचय, अपचय । वृद्धि 
छ्षुय | संयोग, वियोग । इत्यादि अनंत, द6.। राग के बाद दव घ होनी, प्रवृत्ति के 
बाद निवत्ति होना, आवश्यक इस लिये है कि मे? तत्त्वत, चस्तुंतः सचमुच 
अमे?, ननमेग, अनह?, 'श्रनावमा? तो है नहीं | इस लिये मे यह! 
पी राग, आभासमात्र, स्वये विशीय हो जाता ऐ, श्रौर द्वषे कें, वेशग्यं के 
रूप मे परिणत होता है । 
इद्ों कां समन्वय क्या है? ईन का पुनः पुन; अभ्यास, फिर फिर 


श्श्८ संसार-चक्र का अनुवर्त्तन करो [-समृ० 


अनंत वार होना । पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरण । प्र्ृत्ति और निदृत्ति की अलुदृत्ति। 
एक यह 'ही! नहीं, किठु यह 'भी? और इस का उलदा “भी? | 
एवं अवत्तितं चक्र नडजुवत्तेयति इृह य, ..- : ३ 30 कद 
अधायुः इंद्वयारामः, मोघं, पार्थ , सः जीवति ।, ( गीता ) 
इस अनवरत अनादि अनंत पौनः-पुन्य का ही प्रत्यक्ष स्वरूप, संसार का, 
संसरण का, जंगम जगत्‌ का,- चक्र है। ( रेखागणित का ) बृत्त, गोल, चक्र, 
अत्यक्ष ही अनादि, अनन्त, भ्रनवरत, अखड हैं । और संसार की सब गति 
'चक्रवत्‌ अमण है, भ्रम है| निष्क्रिय पदार्थ का सक्रिय भासना, अ्मना, भ्रम ही 
है, आभास ही, मिथ्या ही, घोखा ही, माया ही, है। प्रथ्वी, चन्द्र, सूर्य, सब ग्रह, 
तारा, विविध प्रकार से चक्कर खा रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, भ्रम रहे हैं, भ्रमण कर 
रहे हैं | दिन-रात, पड़ ऋतु, उचरायण-दक्षिणायन, यौवन-जरा, स्वास्थ्य-रोग,सभी | 
सुखस्य 5नंतरं दुःख, दुःखस्य उनंतरं सुखं।.“# 0.  - 
जातस्य हि भ्रुवः झत्यु;, भ्रुवं जन्म टउतस्य च । इत्यादि। |, 
जय इराश इतिहास, जितने शाज् हैं, उन सब के विचारणीय विषयभूत 
द्ब्यों और भावों का इतिहास, इसी भ्रम का, इसी, चक्र का, उदाहरण है। इसी 
सेकहा हैकि, . - प.. , .,, 
'इंतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपच्च हयेत्‌ । 
जैसे एक व्यक्ति का ज़न्म, इंदि, क्षय,, मरण होता है, वैसे ही एक कुल का, 
डक वंश का, एक ग्रोत्र का, एक जाति, का, एक समुदाय का, एक समाज का, 
एक राष्ट्र का, एक महाराष्ट्र का। और भी । बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ मिल 
कर एक महा-जाति बन, जाती है; फिर महाजाति बिखर कर बहुत सी छोटी छोटी 
जातियों छिनन मिन्‍न हो जाती हैं; बहुत से छोटे छोटे राज्य एक मे मिल कर 
एक साम्राज्य बन जाता है; फिर वह बिगड़ कर, छोटे छोटे राज्य हो णाते हैं । 
एक से अनेक, अनेक से एक | यथा भारतवर्ष के इतिहास मे थुधिष्ठिर से पहिले 
ओऔर पीछे; चंद्रगुतत और अशोक से पहिले और पीछे; हर्षवर्धन से पहिले और 
पौछे; समुद्र गुप्त से पहिले और पीछे; मुगल राजाओं से पहिले और पीछे; तथा पश्चिम 
से, पारसीक, मिश्रदेशीय, ग्रीस, रोम, मक्‌दूनिया ( सिकन्दर ) आदि के साम्राज्य 


७, महा० ] वहिम्ुंख ओर अन्तमुंख * ३४९ 


के पहिले ओर पीछे । बीज से चृक्न, वृक्ष से बीज] एक से अनेक, अनेक से 
एक | जो कया एक मानव व्यक्ति, वा कुल, समाज, आदि की, वही कथा ब्रह्म 
के अंडों, ब्रह्माए्डों, पृथ्वी, चद्रमा, मगल, बुध, बृहस्पति, आदि ग्रहों, सूर्य, 
अग्रस्त्य, सप्तर्षि आदि तारों, तथा सौरसंप्रदायों, और अनतानंत « ऋत्षों और 
श्तुसंप्रदायों और ब्रह्माडसमूहों, विराटों और महाविराटों, की है। 
यदा भूतएधरभाव॑ एक्स्थ अनुपश्यति , 
! तत्त5 एंच च विस्तारं, ब्रह्म सम्पयते तदा | ( गीता ) 
यह सब आवागमन की अनादि अन॑त परम्परा, खंड दृष्टि से, व्यवहार 
दृष्टि से, 'मे-यह” और “यह-नहीं? के दो हुकढ़ों की अलग-अलग दृष्टि से, क्रम-मद 
प्रतीत होती है । जभी इस से चित्त खिन्‍न होता है, जमी यह आवागमन उस को 
असहाय भार सा जान पढने लगता है, जमी वह इस से घबराता है, तमी उस 
चित्त के पीछे जो द्रष्टा है, चित्‌ है, प्रत्यगात्मा परमात्मा है, जिस मे असख्य 
चित्त, चेतित यह”, “जीवात्मा', मन, अतःकरण, भरे पढ़े हैं, वह, सम्पूर्य- दृष्टि से, 
परमार्थ दृष्टि से, 'मै-यह-नहीं ( हूँ )!? की एकरस एकाकार निर्विशेष दृष्टि से, इस 
सब अनत चक्र और भ्रम को अपने मीतर बंद, समाप्र, लोन, शात, देखता 
है। “शेते च सर्वम्‌ आपीय”, सब्र को पी कर सोता है। ' 
परांचि खानि च्यतृणत्‌ खयम्भू :, ड़ ! 
तस्मात्‌ पराड पत्ययति, न इन्‍्तरात्मन्‌ , 
कश्निद्‌ धीरः भत्यगरात्मानं ऐक्षत्‌ 
जआातृत्तचछ्ुः अस्ततत्वं इच्छन्‌ू । ( कठ उप० ) 
स्यभू ने, आत्मा ने, अपने लिये जो इन्द्रियोँ बनाई, उन को चाहर की 
ओर फोड़ निकाला ; इस लिये बाहर को ओर, पराक्‌ वस्तु को, अपने से अन्य 
और बाह्य माने हुए दृश्य को, देखता है। जब थक कर, घीर हो कर, भीतर की 
ओर आँख फेरता है, तब अपने को, प्रत्यक्‌ वस्ठु को, आत्मा को, देखता है । 
ससार की किसी वस्तु के वृहत्‌ परिमाण से ही जीव को भयभीत नहीं होना 
चाहिये। दीर्घ विचार से इस को स्थिर करना चाहिये कि संसार की छोटी से 
छोटी और बडी से बढ़ी वस्ठ, जो कुछ भी दृश्य है, विषय है, अथवा सुख और 


हे३० अनन्त कोटि ब्र्ष और योजन “मेरे! चित्त के भीतर... [.सम० 


!ख के असख्य प्रकारों का अनुभव है--समी चित्त की, अंतःकरण की,.वृत्तियों 
ही है.। बात प्रत्यक्ष है | 
यदि आप. कहते'हौ एक घंटा?, तो अवश्य एक,प्रंग का ज़ो कुछ,अर्थ है 
इतना काल, इतना समय, वह आप -के. चित्त मे है,, आप की चित्त की वृति है 
आप का चित्त तदाकार हो रहा, है । यदि .'एक -वर्ष', तो भी वही दशा है । 
यदि 'दस वर्ष”, तो भी । यदि "सौ वर्षः--तो क्या अब आप को संदेह होने 
लगा १ मेरी आय तो इतनी नहीं है, मेरे चित्त के भीतर ,सौ वर्ष कैसे आ 
-सकता है! और जब,लाख या कोटि वर्ष की /चर्चा की तब तो, यह सदेह बहुत दृढ 
हो जाता है |-तो क्या जन्न आप 'सी या लाख या कोटि वर्ष! कहते. हो, तो ये 
शब्द-आप-के मु ह- मे , अर्थ-रहित,हैं ! ऐसा नहीं | सअर्थ है| यही,कथा, णो 
काल के परिमाण की है, वही देश के परिमाण की-भी है, थ्रथा -एक हाथ 
एक कोस, एक योजन, ,एक सहख वा लाख जा कोटि, योजन;॥ एक-कोत 
एक योजन -आदि, सभी आप के शरीर के परिमाण से धअधिक ,हैं, .पर ये 
शब्द आप के'-मन, से बहुत ही .सर्ड्थ है। शरीर, के . कालझत 'देशइऋत 
अवच्छेद मे, ओर चित्त की वृत्ति; मे; समानता सहशता नहीं। अथवा, समदर्शिता 
के नियम से समानता,ही चाहिये, तो सम्रानता, भी आप को मिल, सकती..हैं | यह 
जो खगोल का अर्घ आप «चर्म के :चक्ु से देखते -हो, यह तो विस्तार में 
अनंत कोटि योजन है; इस ने अनंत कोटि ब्रह्माड, सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी 
नक्षत्र, तारा, पडे है; पर सब्र का सब, आप की आँख के एक श्रति 
सूक्षम भाग पर ,प्रतिविबित हो जाता है। छोटे से छोटे दर्पण मे भी। तो 
फिर चित्त; मे क्‍यों नही। प्रत्यक्ष हो चित्त, मन, अंतःकरण, .जीव भी, 
आत्मा के अभ्यास से “अणोः,अणीयान्‌ महतः महीयान?? , है । जन्न जीव, ,कोटि 
वर्ष या कोडि थोज्ञन का ध्यान करता. है, तो यह सब उस के भीतर ,आ, जाता है । 
जीव उस से बढ़ा हो जाता है। छोटे पदार्थ के ,लिये छोटा हो जाता है | छोग, 
। बढ़ा, दूर, पास, यह सब ही चित्त.के भाव हैं; इत्तियों हैं । , 
योग-वासिष्ट में क़ह्य ही हे, 
इमे सम्रद्गाः, गिरय;, अह्मांड/नि, जगन्ति हि, 


७. महा० ] यह सब ब्रह्माए्ड मेरे अंतःकरण के ही खरड हैं ३ेघ१ 


मम अंतःकरणस्थ एवं खंडाः बहिः इच स्थित: । 
ये पर्वत, समुद्र, ब्रह्माड, जगत्‌ , घूमते चक्‍्कर' खाते जोर 'सम्थदाय, ये सम 
मेरे अंतःकरण के ही खंड हैं, मानो बाहर'हो गये हैं; यह मानना 'मी मेरे अंतः 
करण 'का ही काय है ।' तथा'सभी सुत्र दुःख । 'इस को दृढ़ रूप से निश्चय 'कंर 
लेने पर यह वात त्पष्ट हो जायगी कि यह सब सखार, आत्मा को लीलामान्न है, 
नायक है; सुख को 'भी दुःख को 'भी' आत्मा अपने ऊपर अधघ्यारोप करता'है, 
दुःख में 'भी नाटक के रोद भयानक “बीमत्स 'करुण आदि रसों का इच्छापूर्वक 
आस्वादन करता है,'सुख में भी ४ गार, हास्य, वीर, 'अदूसुत आदि का, और 
सर्वोपरि शात का। क्‍योंकि संपूर्यदष्टि'से यह सन लीला, महाशिलासत्तावत्‌ , 
निश्चल है, निष्किय है | एक महाशिला में, अनत'मूर्चिया, एक साथ, अव्यक्त 
भरी पड़ी है; उन का उत्किरण क्रम से हो 'सकत्ता है । 
समदश्शिता का अर्थ यही है कि जो ही नियम, जो दी अ्रन्योडन्यमाव, जो ही 
अनुपांत वा निष्पत्ति, 'छोटे के जीवन का नियमन करते हैं वे “ही बड़े का | “यथा 
पिडे, तथा ब्रह्माडे” । यदि गुगन'अनत है तो भाजन भी | यदि महत्त्व, रुरुत्व, 
विशालत्व का अत नहीं, तो अगुत्व, लघुत्व, अल्पत्व का भो'अंत नहीं.। 
विद्या-विनय-संपन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, ५ 
झुनि च एवं, श्वपाके च, पं डिताः समदश्निः'। (गीता) 
प्रत्यक्ष है. कि इस का अर्थ यह तो हो ही नहों सकता कि हाथी और चोटी 
के परिमाण बराबर हैं, और सड़क पर चलने के लिये दोनो को तुल्य परिमाण 
का ही अवकाश मिलना चाहिये। इस का अर्थ थही' है कि ' आत्मा के नियम 
जनन मरण 'के, सुख दुःख के, जो एक में देख पढ़ते है, वे ही दूसरे मे भी । 
यावान्‌ अर्य॑ वे पुरुष:, यावत्या संस्थया मित+, " 
तावान्‌ भसौ अपि महापुरुषः लोकसंस्थया । (भागवत) 
जैसे एक पुरुष के शरीर मे अंगों का संस्थान है उसी के समान महाविराट पुरुष 
के शरीर मे विविध लोकों का संस्थान है | जैसे एक की उत्पत्ति, स्थिति, लय, पैसे 
दूसरे की | इतिहास मे, पुराण मे, मह्ाक्ाव्य में,हजारों लाखों वर्ष के क्रमिक इतिइृत्त 
णक साथ ही लिखे पढ़े हैं | उन के लिखने'वाले' महा'कवि के चित्त मे, स्मृति 


३७५२ निष्क्रम और सक्रम एक साथ ,, [ सम० 


मे, भी, सब उदंत।एक साथ ही परे हैं; अव्यक्त रूप, से | लिखने या पढ़ने वाला 
लिखने या, पढ़ने लगे, तो एक. एक को ,क्रम से ही लिखे-पढ़ेग़ा - लिखना पढ़ना 
बृद्‌ कर दे, तो (फिर ज्यों की त्यों निष्कमता और; अव्यक्तता हो जाती है| यह भी 
परिमित्‌ दृष्टि से ही,-निष्कमता और सक्रमता मे;क्रमिकता (अर्थात्‌, निष्कमता 
के बाद ,सक्रमता,, और सक्रमता, के बाद निष्कमता > देख पढ़ती हे। 
अपरिमित दृष्टि से दोनो, अव्यक्तावस्था, कारणावस्था, प्रसुप्तावस्था, निष्कमता, 
और, व्यक्तावस्था, कार्यावस्‍्था, जागरावस्था, सक्रमता, सब एकसाथ हैं |“ सूफ़ियों 
के सक्वेत मे, अव्यक्त,को निहाँ, (:तिरोमृत, छिपा ), बरातिन ( भीतरी ), खुफ्ता 
( प्रसु्त ); क़हदते, हैं, और -व्यक्त को अयोॉ ,( प्रकट, आविभतः), जाहिर 
( बाहरी ), बेदार ( जाग़ता ) | 'लहो? शब्द अरबी का है, इस का श्रथ लीला 
नाटक, खेल है; अलिफ़ | लगाने से महत्त्व का अर्थ ,उत्पन्‍्न होता है, जैसे 
#क़िब्र” का अर्थ-बढ़ा, तो अ्रकूबर, का अर्थ सब से बड़ा; इसी,तरह ,'लहो! 

अर्थ: लीला, तो “अल्लाह! का अथै, सब से बडा लीला करने वाला | 
अध्यारोप-अपवाद को तशबीह-तनज़्ीह, नि्ग॑ण-त्रह्म-को ज्ञाति ला-सिफात, सग्रुण 
को ज़ाति-बा-सिफ़ात, सत्‌-चिद-आनंदको बुजूद-नरुशुहदद,- नेति अथवा निषेष 
को इसक़ातुल-इशारत, सूक्ियों की इस्तिलाह मे कहते है। उपनिषदों में जगद्न- 
चयिता के लिये, इसी आशय से, 'पुराण, कवि? आदि नाम मिलते है । 
थः स्वात्मनि इृद निजसायया5पिंत॑, क्रचिदू विभातं, क्र च तत्‌ तिरोद्दितं,, 
अविद्ध दक साक्षी उभर तत्‌ इक्षते, स आत्ममूलः भ्रवतु माँ परात परः | (भा०) 

यह परम माझूवी लीलाशील परमात्मा 'मे', अपने स्व-भाव रूप संसार की 
व्य क्तावरथा और अव्यक्तावस्था दोनो का, विभात दशा और .त्रोहित दशा 
दोनो का, अविंडहक , अव्याहत अनवरत दृष्टि से, अपने भीतर ही, एक साथ ही 
अनुभव करता है |. , , , 
विरोधी द्वं-ढवों से संसार बना है, इस बात को क्रान ने भी पहिचाना है । 

५ मिन्‌.ख़लकुना कुल्के, शयीन्र ज़ौजैन। 

मे? ने, परमात्मा ने, अल्ला खुदा ने, सब चीज जोड़ा जोड़ा पैदा “की-हैं | 
( असबी मे अल्ला के कई नाम भी ऐसे दी विरुद्ध-शक्ति च्योतक-जोड़ा-जोड़ा कहे 


हा 


७. महा० ] घन और ऋण तुल्य, पूंजी शूत्य रे४रे 


हैं, जैसे रहमान-जब्बार अर्थात्‌ शंकर-रुद्र, हई-मुमीत अर्थात्‌ पालक-संहारक, 
मुज़िल-हादी अर्थात्‌ मायी-तारक, बंघदाता-मोक्षदाता, ग्रेरह )। और ये विरोधी 
एक दूसरे का नाश कर देते हैं, जैसे जोड़-घदाव, संकलन-व्यवकलन, गुणन- 
विभाजन, लहना-देना; और फल सदा शत्य, 'खं?, सिफर, जीरो, रह जाता है, 
जो परमात्मा का, अक्ष का, 'मे? का, स्वरूप है। :महाजन का कारखाना बढ़ा 
भारी है, ला-इंतिह्य है, अनत॑ है, अनगिनत आदमियों से अनगिनत पाना चुकाना 
है; पर जितना ही सच लहना है उतना ही सब देना है; दोनों का मीज़ान 
बरातर है] असली पूजञ्ञी 'कुछ-नही? है, अ-किचित?, 'एतन:नः, माया है । 
ओर 'जितने लहनेदार और देनदार हैं, वे स्र भी मिरे? ही रूपांतर हैं, 'में! ही हैं ! 
. विद्याँ च णविद्यां च, थः तद्‌ वेद्‌ उभय॑ं स ह, | 

अविद्यया झूत्य॑ तीत्वो, विद्यया 5झ्ूतं अइलुतते । 

सूर्ति 'व विनाश 'च, यस्तद्वेंदोंभर्य सह, 

विनाशेन झत्य' तीर्ववा, संभृत्याउम्तभशनुते । ( इंशोप० ) 

अविद्या को और विद्या को, दोनो को, जो एक साथ ( सह ) जानें, वह 
( सः ह ) अम्रत का स्वाद ले, अमर हो। 'मे-यह (शरीर हूं )), यही अविद्या। 
अनित्य, अशुचि, दुःखमय अनात्मा को, -हाड़ मास के पिंड को, “यह! 
को, नित्य, शुचि, सुखमय निराकार आत्मा, में, मान लेना--व 
अविद्या ' है; “अनित्यडशुचिदुःखड्नात्मतु नित्यशुचिसुखडात्मख्यातिः अविया 
( योगसूत्र )। 'मै ( यह नहीं हूँ), यही विद्या | “तदा द्रष्ठुः स्वररूपेड्व- 
स्थान”, “स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः”, ( योगसूत्र ) ; अपने स्व-रूप में प्रति- 
स्थित, प्रतिष्ठित, ढ़ रूप से स्थित, द्रश, चेतना, चिति शक्ति, “यह-नही-हूँ? ऐसे 
अपने रूप को पहिचानने पर ; अविद्या से मृत्यु का, नश्वंस्ता का, अनित्यता 
का, अनुभव हो कर, उस के पार जा कर, विद्या से नित्यता का, अमरता का 
अनुभव होता है। दोनो सह, एक साथ, युगपत्‌, इस महावाक्य से सूचित संवितू 
में विद्यमान है । यह! की संभूति, संभव, और उस का विनाश, दोनो इस मे 
सदा साथ हीमौजूद हैं। विनाश के द्वारा मृत्यु के पार पहुँचता है, “में! 
अनंत सत्ता के संवोग से, अध्यास से, एतत! मे, “यह? मे, जो अनंत आाविर्माव 
शेड 


श्धूड नित्य भी अ्रनित्य; अनित्य भी नित्य 7 «[ सम: 


तिरोभाव की संभूति/आ' गई है,:उस के द्वारा ,अमरत्व: का ,अनुभव॒ करता है 

अजन्मा, अजर, श्रमर तो,है ही, पर शरीरों, उपाप्रियों, के आविर्भाव-तिरोभाव 

के अनादि अन॑त प्रवाह के द्वातस विशेष रूप से, “विशेष प्रकार की,- अमरता क 

अनुमव करता है। ,. ,,  , # ३१: *' ,+५ '' 
अविप्रणाश४ सर्वेषां कमणास्‌ इति निंइचयः ;- 

'... कमजानि शरीरांणि, शरीरडाकृतबः तथा: | ; » # 
महाभूतानि नित्यानि, भूताधिपति-संश्रयात्‌ ६, : ही 
तेषां च नित्यसंचासः, न विनाशः चियुज्यंताम्‌ ! ( स०:भा० ). 

में”, विषयी, द्रष्ट,, आत्मा, ।प्रत्यगात्मा, प्रस्मात्मा, नित्य है।: अनात्मा 

आत्मेतेर, आत्मा से अन्यत्‌, 'यहः, विषय, दृश्य, अनित्य है । अनित्य तो है, पर 
नित्य आत्मा के ध्यान मे, अवधघारण में, संवित्‌, चित्‌ , बोध, शान, में है; इसी 
हेत से तो जो कुछ भी क्षणिक सत्ता का आभास उस में है सो है। यह! का उद्धा 
वन सभावन "मै? करता है, अपलाप के वास्ते | इतने ही उद्धावन से “यह 

सत्ता कां आभास आ जाता है, और अपलापं से असत्ता उस.में देख पड़ती है। 
पर यदि अ्रनित्य पदार्थ भी नित्य से छू, गुवा, तो उस में नित्यता का आमातत भी 
आर जायगा, जैसे ही सत्ता का । “नऊसतो विद्यते भावों, नडभावों विद्यते सृत:” | 
सत्‌ और, नित्य, एक ही वस्तु,एक हीं भाव । ,जहाँ सत्ता वहाँ ;नित्यता। 
जहाँ सताडामास तहाँ , नित्यवाअभास भी॥। इस .का _विवर्त भी ठीक है, कि 
जहाँ असत्ता और असत्ताडामात,, तहॉँ अनित्यता ,और अ्रनिश्यताशमास, भी | 
ऊपर देख चुके हैं कि, मे! और यह? से' परस्पर अन्योडन्य गुणों का श्रध्यातत 
हो जाता है। पर एक ही चीज नित्य भी अनित्य भी, श्रनित्य- भी नित्य .भी-: 
यह कैसे बने ? तो ऐसे बने ; 'अनत असंख्य आविर्भाव-तिरोभाव से | भूत- 
उचिपति आत्मा का ,संभ्रय होने से सत्र कर्म से .जनित शरीर, सब्र, शररीरों,के 
सू्म से सूह्रम आकार प्रकार, सब महाभूत, तत्व आदि, सभी नश्वर पदार्थ, भी 
अनश्वर हो जाते हैं, क्योंकि 'अहं-एतन्‌-न” इस महानोध मे, 'एतत्‌?,के असंख्य 
भेद रूप, ये समी सदा “वर्तमान हैं। भूत नहीं, सविष्य नहीं, सदा वत्तेमान' 
हैं; कारणावस्था मे, अव्यक्त, अनुदबुद्ध, स्मृति रूप से; 'कारणम अस्ति अव्यक्तम; 


७, महा० ] प्रकठ होने छिप जाने का सतत खेल ३५४. 


कार्यावस्था मे, व्यक्त, उद्बुद्ध, अनुभव रूप से मेरी स्मृति में जो बातें मरी पड़ी 
हैं, उन को फिर फिर जगाता और सुलाता रहता हूँ, , बाहर प्रकट करता हैँ 
ओर फिर अन्तर्दित कर देता हूँ | यह दशा समस्त संसार की है । 


५ ऋ्रीड़नू हव एतत्‌ कुछते परमेष्ठी, पुनः पुनः, 
यदा सः देच$ जागत्ति, तदा इ्ं चेते जगत; 
यदा स्वषिति शांतात्मा, तदा सब निमोरूति 
एवं सः, जाम्मत्स्दप्ताभ्या, इद सत्र चराचर 
सजीवयति व 5मख्र', प्रभापयति व 5चव्ययः | ( ससु ) 


जन्न ब्रह्मा जागते हैं तब खुष्टि उत्पन्न होती है। पुरा-कल्प की स्मृति? के 
अनुसार इस अपने जगत्‌ की रचना आदि करते हैँं। वेढ अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
आधिदेविक आधिभौतिक शानसार, ' शानसमूह, शानसर्वस्व, जो सदा ब्रह्म में दे 
अथवा ब्रह्मस्वरूप है, उस का स्मरण, प्रत्येक ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मांड के अधिपति 
करते है। जो अनन्त ज्ञान ब्रह्म मे, परमात्मा मे, श्रव्यक्तरूप से सदा “वर्त्तमान? 
विद्यमान! है, वह व्यक्त ब्रह्मा की बुद्धि मे क्र मिक, मूर्त-मवद्‌-भविष्य रूप क्रम से, 
उपजता है। जन्र ब्रद्मा सोते हैं तो सारा उन का जगत्‌ भी सो जाता है, प्रलीन 
हो जाता है । “श्रह्मगा सह मुक्तिः? । और यह क्रिया, सोने जागने की, प्रत्येक 
ब्रह्मा, परमेष्ठी, पुनः पुनः, मानो क्रीडा से, लीला से, करते रहते हैं | 

निष्कर्ष यह कि परमात्मा के ज्ञान मे अनित्य भी अव्यक्त रूप से नित्य हो 
गया | विनाश हो जाने पर भी पुन; पुनः उत्पन्न होता रहता है। और यह 
अनन्त वार पुनरुत्पत्ति का समत्र ही उत की आमासिक नित्यता है, अविप्रणाश' 
अननाश है। दूधरी ओर, नित्य आत्मा को भी शरीर मे पढ़ जाने के कारण 
मरणरूपी अनित्यता के आरभात अध्यास का पुनः पुनः अनुभव होता है। 

परमात्मा से अमिन्‍न हो कर भी, जीवध्वस्था मे, जीव अविया अस्त द्ोता है, 
और उस को मृत्यु का अनुभव करना पढ़ता है, इत् लिये, “सर्वे जीवाः सर्वमयाः 
तथा श्रपि अ्ल्पा;,” ( दृसिद्दोत्तततापनी उप० ), सवंग य हो कर भी जीघ, त्रक्न से 
अल्प छोद है। इसी आशय को ईता मसोह ने भी कहा हे, “आइ ऐंड माह फ़ादर 


३५६ '. अतःसंश और बहिःसंश' [ सम० 


आर वंन्‌ , 'यट्‌ इज मांइ फ़ादंर ग्रेटर दैन आई”, *मै और मेरा पिता (परमात्मा) 
एक हैं, तो भी भेरा पिता मुझ से बढ़ा है। . * , 
'को5हम” , 'मै? क्या है; क्या हूँ ? स्थावर, परमाणु,  अगु, तत्त्व, महाभूत, 
अश्मा, मणि, उद्धिज्ज, औषधि, बनस्पति, गुच्छ,- गुल्म, तृण, वीरत्‌, बुचच, 
वल्‍ली आदि बीज-कांड-रुह, हूँ १ बहीं। 5 ., * 
अंतः्संज्ञाः सवंति पते, सुखहुःखसमन्विताः । ( सज् ) 
यह सब स्थावर, अचर, अचल जीव, अ्रत:संज्ञ होते हैं; इन मे चेतना भीतर 
छिपी रहती है ॥ 
स्वेदज, दृश, मश॒क़, कीट, पतंग, मी, बर, भौरा, भींगुर, चपड़ा, टिड्डी 
गोजर, बिच्छी, मकड़ी, जुगनू, हूं ! नहीं | अडज, मछली कछुआ, साप, मगर 
घड़ियाल, छिपकि ली, गोह, गरुड़, ग॒प्त, हस, शुक,  काक, बक, चटक, भ्रादि 
हु १ नहीं | पिडज, हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाय, बकरी, भेड़, म्रृगं, सिह, व्याप्र 
तेदुआ, बिल्ली, चूहा, नेवला आदि हूँ ! नहीं। वानर, लंगूर, बनमानुस, आदि 
हूँ ? नहीं । काले, पीले, लाल, सफ़ेद, ज्ञात, परज्ञात, ऊँची ज़ात, नीची जात, 
भत्ते, बुरे, पुण्यवार्न्‌, पापी, सुखी, दुःखी, मोटे, पतले, रोगी, स्वस्थ, धनी 
निधन, मूख, विद्वान , शूर, भीरु, शमी, आलसी, मनुष्य, त्ली, पुरुष, नपुसक 
हूँ ! नही। मृत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस , पूतना, कूश्मांड, अप्सरा, गंधवे, सिद्ध 
विद्याघर, मुनि, ऋषि, मदहृषि, ब्रह्मषिं, देवषिं, परमषि, उपदेव, देव, इंद्र, बरुण, 
सोम, मस्त्‌ , अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, 'सूर्य आदि हूँ ! नहीं। भरे! 
में? ही हूँ | 'मे” के सिवा “अन्य? इतर? अपर, ( और ) कुछ “नहीं हूं? 
एतदू-अंताः तु गतयः ब्रह्माथाः समुदाहृता:। (मनु ) 
स्थावर विशतेलक्ष, जलजं नवलक्षक् , बे 
कूर्माइच नवलक्ष च, दृशलक्ष व पक्षिणः 
“. त़िंशल्लक्षं पश्यूर्नां च, चतुलक्ष च घानरा:६. '  * 
' * * ततो मनुप्यतां प्राप्य, ब्ह्मज्षानं तंतोडम्यगात्‌। ( दृहद्विप्शुपुराण 


॥ 





२. | दात गए शिाशषश &6€ ७१९, ए८ 5 9 सि]ह/ हा्शंश' तक्षी 
[: आअएा2. 


७. महा० ] चौरासी लाख योनियों की गिनती ३५७ 


घास, पौधे, कीट, पतग से ले कर ब्रह्मा पर्यन्त योनियाँ जातियों, ऊपर कहा । 
इन मे चीस लाख जातियों स्थावर अर्थात्‌ मणियों श्रौर पेढ़ पौधों की, है; नो 
लाख मछली आदि जलजन्तुओं की; कछुआ आदि जल-ध्यल-उभय-बासियों की 
नौ लाख; पक्ती, दस लाख, चार पैर के पशुओं की तीस लाख; वानरों को चार 
लाख | इतनी योनियों मै से जीव हो कर,तत्र मनुष्यता को पाता है, ओर ब्रह्म- 
शान आत्मशान के योग्य होता है | ; 
इस से दो लाख मनुष्य जातियों णोढ़ देने से इस ब्रह्माड की प्रसिद्ध चोरासी 
लाख योनियों की गिनती पूरी हो जाती है। 'भा-याः से, ( 'या-मा?, ज़ि-नहीं? है, 
पर दिखाती है मानो हे? ), आत्मा इन योनियों को, शरीरों को, ऋप्त से, ओढता 
और छोड़ता हुआ भासता है। पर, वस्तुतः, यह सब अनंत ओइदने-छोडने- को 
क्रिया, एक ही अपरिमित असीम क्षण मे, ( महाशिलासत्तावत्‌ ), परमात्मसंवित्‌ 
मे वर्तमान” है, कालडतीत है, क्रमत्रय से परे है। और-मी माया की लीला 
को देखिये । जीव-भाव को, भेद-भाव को; असख्य योनियों की उपाधियों मे 
चद्ध-भाव को, आत्मा स्वयं ओढ़ता-छोड़ता है; पर मोह-वश, जब छोड़ना चाहता 
भी है, तब भी छोड़ने से डरता भी है ! 
अष्टावक़ गीता मे कहा है 
इृह5म्रुत्रविरक्तस्य, नित्यडनित्यविवेकिन 
सततं मोक्तुकामस्थ, मोक्षाद्‌ एवं विभीषिका । 
ऐहिक और आसमुष्मिक सुखों से विरक्त भी है, नित्य और अनित्य का 
विवेक भी निश्चय से कर रहा है, मोक्ष को इच्छा भी संतत लगी है, तौ भी माया 
का, वासना का, प्रभाव ऐसा है कि जब मोक्ष सामने आती है, तत्र एक बेर 
उसी से भय जान पड़ने लगता है ।,कारण यह कि अभी परमात्मा मे हृढ़ निश्चय, 
निष्ठा, नहीं हुईं है, डरता है कि शरीर छोड़ने से सर्वथा नाश तो न -हो जाय १ 
थर शीघ्र ही निष्ठा, नितरा स्थिति, हो जायगी । 
अंधघ तसः प्रविश्ञति, येडविद्यास उपासते 
ततो भय; हव ते तमः, ये-ड॒ विद्याया सता: । ( ईश ) 
जो अविद्या मे पड़े हैँ, वे तो अधकार मे हैं ही । पर जो विद्या की उपासना 


श्ध्द 'शात््र तो ढेरों; थोड़े मे सार कहो? [. सम० 


करते हैं, वे, एक बेर तो मानो उस से भी बहुत गहिरे अंधेरे मे घुसते हैं। अरहं 
का, में का! अर्थ,' चिरकाल 'से पंरिमितं शरीर समझ रक्‍्खा' है. “मा न भूव॑, 
हि भूयासं, इति प्रेम आत्मनि ईक्यते,” मे सदा बना रहूँ, मेरा नाश कभी न हो, 
ऐसा स्वाभाविक प्रेम आत्मा को अपने से है, 'और उस आत्मा'को शरीर समझ 
रखा है;' तो ऐसी' प्रिय वस्तु को छोड़ते अवश्य बढ़ा मोह, बडा भय, बड़ी करुणा, 
उमड़ती है; साकार "में? को द्वढ़ता है” शुद्ध! निराकार "में? पर विशृंवास हो हो 
कर हटता है | पर नहीं, वही तो अंतिम शरण है, ' अत मे “मै, 'में! पेर ही 
आस्थित, आस्थायुक्त, होता है। “तमसत्ठु परे पारे?, गहन अ्धकार के पार, 
उस ज्योति को धढ़' पहिचानता है ओर शांति पाता है.। # | ' 
शौनक ने सूत से पूछा, .. ' . ",. ४: 
/ भ्रीणि,' भ्रि-कर्माणि,' श्रोतव्यानि; भ्रुतानि च। ८ 
' वस्मात्‌, साधो !, उन्न यतु सार, तद्‌ उद्छत्य सनीषया ,' 
ब्रृष्ठि नः ेहधोनानां येन उात्मा संप्रसीदर्ति। ( भागवत ) 
शास्त्र बहुत, भर कर्म बहुत, सब सुनत॒ करत /न ओराय, * 
सा, साधो [, जो सार चुन्यो तुम, भपनी छुद्धि बराय, . 
वही कहौ, जो खुनि अ्रद्धान की' आतमा ' झुंड़ाय | ' 
सूत के उत्तर का निचोढ़ यह है। ५ ८९ 
मां (अहम) विधंतते उमिघततें मां, (अहम) विकव्प्य 5पोह्ते तु अहम । 
० 0 ६- | | ' ' 


5 





' '# मौलाना रूम की मंस्नवी मे उपनिषंदों के इसी श्राशय का अनुवाद है ।' 
“बजल्ली गर तु ख़्वाही नूंरि ज़ातस्त;, 
'. - ब दारीकी दुरू। आबे हयातस्त ।' (४ ३ 
गहिरे अंपेरे के ' मीतर आत्मा का अद्वितीय अनुपम सर्वश्रेष्ठ प्रकाश, 
“ब्रेणयं भर्ग:” छिपा हुआ है, इस अंपेरे मे अस्त, आबि-हयात, रक्‍्खा है । 
“उद्दय॑ तमसः परि ज्योतिः पश्यंतः उत्तर” (जे), “तमसः पार दर्शयति ? (छां०) 
“यस्य तमः शरीर” (बृ० ), “ आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ? ( श्वेत० ), 
« तमंस: परंस्तात्‌ ”-( झुण्डंक, कैवल्य, महानारीयण०, श्र्सिह्ठ उप० ) | 


७. महा० ] 'मा-या “मे” पर रूप धरि, तिनहि देत पुनि ठार! ३४९ 


एतावान्‌ सब वेदा५, सर्व ऑस्थोय, मां, मिदा, 
मायासान्नं जनूद्य अते प्रतिषिध्ये प्रेंसीदृति | ( सागवत्त ) 
मेरो ही विधान करि, मेरो अभिधान करि 
अनग्रिनत भेदन कौ मो पर जारोप करि 
विकलरूप-संकछूप करि, भनन्‍्त से! सब दूर करि, 
एक ही भकेलो ही मो के छाँड़ि राखतु है 
एतों ही अर्थ सब वेदन कौ जानौ तुम, 
 सैदन विकंल्पन सब साया ही भांखतु है ; 
“अन्यन! कौ, करि निषेध, "मै! हो को शांति रस, 
अपुने ही भीतर प्रसन्न होहः चाखतु है ।९ 
सब वेद, और सब संसार, का काम इतना ही है कि "मे! के ऊपर, असख्य 
अनंत भेदों से भिन्न हुए भावों का अध्यारोप, ऊहन, अम्युपगमन, विशेष-कल्पन, 
सकलल्‍्पन, उद्धावन, संभावन कर के, पीछे उन का अपवाद, अप-ऊहन, अपोहन, 
निरसन, अपकल्पन, वि(विगत)कल्पन, खंडन, प्रतिषेघन, निषेघन करे; सब को 
मिथ्या मान्याः-मात्र, 'या-मा?, 'जो नहीं है? ( कितु है? के ऐसी भासती है ), 
सिद्ध करे | 
' « यन्‌ नेति नेति बचने: निगमाः अवोचन । 
इस ब्रह्मांड मे ऋमिक विकास-संकोच (“इईंवोल्यूशन-इन्वोल्यूशन”, ९ए0ेप- 
प्णा-ता-ए० प्रशणा ) के नियमो के अनुसार, जीव उपर्यक्त “चौरासी लाख! 
योनियों का, शरीर के प्रकारों 'का, अपने ऊपर अध्यारोप करता है, और' 
फिर उन का श्रपवाद करता है। ' " ; 


सु बन न न बज 
ब् हक 
है $ 
तन 


२--यों भी अनुवाद हो सकता है। , , .,.. 
मै? को ही श्रुति कहत है, करि करि बहुत विकल्‍प 
अरु पुनि तिन' कौ भ्रपक्ृपत; यही श्रतिन कौ जव्प ; 
इतनों ही सब वेद्‌ को भर्थ विचारह सार 
मम! पर माया रूप घरि, तिनहि देत धुनि ठार । 


शै६० चित्त-की नदी दोनो ओर छुलकती है- - “' [ सम ० 


यह विकास का क्रम, स्थावर, वनस्पति, जलज़न्त, कूम॑, पत्ती, पशु, वानर, 
मनुष्य का, पाश्चात्य विद्वानों ने भी अब पहिचाना है। . ,, 
इन मे, अविदया के वश हो, कर, जीव भ्रमण करता है । बाद मे, विद्या प्राप्त 
कर के, यह स्मरण कर के, कि "मे में ही हूँ, यह सब नहीं हूँ?, सर्वदा निकट्स्थ, 
पर तौ भी खोई हुईं, अपनी ,अमरता को, स्थिरता को, पूर्णता को, पाता है। 
चित्तनदी इयं उभयतों वाहिनी, संसारप्रास्मारा वहति 
तु पापाण, कैवल्यप्राग्मारा चहति- कल्याणाय । ( थोग-भोष्य ) 
यह चित्त की नदी दोनो ओर, विरुद्थति से, बहती है, संसार की ओर 
झुक कर पाप की ओर बहा ले जाती है। (“पुण्यं च पाप च पापे”, पुरव 
और पाप दोनो ही परमाथ दृष्टि से पाप हैं। सोने की सांकल हो तो, लोहे की 
श्रृंखला हो तो, दोनो 'ही सिकड़ी पैर को बाधती ही हैं। « पुण्य और .पाप दोनो 


हो जीव के बंधन हैं ).। जब चिच-नदी,कैवल्य , की . ओर: ढरती है, तब जीव.को , 


कल्याण की ओर बहा ले. धवलती ;है, पुश्यपाप, दोनो से छुड्ा- कर शांति मे 
पहुँचा देती है | यही अर्थ मनु ने कहा है, , ; . , कै 
सुखडम्युदयिक चैव, नैश्नेयसिक एवं व, है 
परत च, नितृ्त व, द्विवि्ध कम वैदिक । | 
कर्म दो प्रकार के, प्रव्नत्त झौर निवृच । एक अभ्युदयसाधक ऋणकारक, 
जीव-बंधक, दूसरा ऋणनि मोचक, संसारबाघक,-निःश्रेयससाधक, जिस को मैष्कर्म्य 
कहते हैं । श्रपनी पूर्णता को भूलना, यही अविद्या है, संसार है, पुस्यपा- 
पात्मक, धर्मार्थथामरूप त्रिवर्गत्मक, अस्युद्यात्मक; बंध है। अपनी पूर्णता को 
पहिचानना, याद करना, यही परम कल्याण है, पापपुण्वातीत निःश्रेयत है, 
चतु्॒थवर्गात्मक, परमपुरुषार्थरूप, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, जह्ममाव, परमपद है।. 


न 


|. अखिल<्धंदम्‌ । 
मनुष्य शरीर मे जन्म लेने मे यदि गुण दे तो यही, कि इस शरीर में यह 
पहिचानने का सम्भव होता है, कि अन-श्रात्मा से आत्मा मिन्‍न है, मि-यह- 
नहीं ( है ); “का हे 


७, महा० ] मनुज-देह मे आत्मा ने अपने को पहिचाना ३५६१ 


सुष्दवा पुराणि विविधानि, जजथाउत्मशक्तवा, 
वृक्षान्‌ , सरीसप-पश्चून, खग-दंश-मत्स्यात्र्‌ , 
तेस तैर अतुश्हदयः; मु. विधाय, 
; अह्मष्यबोधधिष्ण, खुद भाप , ढेवः। ( भागवत ) 
( भपनी अनादि शक्ति, वा ते रच्यो विविध पुर, , 
अपने निवास हेतु, मन -चइलावन कौ: 
छक्ष, (अ)रु सरीसप, पशु, पक्षी, दंश मशकहू, 
,'. मत्यहू' विशाल ज॒ति, उद्धि माहि घावन को 
किन्तु, इन सत्रन मे ते, एक हू ते भयौ नाहि..,, , 
नेक हु विश्वास ब्रद्मदेवहिं तोष पावन कौ; 
रच्यों मसुज्ञ देह तत्न; या मे पहिचान्यौ जब्र, ु 
अपने कौ, ब्रह्म; सोद पायो मोक्षमावच कौ । 9 , .. , 
एलत्‌” का, यह? का, रूप इन्द्वात्मक क्‍यों है; स्ली और पुरुष क्यों हैं; 
पुरुष “और? प्रकृति ( जैसा; साख्य मे ) कहना ठीक है, या- पुरुष की? प्रकृति 
( जैसा वेदान्त मे ) कहना ठीक है; सच इन्द्र तितरा विरुद्ध और विदश हैं या 
अनुरुद्ध संरुद्ध और सहश भी हैं; और हैं तो क्यो हें; स्त्री-पुरुष परस्पर चाम- 
दक्षिण क्‍यों हैं; इन मे सर्वथा गुणमेद लिगभेद ही है, या तमःप्रकाशवत्‌ , युष्मदू- 
अस्मत्‌-प्रत्ययवत्‌ , विषय विषयिवत्‌ , विरुद्ध हो कर भी इन मे गुणों, का परस्पर 
अध्यास और उभयलिंगता और अधैनारीश्वरता भी है; शिव और शक्ति मे, मेद 
है या नहीं हैं; हे, तो क्या और क्यों है; आकस्मिकता और आवश्यकता, यहच्छा 
और नियति, पुरुषकार और दैव, यह दो भिन्न पदार्थ हैं या नहों है, और हैं 
सो क्या और क्यों हैं, ( क॒द्र व जब्र, इखियार व इजूतिसर, 'फ्री-विल ऐ.ड 
डेस्टिनी);१ यदि सब्न संचार, परमात्मा की केवल लीला है, यदच्छा है, “न 


१---सूफ़ियों ने अच्छा कहा है, कि “इखितयारि ख़फ्त?, सोता हुआ पुरुष- 
कार, कुद्रत, ही मजबूरी है, इजूतिरार हे, जरूर होने वाली बात है। संस्कृत मे 
भी यही भाव, पुराणों मे कहा है, “पूर्वजन्मजनिर्त, पुराविद३, - कर्म, दैवं इति 


'असंख्य प्रश्न 


छत 


खलु परतंत्राः प्रशुधियः?, तो इस मे नियति, नियम, 'बहुत कड़ा अनिवार्य 
कार्य-कारण संबंध, पुर्य-पाप' का अनुबंध, नियत पुनर्जन्म, अवश्य “सुलस्यानतरं 
दुःख, दुःखस्यानंतर सुख”, “जातस्य हि श्रुवो मृत्युभ्न॑व॑' जन्म मृतस्य च”, 
“ईएवरैरपि भोक्तव्य॑ कृत कर्म शुभष्शुमं”, “प्रारूंघकर्मणां भोगादेव ह्षयः”, 
बीज से बक्ष, वृक्ष से बीज, इत्यादि कड़े नियम से बैंघा क्रम क्‍यों देख पढ़ता हे; 
प्रत्येक कार्य के लिये कारण की खोज मानवबुद्धि को क्यों अवश्यमेव होती है; 
लीला तो मनमानी, निर्म्याद, स्वच्छुंद, उच्छुखल, ,व्यतिक्रात, अनुबंघ5तीत, 
सम्बन्धन-रहित 'होना चाहि ये न ! फिर गणित के, विज्ञान के, प्रकृति के, विभिन्‍न 
विभागों में, अनतिक्रमणीय अनिवाय अबाध्य ' अनुल्लंध्य अखंडनीय नियम 
क्यों; पंच ही महाभूत, शानेद्रिय, क्मेंद्रिय, अंगुली, आदि क्‍यों, न्यूनाधिक क्यों 
नहीं; स्थूल, सूक्रम, कारण; तीन ही शरीर ' क्यों; जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुघुसि, तीन ही 
अवस्था क्‍यों; तीन ही गुण, तीन ही शक्ति, क्यों; शान-इच्छा क्रिया, सच्त-रजस: 
तमस , द्रब्य-गुण-कर्म, सत्‌-चिद्‌-आनंद, क्या और क्‍यों; राग-दव ष-शांति, प्रेवृत्ति 
निवुत्ति-अनुव॒त्तिः क्या और क्यों; 'तात्विक मोक्ष, सद्योम्क्ति, चिचविमुक्ति सें, और 
साकेतिक-मोक्ष, ऋ्रममोक्त, कार्या मुक्ति से, क्या भेद औरं क्यो; साकेतिक मोक्ष के 
विविध प्रकार 'क्या और क्यों; तात््विक मोज्ञ और सिद्धियों में क्यो भेद और क्यों; 
जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त मे क्या मेद और क्यों;जीवन्मुक्त अथ च अमुक्त अधिकारी 
जीबो' मे और अधिकारं-वासना-रहित जीवन्मुक्तों और जीवों मे क्या भेद और 
क्यों, प्रत्येक प्रश्न के दो पक्ष, पूर्व-पक्ष और 'उत्तर-पक्त, तथा निर्णयात्मक तीसरा, 
उभय-समन्वित, उभय-समत्वायक, उभय-सम्बादक, मध्यध्ष्य सिद्धांत; क्यों; द्शनों 
के विविध वाद क्यों;-इंत्यादि असंख्य प्रश्नों के कुछ न कुछ परस्पर ,संगतः उत्तर, 
इस '“अहं-एतत्‌-न” रूपी परम महावाक्य के विचारने से, हेरने फेरने से, मिल 
जाते हैं। समाजशासत्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, आधिभौतिक, 'आधिदेविकं, सभी 





सम्प्न्चद्धतें?; पूर्वजन्म' का किया हुआ कर्म ही संचित हो कर, 'अरसुस्ततत हो कर, 
भीतर भीतर, अब इस जन्म मे दैव का, नियति का, काम कर रहा है; नये 
पुरुंषकार से उस का प्रत्यांख्यान हो सकता है ।.'इख्नियारि वेदारः जागती पौरुष है | 


७. 'महा० ] : सब का उत्तर महावाक्य में १६३ 


शात्तरों के भी मुख्य मुख्य मूल सिद्धात सच इसी आध्यात्मिक 'शात्ल के बीजमृत 
सारभूत महावाक्य से निकल सकेंगे.। पर, ' * हु 

“: नमः पतंति अत्मसमं पत्तन्रिण । ४ 

जिस पक्की के प्खों “मे जितना बल होगा उतना ही ऊँचा और दूर 
आकाश में उड़ सकैगा। जिस को जितने शासत्र आते हों, और जितनी शक्ति 
खोजने की हो, जितना पैये, श्रुति, वासना, नि्नन्‍्ध, विविध और विशेष ज्ञान की 
प्राप्ति का हो, उतना ही इस में से पावेगा | ऐसा इस लेखक का विश्वास है। 
श्रौर “ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा”?, “अध्यात्मविद्या विद्याना'', यह अति प्राचीन 
बेद, गीता, आदि का प्रवाद है ही । ५ 

५ ल्‍... ब& 

अन्य पुस्तक | 

ऊपर लिखे प्रश्नो के, और उन के अवातर प्रश्नो के, विषय मे, इस महावाक्य 
की सहायता से जो कुछ थोढ़ा' बहुत मेरी समझ मे, इस जन्म मे, इस शरीर से, 
आया, वह इस ग्रन्थ मे तथा दी सायंस आफ पीस! (शांतिशात्न! वा 
भोत्षशात्र! ) नामक अग्रेजी भाषा मे लिखे ग्रल्थ मे कहने का यक्ञ किया है। 
तथा, अविद्या और अस्मिता ( अहकार ) के परिणाम स्वरूप राग और द्वेष, किस 
प्रकार से, 'मै' और “यह? के, एक और अनेक के, अमेद और भेद के, संयोग- 
वियोग से उपजते है; तथा अमेद-बुद्धि-प्रधान राग और भेद-चुद्धि-प्रधान इ घ के 
बहुविध अ्रवांतर भेद और विकार, शाखा-प्रशाखा रूप से,. कैसे फैलते हैं; इच्छा 
का क्‍या स्वरूप है; तीन एघणा कया और क्यों हैं, और उन का इन द्वोभविकारों 
से, सरभविकारों से, क्या सबन्ध है; प्रसिद्ध पड़रिपु काम, क्रोष, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर का, राग-दवो ष के मुख्य प्रकारों मे कैसे समावेश होता. है; साहित्य और 
रस अलंकारादि का क्या स्वरूप है, नव रसों का राग और दष के नीचे विभाजन 
राशीकरण कैसे होता है, और क्‍यों इन की सख्या नौ ही मानी है, राग & ष आदि 
का निम्नह, नियमन, दमन, शोधन, उन्नयन, शुभंकरण, सदुपयोजन कैसे हो सकता 
है; अ्रध्यात्म-शाल््र वा शातिशाज्नर वा मोक्षशात्र के अंतर्गत क्षोमशात्र, संरभशात्र, 
रागह षशास्त्र के जानने से क्या फल हो सकते हैं; इत्यादि विषय “दी सायसू 


ड्द्ड 


भा किन 2 
/ कप] क्रिने ग्रन्थों मे किन प्रश्नो के उत्तर ..[ सम्० 


४ ५ कल 
आफ दी ईमेशंस?,"( क्लीम-शास्त्र” ) नामक अंग्रेज्ञी अंथ मे दिखाने का प्रयात 
किया हैं। मानव-समाज की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा, किस प्रकार 'से अध्यात्मशास्त्र 
के सिद्धांतों पर, प्राचीन काल मे, इस भारतवर्ष में की गई, और अभ्र फिर 
समस्त प्रथ्वीतल पर हो सकती है; कैसे ज्ञान, वा इच्छा, वा क्रिया ( सत्तव, वा, 
तमस्‌, वा रजस्‌ ) की, किसी एक गुण की, स्वभाव में प्रधानता के अनुसार,तीन 
द्विजवर्ण और एक एकज वर्ण बनते हैं, और इन से किस प्रकार से कर्मविभाग, 
चृत्तिविभाग ( जीविका का विभाग ), उपायन-विभाग ( राधस, पारितोषिक, वस्‍्न, 
शुल्क; दक्षिणा, इनाम का विभाग » होना चाहिये; ( 'मै), 'मै-यह?, यह-नहीं', 
और 'मैं-यह-नहीं-हूँ? इस के अनुसार ) चार आश्रम क्या और क्यों है;,चार वर्ण 
ओर चार आश्रम की व्यवस्था से कैसे, मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाले, सभी प्रश्न उत्तीर्ण हो सकते हैं; इत्यादि विषय, 
दी सायंसू आफ़ सोशल आगगेनिजेशन! ('समाज-यवस्था शास्त्र! ) में, तथा 
अन्य भ्रन्‍्थों मे कहने का.यत्ष किया है। प्रचलित सभी मतों, उसम्प्रदायों, 
धर्मों, मज्ञहबों के मूल सिद्धांत एक ही हैं, यह दिखाने का प्रयास 'दि 
प्रिंसिपल्स श्राफ़ सनातन- वैदिक धर्म आर दि सायंस, आफ़ रिलिजन! 
( 'सनातन-बैदिक-घर्म के सिद्धांत, अर्थात्‌ धर्म का शास्त्र!) नामक ग्रन्थ 
मे किया है। प्रणव-वाद का अंभेज्ञी अनुवाद दी सायंस आफ दी सेक्रेड 
वर्ड! (ओंकार-शासत्र) के नाम से जो प्रकाशित , हुआ, उस की चर्चा 
यहिले कर चुका हैँ। पूर्वोक्त वेदांतहृदय सूत्र” का आ्राशय ,यरियासोफिस्ट 
नामक मासिक पत्र मे (जो एक दो वर्ष बंबई से निकल कर अब आख्ार, मद्रात, 
से, प्रायः ६३-६४ वर्ष से निरंतर निकल रहा है ) पहिले सन्‌ १८९४ ई० 
(१९५१ वि० ) मे,.दो लेखों में, प्रकाश हुआ । प्रणववाद के अनुवाद को 
छोड़ कर, अन्य अन्थों को उसी आशय का विस्तार समझना चाहिये । 

जिस समय ये क्लेख और ग्रंथ लिखे और छापे गये, उस समय अतरात्मा 
की प्रेरणा ऐसी ही हुईं, कि ये अग्रेजी मे लिखे जायें | स्यात्‌ इन के द्वारा पश्चिम 


१ यह सच वाक्य, इस 'समन्वयः-नामक ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के समय, 


७. महा» ] युग भेद से उत्तर के शब्दों में कर 


के देशों मे इन प्राचीन विचारों का कुछ थोडा प्रचार आह जखुक भी 
सब प्रान्तों की बोली एक नहीं है; या तो संस्कृत को, ऊुछे बहुत थोडे 
सजन, सब ग्रातों मे जानते हैं, या अंग्रेजी को, अधिक सख्या मे | मारत मे तो 
ये भाव पराने है, और समय समय पर सस्क्ृत प्राऊंत भाषाओं मे विविध प्रकारों 
से कद्दे गये हैं। युगभेद से, वक्ता भ्रोता की प्रकृति के अनुरूप, कहने सुनने के 
प्रकार में, भाषा में, शब्दों के विन्‍्यास मे, वाक्‍्यों की रचना और क्रम मे, प्रत्येक 
जीर्णोड्ार के समय न्यून5घिक भेद होता रहा है । इस लेखक को “अहं-एतन-न” 
के प्रकार से विशेष संतोष हुआ, इस लिये, इस आशा से कि लेखक के चित्त के 
मल का क्षय हो, तथा, स्थात्‌ , अन्य जिशासु खोजी, भाई बहिनों को भी इस 
प्रकार से कुछ सहायता मिले, अंतरात्मा की प्रेरणा से इस “समन्वय? अंथ को 
छुपवा दिया । 

मधुस्फीता: वाच, परम अमरूत निमितवत्तः 

तव, ब्रह्मन्‌ !, कि बाग अपि सुरगुरो. विस्मयपदम ? 


१९१८ ई० में लिखे गये थे। उस के पश्चात्‌ , हिन्दी में 'दर्शान,का प्रयोजन? 
१९४० ई० में, 'मानव-धर्म-सारःः सस्कृत पद्म मे १९४० ई० मे, हिन्दी में 
पुरुषार्थ! १९४३ में, अग्रेज़ी मे दि एसेन्शलू थुनियी आफ़ आलू रिलिजन्स 
(सब धर्मों-मज़हबों की तात्विक एकता? ) १६२९ मे, अंग्रेजी मे 'एनशेट वर्सस 
मार्डर्न सायटिफ़िक सोशलिज्म? ८ प्राचीन बमुकाबिले नवीन वैज्ञानिक समाज ? ) 
१६४३४ में, दि सायस आफ दि सेलफ़! ( आत्म-शात्र!', जिस से प्रायः सब 
अन्य अन्‍्थों के मूल सिद्धान्त संक्षेप से दिखा दिये है ) अग्रेजी मे १६३८ में, 
तथा अन्य अन्य भी, छपाये | विषय भिन्‍नवत्‌ होते हुए. मी, महा-समन्वय- 
अत्मक महा-वाक्य “अहं-एतन-न? का भाव और प्रभाव सब मे अनुस्यूत हे, सब 
का परस्पर सम्बन्धन करता है। पुरुषार्थ! का नया सस्करण इसी महीने, जून, 
१९४७, में छप गया है; 'सायस आफ़ पीस? और “एसेशल युनिटी आफ श्राल 
रिलिजन्स? के नये संस्करण छुप रहे हैं, और आशा है कि १९४७ के भीतर ही 
तयार है| जायेंगे । 


सस्पूर् उत्तर असस्भव - »[ समन 


। ९० ॥६ 

सम तु एवा वाणों, गुणकथनपुण्येन, भचतः, ..*, , 

घुनामि हत्यर्थेडस्सिनू, पुरमथन [, बुद्धि: व्यवसिता। 

त्यी, सांख्यं,.योगश, पश्पतिसतं, वैष्णव, इति 

प्रभिन्‍ते प्रस्थाने, पर॑ इदस्‌, अदूः पथ्य॑, इति वा, 

रुचीना वैचिज्पादू, ऋचजु-कुटिल-नाना-पथ-जुपाँ 

"न्ु्णां एक: गस्यः त्वं असि पयसां अणंवः इच। ( शिवसहिमस्तुति ) 

देवगुरु बृहस्पति भी आप की महिमा नहीं बखान (व्याख्यान कर) सकते हैं ! 

है परमात्मन्‌ !, मै ने जो यह यत्न; किया, सो अपना मन, वाणी, शरीर, शुद्ध 
करने के लिये किया । वेद्त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत मत, वैष्णवमत, ,सत्र अपने 
अपने प्रस्थान के लिये अच्छे ही हैं, सब्र ही आप ही को ख़ोजते हैं, जैसे असंख्य 
नदियाँ एक ही समुद्र को । सब ही आप ही की महिमा का भजन करते हैं । 


प्रण4-महिमा । 


जब से “अहं-एतन्‌-न? महावाक्य का उदय मेरे हृदय मे हुआ, तब से इस 
खोज में रहता था, कि कोई प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ मिल जाय जिस से यह महावाक्य, 
सर्व-शंका-समाधाता, अखिलड5र्थद, स्वयंसिद्ध, स्वतःप्रमाण होता हुआ, * परत; 
प्रमाण भी, आप्त-वाक्य-समर्थित भी, हो जाता; जिस से-अ्न्य जिशासुओों को इस 
की ओर फेरने फिरने मे सौकर्य होता । अवश्य बीच बीच मे मेरे मन में आता 
रहा, कि हो न हो, प्रणव के तीन अक्षरों मे यही अर्थ होगा; पर निश्चित 
प्रमाण नहीं मिक्कता था | | 
माह्क्य उपनिषत्‌ मे, गोपथ ब्राह्मण मे, अन्य अथों में, कई कई , अर्थ इन 
तीन अ्रक्तरों के किये हैं। महिमस्तुति का श्लोक प्रसिद्ध है, 
न्रयी, तिलरों वृत्तीः , त्रिज्ुवनं, अथो त्रीन्‌ अपि सुरान्‌ , 
अकाराचे; वर्ण: त्रिभिः अभिद्धत्‌, तीण्णविकृतति,, 
तुरीयं ते घास, ध्वन्तिभिः अवरुघानस्‌ भणुलिः , 
समस्त व्यस्तं रवां, शरणद !, ग्रणादि भोस्‌ इति पढस्‌ । 
तीन वेद, वीन वुत्ति ( जाग्नत्‌ , खप्त, सुध॒त्ति ), तीन लोक, ( तीन थुण, 


७, महा ० | प्रणव की, महिमा; अन्य नाम | शै६७ 


तीन शक्ति, ) तीन देव ( ब्रह्मा, विधतु, महेश ) को, तीन अछरों से ( क्रमशः ) 
सूचित करता हुआ, ( तीनो अक्षरों को एक.साथ, एक ध्वनि से, उच्चारण , करने 
पर ) सब विक्ृतियों, विकारों से उत्ती्य, अतीत, ,( क्रमरहित ), ठरीय<्वस्था 
की सूचना भी करता हुआ, हे परमात्मन्‌ !, हे ब्रह्मन !, शरण देने,वाले !, भय 
से मोक्ष देने वाले !', यह डे» पद तुम्हारे व्यस्त ( क्रमिक, सक्रिय, जगत्‌ ) 
रूप को भी, और समस्त ( क्रमडतीत, निष्किय, निश्चल ) रूप को भी, कहता 
है। कुछ और उक्तियों को देखिये | ः 
| आओंकारः, प्रणवः, तारः, प्रातिभ:, सवविन्मतिः। ( कोष ) , , 
ये सन्न प्रणव के पर्याय हैं। , 
सर्वविनमतिः, सर्वशबुद्धिः, वही पूर्वोक्त अविशिष् शाश्वती बुद्धि, सक्कत्प्रभ 
सकद्विभात, सक्ृदूविद्युत्‌ आदि शब्दों से उपनिषदों मे कही बुद्धि। 
,. वेदादिखिगुणों ब्रह्म सत्यो मंत्नादिश्वव्ययः॥ (चत्र ) ,, 
वेदों क्रा आदि, मूल, त्रिगुण, अजय, सत्य, मंत्रों का आदि, मूल, अश्यय्र--ये 
'पसब भी प्रणव के नाम हैं | 
कक्षर प्रणोति ( परमात्मानं प्र नोति, स्वौति, स्तववीति )। (छाँदोग्य) 
प्रकषंण नूयते स्तूयते ज्ञाप्यते आत्मा भनेन इति प्रणवः॥ 
सव ( दशनं, बोध॑, संसार, जीवन ) प्रकषषण नवीकरोति, इृति प्रणव: 
आत्मा की स्त॒ति करता है, याद दिलाता है, और ब्रह्मशान द्वारा सब्र दर्शन 
को, सब्न जीवन को, नवीन कर देता है | द्रष्ण की ऑख को नया कर देता है| 
इस का तात्विक अर्थ समझ छर जीव सब्र संसार को, सब भावों को, नह ऑख 
से देखने लगता है। । 
अवति इति ओम्‌। भवति, रक्षा करता है । ता 
तस्य चबाचकः प्रणव:। तन्न निरतशयं सवक्षबीजम । ; 
आतिभादू वा सवंस्‌। तारक स्वाविषयं सर्वधाविषयं भक्रम॑ चेति विचेकुर्ज ज्ञानं | 
( चोगसूत्र ) 
परमेश्वर का वाचक प्रणव है। उस मे संपूर्ण सर्वज़्वा का बीज है। 
प्रातिम बुद्धि से, सर्ब-प्रश्न-पारो-त्तारिणी प्रतिमा से, श्रोंकार के स्वरूप और अर्थ 


| 


' प्रणव के पर्यायों के अर्थ [ सम० 


-के'शाने वाली तारक प्रतिभा से,' सर्वश्ञन आस होता है। अपनी अतिभा मे 
उत्पन्न इस तारक, ( मे! और “यह”' के ) विवेक ( अर्थात्‌ 'अन्यता? ) रूप 
ज्ञान मे, सब विषय, सत्र प्रकार से, एक ही क्षय में, क्रम-रहित, ऋ्रमइ्तीत 
होकर वर्तमान हैं। . ''. ४ । 
' ” ४ इत्येतद्‌ ' बरह्मणों नेदिछ्ठ॑ नाम; यस्माद्‌ उच्चायमाणम 
' एवं संसारभयात्‌ तारयति' तस्माद्‌ उच्यते तारः 'इति | ' 
यह डें>, ब्रह्म का सब से पास वाला नाम॑ है]'इस के उच्चारण से ही जीव 
संसार के भय से तर'जाता है,इस लिये इस को 'तारः, 'तारक' मंत्र, भी कहते हैं। 
कार-प्रणब-उद्गीत-तार-तारकादी नि च नासानि दस्य । 
आम इति भज्ुमतों प्रोक्त॑,' प्रणवे ब5पि, अनुक्रसे । ह 
सत्‌ का वाचक है, इस लिये अनुमति का'भी द्योतक है। 'हां, जो आप 
कहते हो, वह ठीक है, सत्य है, ऐसी मेरी भी अनुमति है? | अनुक्रम के लिये 
आरम्म के लिये, भो इस का प्रयोग 'होता-है'। पी, 
झोमित्येक5क्ष रं ब्रह्म व्याहरन, माँ अनस्मरन्‌, '. 
यः प्रयात्ति, व्यज्ञन्‌ देह, सः याति परमां गतिस्‌ | ( गीता ) 
जो मुझ को, में! को, आत्मा को, स्मरण करता और ७ का उच्चारण करता 
हुआ शरीर छोद़ता है, वह परम गति को ग्रात्त होता है । 
' 'पसहै; सत्यकाम |, पर शव5पर च॑ ब्रह्म, यंदू ओकारः । 
५. आकार: एवं सर्वेस ।'( छांदीग्य' उ०; श्ररन उ० ') 
” “ओमिति #छ्ा । भोमितीदं स्वस््‌ । ( तैत्तिरीय 3० ) /' 
ओमित्येतदूअक्षर म; इद सच, तस्य उपच्याख्यान॑, भुर्तं भवद्‌ भविष्यदिति 
खवसोकार एवं । ( सांडूक्य 3०; तारसार उ० ) 
ओंकार ही सब कुछ, पर और अपर है | भूत भवदूं भविष्य, सब उसी का 
फैलावा है, व्याख्यान है। 
एुकः एव पुरा वेदुः ध्रणच: सववाडमय 
 हैचो नाशायण! मनिष्न्यः एुकोउस्चिः, चणः एव च | 
( भागवत्त, ९-१ ४-४८ 2 


॥ 


७. महा० | सब वेदों का बोज “३१६९ 


पुरा काल, सत्ययुग, मे, एक ही वेद, सर्ववाडसय रूप प्रणव ही था; अनन्त 
वाडमय का अ्रनन्त विस्तार, सच इसी शब्इ-सामान्य के गर्भ में लीन था, जैसे 
बीज मे वृक्ष | तथा' एक ही देव नारायण, “अन्य-नहीं', एक ही “अभि: 
(शक्ति ), और एक ही वर्ण ( मानव ) था | 
सघे चेद0 यत्पदं आमनंति, 
तपांसि सर्वाणि च यद्‌ चर्देति, 
यद्‌ इच्छंतो त्रह्मचय चरति, 
ततू ते पद संग्नहेण प्रवक्ष्ये | भोमित्येतत्‌। ( क्ठ ०; गीता ) 
एतद्‌ हि एवं अक्षर ब्रह्म, एनद्‌ हि एव जक्षरं परम, 
पुत्देव विद्त्वा तु, यो यद्च्छिति तर्प्र तत्‌ । ( क5, » 
जिस परम पद्‌ का ही सत्र वेद आमनन करते हैं, जिसी को सब तपस्वी 
बखानते हैं ( व्याख्याति, वदति ), जिसी को पाने की इच्छा से तपरदी जन घोर 
ब्रह्मचरयं करते हैं, उस पद को मे थोड़े में तुम से कहता हूँ, यह डे» है। यही 
अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर है, इस को जान कर, जीव जो चाहे वह पाषै | 
ऊपर कह आये हैं कि जैसे विद्या पड कर, समावत्तन संस्करण से सस्क्ृत हो 
कर, बालिग, वयःप्रात्त, प्रौद़ हो कर, युवा जो चाहै उस दृत्ति, वर्ण), का वरण 
ओर आरभ कर सकता है, वैसे ही इस महा समावर्त्तन-सस्करण से, इस दीक्षा से, 
प्रण॒वनिष्ठ ब्रह्मनान आत्मज्ञान से, संस्कृत दीक्षित हो कर, इस प्रणव के हारा 
जिस गति को चाहे, जिस प्रकार की विशेष मुक्ति को ( सालोक्य, सामीप्य, 
सारुष्य, देव-सायुज्य को, योगशाज्नोक्त विदेह, प्रकृतिलय, को, अथवा ऋषित्व, 
देवत्व, सूर्यत्व आदि को, अथवा शुद्ध विदेह-कैवल्य को ) चाहै, वह उस को मिल 
सकती है । मनु में भी कहा है, 
आाद्य यत्‌ च्यक्षरं ब्रह्म, त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता, 
स गुद्य धन्य सिदृद्‌ वेदो, यरत॑ं वेद स वेइवित्‌ । 
एक5क्षरं पर॑ ब्रह्म, प्राणायासाः पर तप३, 
साविश््यास्तु परं॑ नास्ति, मौनात्‌ सत्य॑ं विशिष्यते | 
श्ड त्रिविधस्तिविधः कसनः संसारस्सावभौतिकः । 


चित्त-शांति रूपी मुख्य मोक्ष [ सम» 


<हओो हि सबवमेतत्‌ त्रिव्वतं त्रिवृत्‌ । 
पट । अधिकांश उपनिषदों में प्रणव की महिमा मिलती है। पुराणों मे, 
तंबकेमें; सभी जगह कही है | जो विशेष विशेष देव देवियों के आराधक मंत्र हैं 
उन के आदि अंत में भी इसी का प्रयोग है । बिना इस के वे अ्किचित्कर है। पर 
क्यों और केसे, इस का उपलब्ध ग्रन्थों से पता नहीं चलता । 'श्रह-एतत्‌- न, 
ऐसा अर्थ किसी ख्यात ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में नहीं मिलता। प्रणव-बाद में 
मिला, उस की चर्चा विस्तार से दूसरे लेख में की जा चुकी है । 

यहाँ इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयोजन यह है कि प्रणव का यह श्र५ 
अह-एतन्‌-न?, बोधात्मक, बौद्ध, विचारात्मक, ज्ञानात्मक, चित्त-विमुक्ति-संबंधी 
ज्ञान-योग-विषयक है। प्रक्रियाडत्मक नहीं। इस ज्ञान से संसार का स्वरूप और 
उस के नियम, उस के प्रकार, समझ में आ जाये, और शाति मिले । पर इससे 
कोई सृष्टि-स्थिति-सहार-शक्ति, कोई सिद्धि, कोई विभूति, महामूतों और द्रव्य- 
शक्तियों पर वशिता, तत्क्षण प्राप्त नही होती | ऐसी सिद्धियो की कथा न्यारी है। 
जैसे ब्रह्मचर्य में अध्ययन अच्छी तरह कर के ज्ञानशक्ति से सम्पन्न हो कर, उस 
आश्रम को समाप्त कर, समावत्त हो कर, गहस्थी मे प्रवेश कर के, जिस रोज्ञगार 
व्यापार व्यवसाय की ओर उस की प्रकृति झुकै, उस को कर सकता है, और उस से 
जीविका-लाभ कर सकता है, वैसे ही “एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छुति तस्व 
तत्‌?, अध्यात्मज्ञान को पा कर जो कुछ बासना-शेष रह जाय, चित्त मे जो वासना 
का अधिकार, प्रारूधशेष का अधिकार, और उस के कारण जीव को जो कुछ 
अधिकारिता, बच जाय, तदनुसार वह छोटी या बडी सिद्धियों साध कर जीवन्मु 
क्तावध्था में संसार का कार्य कर सकता है । वायु-यान, जल-यान, बना सकना भी 
एक सिद्धि है; इन को चला सकना भी एक सिद्धि है। ऐसे ही स्थूल शरीर से 
सूछम शरीर को निकाल कर मन माना घूम फिर सकना, यह भी एक बड़ी सिद्धि 
है । इन सिद्धियों की मात्रा में बहुत भेद होता है। पर ज्ञान के रूप मे भेद नहीं। 
जो ही ज्योतिष्मता छोटे दीपक मे है, वही सूर्य मे | प्रकाश-गुण एक है | पर 
प्रकाशन क्रिया के विस्तार मे, तेजस में, क्रियाशक्ति में, भारी भेद दै। ये 
सिद्धियों कमंसाध्य हैं । 


७. महा० | सिद्धियाँ, मुक्ति से मिन्‍न; सभी शिल्प, कला, सिद्धियों 


कमंणैव महेन्‍्द्वत्वं, ब्रह्मत्व चैव कमेणा, 
कमंणैव च रुद्गवत्व', विष्णुत्व' चेव करसणा । इत्यादि । 

जैसे एक छोटे मानव -राज्य में चौकीदार से ले कर राजा तक अधिकारियों 
की परम्परा संतत है, वैसे ही अनत अह्माडों के प्रत्रध मे; ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदि ईश्वर कोटि के मुख्य अधिकारियों से, ओर तदधीन मनु और इंद्र, सप्तर्षि 
ओर लोकपाल, से ले कर बहुत छोटे दर्जों तक। ( सूफी सकेत में, फरिश्ते, 
.कुत॒ब, औताद, अब्दाल, औलिया, नबी, रसूल, आदि )। और जैसे मनुष्य 
राज्य मे, जो अधिकारी कर्मचारक कार्यवाहक, जितना ही अधिक निस्स्वार्थ, लोक- 
हितैषी, विश्वासपात्र होता है, उतना ही अधिक अधिकार, अखितियार, सर्कारी 
फ़ोन श्रोर खजाना, उस के सुपुर्द किया जाता है, वैसे ही ईश्वरीय ब्रह्माडशासन 
मे भो जान पडता है। “अस्तेयप्रतिष्ठाया स्वेस्त्नोपस्थानम?” ( योगसून्न ); 
ज्यों ज्यों योगी की, अस्तेय के यम मे, ब्रत में, स्थिति दृढ होती जाती है, 
त्यों त्यो अधिक रत्न उस के पास आते हैं । यह सब चित्त-परिकर्म से साध्य है । 

विविध शाज्रों के ज्ञान से सम्पन्न भी शरीर-घारी साधारण मनुष्य, स्थूल 
शरीर से, आकाश में नहीं उड़ सकता, पानी के भीतर घंटों नहीं हब सकता | 
पर चिड़िया तो उड़ सकती है, मछज्ञी तो दूत सकती है। “जन्म-ओषधि-मत्र- 
तप+-समाघि-जा: सिद्धयः” ( योगसूत्र )। इन जन्‍्तुओं को वह सिद्धियोँ सह-ज, 
सह-जात, जन्म-जा हैं, जो मनुष्य को नहीं | विज्ञान से विदित द्ोता है कि कीटों 
को, चींटो चीटो को , फनगों पतंगों को, कुत्ते श्यगाल आदि पशुओं को, तरह 
तरह के अति सूकछरम गध और रग और रस के ज्ञान, बहुत दूर से भी होते ईं, 
जो साधारण मनुष्य को नहीं होते | जानवान्‌ मनुष्य यदि उड़ना चाहे, या हूपष 
कर पानी मे चलना चाहे, तो उस को बड़े श्रम से वायुयान वा अन्तर्जलचर 
वहित्र बनाना होगा, या उस से भी अधिक श्रम से योगमागा से अपने स्थूल 
सूच्रम शरीर में वह शक्तिया सम्पादन करना होगा। यह सत्र क्रिया-योग का 
विपय है। शुद्ध अध्यात्मश्ञान का नहीं। शुद्ध जान, सिद्धियों के अंत में भी, 
शाति का ही काम देता है। इस स्थान पर, यह ध्यान में रखना चाहिये कि, 
जो सिद्धिया, जो शक्तिया, इस समय मनुष्यों को सह-जात हैं, जन्मना सिद्ध हैँ, 


अनन्त अज-हरि-हरों का चलाने वाला- एक [ सम० 


वह सर परम अद्भुत, परम आश्रर्य-जनक हैं, उन से अधिक आश्चर्य-कारी कोई 
बोत:संतार मे न है, न हो सकती है; पर, “अति परिचियात्‌ अवजञा,” जो वस्तु 
अपने पास सदा रहती है, उ का अनादर होता है, तुच्छु समझी जातो है, जो 
दूर है, उस के लिये बढ़ा आदर, बढ़ी चाह, बड़ी खोज । 
महषय।5पि ऐश्वय-क्षय-दर्शनेन विविण्ण: कैबहपं प्रविशंत्ति । 
( शांकर शारीरक साष्य ) 
जत्र ब्रह्मा के निद्रा का समय पास आता है, और इस हेठ से जगत्‌ की 
शक्तियां शिथिल और मंद-गति होने लगती है, शौर इस कारण से महर्षियों 
की सिद्धिया, शक्तियां, ऐश्वर्य, ज्ञीण होने लगते हैं, तब्र वे भी निर्विए्ण, खिन्र, 
विरक्त हो कर, अधिकारिता से, जगत्‌ को अफ्नसरी से, ओददा-दारी से, विशेष 
विशेष विभागों की रखबारी के काम से, थक कर, फैवल्यपद, परमपद, विदेह 
मोक्ष, मे प्रवेश करते हैं। ऊपर योगवासिष्ठ के श्लोक का उद्धरण हो चुका है 
परमेष्ठी, हरि, भव भी शान्त हो जाते हैं। 
काग-सुधुएड ( योगवासिष्ठ में ) कहते हैं, 
ग़रुध्वाहने घृषभवाहनं, घृषभवाहन विहृगवाहनं, 
विहगबाहन॑ गरुइचाहनं, कलितजीवितः कलितवानहम्‌ । 
अपनी श्रति दीर्घ आयु मे, में ने विषपु को शिव, शिव को ब्रह्मा, तरह 
को विष्णु होते देखा है। इन सब छोटे से छोटे, बढ़े से बडे, अधिकारियों के 
पीछे, सत्र लीला का अकेला मालिक, वही केवल, “काएं कारणाना, 
परमात्मा है। अधिकारिता भी उसी की लीला का एक अंश है। 
ईंशचरः सर्वभुतानां हद्देशे, अजुन |, तिछति, **«, 
अआमसयन्‌ सचवभतानच यनत्नदारुद्दान, सायया । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमोंणि, सवेशः, 
अहंकारविमूढ्डात्मा कर्ता$हमिति सनन्‍्यते । ( गीता ) 
इंश्व ४, परमात्मा; सवभतानों, ब्रह्म विष्णुशित्रादीना जपि;. प्रकृते, 
प्रसात्मनः प्रकृतेड अदझ्ृ(रविमुद्‌ड/त्मा, ऋद्याद्योदपि । “अन-सानिनों में 
( भारवत्त ) । 


चट्ि + 


जा 


कक 


७, महा० ] वापक-पालक-लावक ' _ भ्रै७३ 


परमात्मा, ब्रह्मा-विष्तु-शिव आदि ऐशश्वरयवान, जीवों को भी श्रेमाता रहता 
है। उस एक परमात्मा की प्रक्षतिं से' ही यह सच संसार-चंक्र भ्रम रहा है; वही 
सत्र क्रियाओं की करने वाली है; ब्रह्मा आदि अपने को जो “श्रजः अर्थात्‌ 'अर- 
जात;? 'स्वयम्भू? ब्रह्मा मानते है, यह सत्र भो अहंकार का मोह है', साधारंण जीव 
तो इस मोह मे सने है ही, समभते हैं कि 'मे करने वाला हैँ?, यद्यपि सत्र 
कुछ करने वाला तो वह एक ही है। न्‍ हे प 

एक हो ऐश्वर्यवांन्‌ जीव, तीन रूप, ब्रह्मा-विषुु-शिव कां, कैसे ' धारण कर 
सकता है, तीनो के * कर्म कैसिे कर सकता है, इस का समाधान, ' पहिले, « अन्य 
प्रकारों से किया जा चुका है। 'एक बहुत सुगम' रीति से 'मार्कडिय पुराण के 
४२ वें अध्याय मे समझाया है--- 8..." अं ््िः 

यथा प्राग्‌ वापकः,  क्षेत्रपाछकः, लावकः तथ, 
एवं सः संजां आयाति अद्य-विष्णु-हर छात्मिकाँ । 

खेत का एक ही मालिक, “पंहिले त्रीज बोता है ( वापकः, वपन करने 
वाला ); फिर खेती का पालक' ( रक्षों करने वाला ) होता है; अंत मे लावक 
( लावनी करने वाला, काटने वांला ); 'वैसे ही एक ही ईश्वर जीव ब्रह्मा-विष्णु- 
हर तीन नाम धरता #ै, तीन काम करता है ॥ पर याद' रहे कि एक हो कर 
भी तीन अलग अलग भी होना आश्रय नहीं । एक ही मालिक, भिन्‍ने-मिन्‍न 
सहायकों सेवकों से, मिन्‍न प्रकार के काय कराता है।_' 

प्रणव की महिमा के वर्णनो की एक और अर्थ-परम्परा, इस प्रकार के 
तिद्धि-साधक क्रियायोग से सर्बंध 'रखने वाली, हो संक्रती है। प्रणव की 
उपासना, उन का एक मुख्य अग है। “यथामिमत्यानोंदू वो” कहते हुए भी, 
योगंसूत्र म फिर फिर प्रणव्भ्यास पर जोर दिया है। “ईश्वरप्रणिधानाह,??? 
“तस्य वाचकः प्रणव३,” “स्वांध्यायादिश्देवतांसम्प्रयोग:?, “स्वाध्याय; प्रणत्रादि 
पवित्राणा जप, मोक्षशात्राध्ययनं' चे, ” इत्यादि; अनाहत? नांद भी इसी का 
स्थात्‌ श्रति सूच्रम मूल अकार है | योग यूत्र में यद्यपि'यंह कहा है कि जिस ही वस्तु 
में मन लगे उसी का ध्यान कर के एकाग्रता साधना चाहिये, तौ भी यह सूचना 
पुनः पुनः की है कि ईश्वर का प्रणिधान करना चाहिये, श्रौर उस सर्वृक्ञ ईश्वर 


परम शब्द-सामान्य रूप प्रणव की ध्वनि [ सम० 


चेक्र/3>कार ही है, तथा स्वाध्याय मे लगे रहना चाहिये, और स्वाध्याय 
काअँथ है, प्रणव का जप और मोक्ष-शास्त्र का अध्ययन; इत्यादि | उपनिषदों 
में प्रतिज्ञा है कि प्रशय ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहति होती 
है। इस प्रतिशा का ठाक व्याख्यान तो, आधिभौतिक आधिदैविक शाज्नों के 
रहस्यों में निष्णात परमसिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं; जो “अ्रुतिप्रत्यक्षहेतवः” 
हों, सुनी बात को कर दिखा सकते हों । हम लोग कुछ यों ही समझ कर मन 
का सम्बोधन समाघान कर सकते हैं कि प्रणव की ध्वनि, गूँज, शब्दतन्मात्र, शब्द-' 
मात्र, शब्द-सामान्य का स्वरूप है, जो आकाश तत्त्व का व्यंजक, उत्पादक, गुण है; 
जैसे अन्य तत्त्वों वा महाभूतों के अन्य तन्मात्र, स्पशंसामान्य, रूप ( वर्ण-) 
सामान्य, रससामान्य, गधसामान्य; तथा जगत्‌ की सृष्टि की प्रक्रिया मे, प्राय, 
उपनिषत्‌ , दर्शानसूत्र, पूराण आदि मे, यह माना गया है कि, शब्द और आकाश 
से क्रमशः अन्य सब तत्त्व और गुण प्रादुर्भूत हुए, और उसी मे क्रमशः प्रतिप्रसव 
से लीन हो जाते है; जैसे म्तिका के सब विकार, मिट्टी की बनी सब्र चीजें, फिर 
मिद्ठी मे मिल जाती हैं, वैसे मिट्टी पानी में, पानी आग में, आ।ग हवा में, हवा 
आकाश में | यदि ऐसा है तो यह कहना उचित है कि आकाश के व्यंजक आरविष्का- 
रक प्रणव से सर्व जगत्‌ की ख॒ष्टि, स्थिति, संहृति, सब कुछ, होती है ध्वनिशक्ति, 
मन्त्रशक्ति, मन्‍्त्रशास्त्र, 'दी सायन्स आफ़ साउण्ड, सब्च इस स्थान पर चरितार्थ 
होता है। बिना इस शास्त्र के पनरुद्धार के, बिना अ्रव्यक्त शब्द अर्थात्‌ ध्वनियों 
की शक्तियों के ज्ञान के, वेद के कर्मकाडाश का अर्थ नही लग सकता | एक ही 
गूँज की ध्वनि, व्यक्तडक्षरहीन, थोड़े से भेद से दर्भसूच्क, थोड़े से मेद से 
शोकसूचक, वा भयसूचक, वा क्रोधसूचक, वा प्रश्न-सूचक, नेराश्य-सूचक, 
वर्जन, तर्जन, अनुमोदन, प्रोत्ताइन, अम्यर्थन, च्मापन, प्रसादन आदि बहुतेरे 
भावों की सूचक हो जाती है ; यथा, हों, हूँ, हूँ, है, ऐं, हाय, ओरो हो, इत्यादि | 
“ऋषीयणां पुनः आद्याना वाच॑ अरथॉड्नुधावति”; परमान्मा की अनभि- 
व्यक्त-कला-रूप पशुओं, पक्षियों, बालकों के विविध भाव, इसी एक आदि गुंज 
की बविक्ृतियों से सूचित होते है । चित्त के असख्य विकार, सभी, एक इस 
मूलध्चनि के तचदनुरूप विकारों से सूचित हो सकते हैं, और होते हैं ' 


४9. महा० ] अन्‌ आहत नाद की उपासना 


न्ब् 


ह। 


ओर प्रत्येक ध्वनिविकार से एक विशेष स्पदन, स्फुर्य, आकाश रत्न में 
पैदा होता है, और वह क्रमशः अन्य गुणो और महामतों और उन के विकोरों 
में परिणत होता है। प्रत्यक्ष ही, चित्त के प्रत्येक विकार, काम, ऋेध, ईर्ष्या 
भय आदि के अ्रनुरूप, मुख की आकृति मे, वर्ण, स्वर, हस्त पाद शआआदि की 
मुद्रा चेश् मे, सारे शरीर के रस रक्त श्रादि धातुओं मे, सभी अंशों में परिवर्चन 
हो जाता है। प्रणव-ध्वनि की उपासना सें, उस पर सयम करने से, स्थात्‌ इन 
विषयों का ज्ञान और तत्संबधिनी क्रियाशक्ति प्राप्त हो। 
नाद! की उपासना, (यथा ध्यानतिन्दु उपनिषन्‌ मे ), कुछ ऐसे ही मावों 
को ले कर स्थात्‌ चली है। घारणा और ध्यान के समय, बहिरिन्द्रियों का निरोध 
कर के, सब विषयों को क्रमशः सत्तासामान्य मे, अ्रस्मितरा-मात्र में, लीन कर के 
चेतना की धारा को छय न होने देते हुए, उसी सामान्य से, अपने भीतर, सत्र 
विशेषों को आत्मव्शता से, अपने अधिकार से, बुडिपूर्वक फैलाना, जो पहिले 
बाहर अ्रजुद्धिपूवंक, अध्वतत्रता से, परवशता से, अनुभव किये जाते थे-- 
स्थात्‌ ऐसे क्रियायोग से आात्मैश्वय का, नई नई सिद्धियों का, उदय होता हो । 
आध्यात्मिक दृष्टि से, प्रणव के तीन अक्षरों का बोधात्मक अर्थ, श्र॒ह-एतत्‌-न 
कै यह-नहीं ( हूँ ),! यह सवित्‌ ही, श्रखिल<र्थ देने वाली, चित्त की विवुक्ति 
शाति करने वाली, सच शक्राओ का समाधान, सब प्रश्नों का उत्तर, सत्र विरोधों 
का परिहार, सब अन॑त अ्रसंख्य भावों का महा-सम्न्वय करने वाज्ी है। इति | 
32 
सव बेदु॥ यत्पद्सामनन्ति, तफंसि सर्वाणि च यद्‌ चदन्ति, 
यद्‌ इच्उन्तों ब्रह्मचर्य चरन्ति, तत्‌ ते पद्म सड्महेण प्रचक्षगे--- 
३» इत्येतत्‌ । 

एतदू होवाक्षरं बह, एतद्‌ झोवाक्षरं पर, 

एतदेव चिदित्वा तु, यो यद्च्छति तस्य तत्‌। 

सर्ज, समान३ सर्वेण, सर्वों सवति स्वेथा, 

सर्थः सर्वेण संबद्धः, सर सर्वन्न स्वदा । 

स्वयं सदा संसरति, नित्य॑ प्रलीयते स्वय॒म्‌ , 


परमात्म-वन्दना [ सम 


(स्वयं जाप्नति भतेषु, निद्वंत्तः स्वपिति श्वयम्‌ | 
' स्वयं कर्माणि कुरुते, युज्यते च फलेः स्वयम्‌ , 
स्वयं बंधे निपतति, झुच्यते च तथा स्वयम्‌ । 
स्वय करोत्यय॑ सच, न किचित्‌ कुरुते स्वयम्‌, 
स्वयं सदैव स्च॑न्न स्व, किचित्रक न स्वयस्‌ | 
कृषपरिणति चेतः, क्लेशण्दय क्क चेढ, 
का च तव गुणसीमोल्कधिनी शश्वदद्धिः, 
इंति चकित अमदीकृत्य, मां, अक्तिर क्षाघादू, 
चरद्‌ !, चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारमस । 
अखसितग्रिरिससं स्यात्‌ कज्जलं सिधुपात्ने 
सुरतरुवरशाखा लेखनो , पन्न उचों 
लिखति यदि गृहीत्वा शारद[ सचकाल, 
तद॒पि तब गुणानां, ईश !, पार न याति । 
जानास्यधम, न च-से निवुत्तिः, जानामि धर्स, न च मे प्रवृत्ति: 
केन5पि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि । 
विश्वात्मा सर्थभताना ह॒द्देशे ननु तिष्ठति 
आमयन्‌ सर्वभतानि यत्रडारुढ़ानि मायया । 
सदुक्त॑ असदुक्त वा, तब श्रेरणयेत्र तत्‌ ; 
त्वदीयं वस्तु, विश्वात्मन्‌ |; तुभ्यसेव समपये । 
जीवात्मने नमस्तुभ्य॑ं, तुभ्य' सन्नात्मने नमः, 
स्थिराव्मने नसस्तुभ्य, नमस्तुर्भ्य 'चरास्मने, 
प्रकृताध्मन्‌ |, नसस्तुम्य, नमोस्तु विकतात्सने, 
नमो5व्यक्तात्मने तुभ्य, नमस्ते व्यजितात्मने, 
एक.नेकात्मने तुभ्य नमदष्च, पत्यगात्मने, 
सर्वात्मने नमस्तुभ्यं, नमो5सस्‍्तु परसात्मने । 
सत्यपि भेद्इपगमे, नाथ !, तवच5ह, न मामकीनरत्वम ! 
सामुद्रों हि तरगग, कचन समुद्दो न तार॑ंगः । 


(७. महा० ] 'पश्मात्मा की वन्दना 


देहजुद्धथा तु दासो5ह, जीवबुद्ध्या व्वदृशकः, 
भाव्मबुद्धथा व्वमेवाहम; त्रिधाउपि त्वां भजाम्यह । 
न<य॑ वेद स्वमात्मान यच्छक्तयाह॒धिया हृतः, 

त हुरत्ययमाहात््य भगध॑त इतोइछयहस्‌ । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा, 
बलादाकृष्य सोहाय महासाया अयच्छात हे 

दैवी होषा गुणमयी, तव माया दुरत्यया, 

स्वामेव ये प्रपथ॑ंते, मश्यएसेतां तरंति ते । 


मनस्विनो यज्ञपरास्तपस्विनो, यशस्विनों मंत्रदश- सुमंगरूाः, 
क्षेम न विदंति विना यद॒हंणं, तस्मे सुभद्व-अवसे नमो नमः 
यत्कीत्तनं यच्छुचर्ण यदहणं, यह्वन्दन यत्स्मरणं यदीक्षणं, 

जनस्य सद्यो विधुनोति क्ल्मष, तस्सें सुभद्व-क्रवसे नमो नसः 
भवद््‌गुणउनुस्मरणादू ऋते सततां निमित्त अन्यद्‌, भगवन्‌ |, न विद्यते, 
पिता चरेद्‌ बालूहितं यथा स्त्रय॑, तथा स्वमेव भहँसि नः समीहितु । 


भ्ज्ञानतिमिरांधस्य, ज्ञानॉजनशलाकया, 
नेन्रमुन्मीलितस्‌ येन, तस्मै सदूगुरवे नमः । 


जनो 5बुधोय, निजकर्मंबन्धनः, सुखेच्छया, कम समीहत्तेडपुखम; 
यत्सेवया ता विधुनोति असन्मति,धियं स नोउच्यात्‌ परमो गुरोशुरुः । 
स्रियःपतिय॑ज्ञपतिघधरा पत्तिरृचियांपत्तिरल्लोकपतिः प्रजापति, 

पतिर्गततिः संखतिभजितअत्मनाँ प्रसीदर्तां नो भगवान्‌ स्तांपतिः। 
भमर भयौ मै, कहा कियौ तौ, जौ तोहि अमर न कीन्हों, 

कठिनहु बहु, सहजहु है भति यह, भपुनद्दि आपा चीन्‍्दौ; 

करना बिबस महासुनि ज्ञानी सब याही सिख दीन्दोौ, 

भीतर भांखि फेरि देख्यों जिन तिन छिन भय जय छीन्‍्हीं। 

जेह दास भगवान कहै यह, जेइ दास भगवान सुनै, 

तेह्ट चीन्हि भगवान गुनन कौ, निगुन सगुन अभेद गुने | 


:#-प्रमात्मा की वन्दना 


 आा, 


32% ब्रह्म विदृधाति पूत, यो वै वेदांश्र प्रहिंणोति त्स्मै, 
99:6६ देव आत्मबुद्धि प्रकाशं, सुमक्षचः शरण प्रप्रयामहे ।* 
: 8% था देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च, विध्वाधिप्रो रुदो महर्षिः, _ 
हिरण्यमर्भ पश्यति जायसानं, सः नो बुद्धया छुमया संयुनक्त । ह* 
5» सर्वस्तरतु हुर्गाणि, सो भद्गाणि पश्यतु, 
सच: सद्वुद्धिमाप्नोतु, सब सत्र नंदतु । छ० 
्$ 


जे समाप्त ऋ 


(४00५५ 8५.08. 8+&0५५४9]प 05५, 
».[॥6 $60॥०४ ०0॥॥6 5 हा नह 


ी& 3ठ0ा०४ ९६०९2, (370 €०॥, ॥ 2858) 
चु॥6 $लद्ाए8 ० (॥6 दितरणा०ा5 + 

(40 ७वाातठा , ॥ छा००क्ा॥ा0०7 ) 

व्‌ृ॥6 $ठाशाए8८ रण 5626 ()ए2॥58600, 

णा व॥6 [.8५$ 0 (चैद्रयाप, शात ९११, 


एठ5 | & ॥, (५० गा, ॥ गिर) 


३४०. |, ०८०४ 2-8-0; ४०६05 
१0, ॥, 2007 2-0-0, 90805  * 49४ 
वृग्ा6 856९ रत वा 58०४० ५४००, 07 
वृशा७ #क्ञा8ए8४ ४४००8 ० (0898५४५8४॥8, 
3 ४०६४. (00 ० जाए) पर 
वृ॥४ $छछ7/०७ रण रि्वाए0), ०७" [४७ 
जिागलाएांहड. एणण $थ्याशदवा8.. '/द0९ 
शि।बा743 (0ण 6 छा, ए९ए राणा 
(070]९0०(८०0) 


- विाज्या।8, 0 5फ0069 ॥ 6 [॥#6०४ 6 


2फएका885, (07, रि६ 2.0-.0, 80205 
'चज्रञञाट 5४02॥87025, 0 [8|४६ ॥0॥ (१८ 
४0०88-४४४५४४8 
जिलशा.... एश5इएक्‍5.. चिठ्वंदा लशाएीट 
50062ावा ((2प 6 शि।ग) 


«6 टिंकाा॥३। (जा, छत 6॥ २७॥४४॥०१६, 


(नि 200णा ॥ ४५) 


- *एएणांव ए५३ भाव ॥5 (079 ("ज९-५४०॥० 


(04७ 870 ४४०५ रिश्वाशणा (( 890, 
650 9०) 


रि 


| 


[ 2 ।] 


शुं200णर्तक्ाए८ रात जिल्ाणाक्ष४ ॥0 6 
# १०28-58 & जि॥४५98,. (ए/0व65 ॥7 


90, ; छाएा5 ॥ शिष्ञीजी) *._ एां०ा रिउ. 3 0 0 
3,. 6॥76 उ6587 0 6 (श्ाशाए ए/णाव... ५ 0 7 0 
[4,. (णागागिफाधाडए, (5 (85७ शत (७2४ * * , 0 4 0 
[5..  #7टाशा 50पाणाड ए [र्चठठंदा ग्रिणेंशा5 ५ "५५, 0 8 0 
6, जैद्याबएध-ी)।शाा8-5%०), + (88वक्‍0,. 7' , *'0 8 0 

धिशाओंता, ४070826) *'.7_ «+« 205 8 , 5 १७ ० 
7, शिवापन्नीधाा8 (7 यिंधती) (30065) - ' » 60 ७ 0 
8 8/70]0॥ा३ (7 चिता). ' किक «०.» 2 0 0 
9,  जिह्ा॥०४-)]8घ78-58780 (3774, ॥]. 90, | 

पचा8070820 ) * नर ह 2 00 


20, एचैंद्याए. एथाएीवि5ड 0. थिशींडी | ४ (8098/ रिक्ात[॥/०४६ 
66865, 870 ०08 ॥ आिशीजी क्षा्त 0. 

2. *जिह्वा8ए8०१५५8-3[85778 (80, छदं &॥70 00ग्॒रागशांध्ष> ॥ ९४५8, 
था ॥0गरएए एशनंणा॥ यिधरवी 97790, 08 डि्वा]का28 9[8५॥7, 
०0णगणांध्व जातंशा'. 6. 50एश'रैंडाणा.. धार्त €ए00९ रण 
70 3॥888५2॥ 999) मा का ० 2000 0) 

गृ० ७६ ॥8० गणा। 6 'थचिध्ा28०, 6 0ीकव) 33० 9॥07, 
छटााभधाट5 (9; 2४50, ]॥6._[॥6050ए०. 7ए//५ाप४ [-0प56, 

00997, (च॥०/85. 3908 व्राक्माा्वे *ं ॥8/ 06 गिल वीइटा १०॥ 2 

3907 25० ; 8007255--०7.. 3॥4888एक॥ 85, ('3676/25 ((2७॥॥), 0! 

एथा|।आंल ० 009रणा$ ०॥ परी8 300५8 एणाछ, 789 98 ॥80 0० 

60907, >ि002४ 8 [806 0 टीश्राए8 एा0प0 70006. 


